( १०६ ) 


रहता है। इसलिये ऐसे बच्चे साधारण परिस्थिति में पढ़ने पर भी संचैगात्म क़ 
प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं । बच्चों के समुचित संवेगात्मक विकास के 
लिये स्वप्रकाशन और आत्मनिर्भरता ( Self dependence) आवश्यक 
होती है। इसके पक्ष में कई प्रकार के ओपचारिक प्रमाण (Clinical-evi- 
0९7८९) उपस्थित हैं। इसलिये माता-पिता को चाहिये कि बच्चों के इन 
कार्यो में अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगावें । 

(७) उत्तेजक परिस्थितियों का शानः--जिस प्रकार उपयुक्त अंग 
बच्चों फे संवेगास्मक नियंत्रण और संतुलन मं सहायक होते हैं उसी प्रकार 
उत्तेजक परिस्थितियों और उत्तेजनाओं का सम्यफ ज्ञान भी उनके संतुलन और 
समुचित विकास में सहायक होता है । बच्चे को जिस परिस्थिति या उत्तेजना 
से भय, क्रोध या रजा का भाव उत्पन्न होता हे यदि उसके वास्तविक स्वरूपः 
का दिग्दर्शन करा दिया जावे तो वह उस संवेग का शिकार नहीं बन सकता 
और अपने में आसानी से संवेगात्मक संतुलन छा सकता है। ऐसे कितने 
उदाहरण हम लोगो को अपने जीवन में मिलते हैं कि यदि वच्चे को यह 
समझा दिया जाता है कि अंधेरे से डरना व्यर्थ है क्योकि उसमें कोई तत्व 
नहीं रहता तो पुनः वह अंधेरे में भयभीत नहीं होता। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि परिस्थिति अथवा उत्तेजना का सम्यक ज्ञान संचेगात्मक सन्तुलन. 
के लिये अपेक्षित है । 

ये जितने अंग व्यक्त किये गये हैं वे सभी बच्चों को संवेगाव्मक विकास 
में समुचित सहयोग प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसमें संवेग्रात्मक 
सन्तुङन देखने में आता है । इसलिये इन उपर्युक्त अंगों का अभाव ही बच्चों 
के संवेयात्मक असन्तुलून का कारण होता हे जिससे आगे चळ कर उनके 
जीवन में संवेगात्मक परिपक्वता का पूर्णतः अभाव रहता हे । 


७. संवेग-अध्ययन-पद्धतियाँ 
( Methods of Studying Emotions ) 


प्रौढ व्यक्तियों के विभिन्न संवेगो की परीक्षा करने के लिये वर्तमान 
में कई मनोचेज्ञानिक पद्धतियाँ प्रचलित हैं । किन्तु, उन सभी पद्धतियों 
का च्यवहार बच्चों के संवेगो को जानने के लिये करना असम्भव है । हां, 
कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनसे वाळ संवेग पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है और ऐसी 
आशा की जाती है कि सज्निकट भविष्य में इप दिशा में भी किसी प्रकार का 
अभाव नहीं रह जायेगा। इम यहाँ पर उन्हीं पद्घतियों पर संक्षिप्ततः 


( १०७ ) 


प्रकाश डालेंगे जिनका प्रयोग मनोवेज्ञानिक जगत में बाळ संवेग की जानकारी 
करने के लिये होता है । 

(१) भावभंगी तथा व्यवहार निरीक्षण-पद्धति ( Method 
of Studying facial expression & overt behaviour):— 
बच्चों फे संवेग को जानने के लिये सनोवैज्ञानिको ने उनकी विभिन्न भाव 
भगियों का निरीक्षण करने की विधि प्रचलित की है। उनका कहना है कि 
बच्चे विभिन्न संवेगों का प्रकाशन विभिन्न व्यवहारो से करते हैं। इसकी 
प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिये शब्ज प्रभ्रति कई विद्वानों ने बच्चों की 
विभिन्न अवस्थाआं को चित्रित करके अन्य लोगो से उनकी संवेगात्मक प्रति- 
क्रियाओं का निर्णय कराया है और उन्हे इसमें सफलता भी मिली हे । किन्तु, 
शेरमन आदि ने जो प्रयोरा इस सम्वन्ध में किया उससे यह स्पष्ट है कि यह 
पद्धति अत्यंत विइवसनीय नही है, क्योंकि न्यायाधीशों ( ]५६९७) ने एक 
ही संवेगाप्सक प्रतिक्रिया को कई नामो से भभिन्यक्त किया है । वस्तुतः कुछ 
अंशों में इस विधि से बच्चों के संवेगो का ज्ञान होता हे, किंतु वह ज्ञान 
अधूरा कहा जायेगा, क्योंकि कई संवेगो का प्रकाशन एक ही भावभंगी से 
अथवा कई भावभंगियों से एक ही संवेग का प्रकाशन वच्चे करते है। 

(२) वेद्युतिकत्वक प्रतिक्रिया-पद्धति ( Method of psychor 
galvanic Reflex ):-शिश्षुओं के संवेग को जानने के लिये आजकल 
विद्युत यंत्रो का भी सहारा लिया जाता हे। इनके द्वारा उनके संवेगो का 
ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह होता है। सामान्यावस्था मे चर्म अवरोध (5६7 
7९5527C९) में भी सामान्यता रहने के कारण एक नियमित रूप 
रहता हे, किंतु संवेगाचस्था मे इस अवरोध में दिथिलता आ जाती हे। हम 
इस अवस्था को वेद्यतिकत्वक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। सम्प्रति जिस यंत्र 
का प्रयोग प्रायः संवेग जानने के लिये होता है उसे अंग्रेजी भाषा में साइको- 
गालवेनोमीटर कहते है । वस्तुतः यह यंत्र बच्चों के संवेगो का पर्याप्त और 
प्रतिपन्न ज्ञान देता हे । किंतु, सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते - 
क्योंकि इसके प्रयोग द्वारा संवेग अध्ययन करने के लिये इसके कोदाल्य विशेष 
हैं जिन्हें जानना आधश्यक है । 


(३) आंतरिक परिचर्तच-निरीक्ष 
ternal observation)$——ारीर 
करके बच्चों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे । 
वर्तनों में हृद्यगति, नाडीगति, रक्तचाप ( Blood pressure 


ण-पद्धति ( Method of In 
के आंतरिक परिवर्तन का निरीक्षण 
इन आंतरिक परि- 
), रक्तसंचार" 


न 


4 


le vm अर ह्त 
| 


CT] 


np ee fer TT एक NPT Sh 


\ 


ns \ 


र्ट) 
Tes 


t 





\ 





gm 


कुळपाति--विहार विश्वविद्यालय 


श्री शयाषनन्दन सहाय, एम, पी, 


शो es 


राए के नोनिहाळों के नैतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक 
विकास के लिए सतत प्रयद्धशीळ, 
विहार-विइ्चविद्याळय 
के प्रथम 
छुरूपति 
श्री इथासनत्दन सहाय, एल० पी० 
के 
कर-कमलों में सादर 


RR की bs FD 
eT > क 
८ कि 


भूमिका 

विश्वविद्यालयों के पाव्यक्रम को ध्यान सें रखकर पाण्डेयजी ने प्रस्तुत 
“बाल मनोविज्ञान? लिखा है| विकासात्मक दृष्टिकोण से बच्चों की सामान्य 
तथा अप्तासान्य अवस्थार्थ की ससुचित व्याख्या इस पुस्तक का विषय है। 
युस्तक के अन्त में बच्चो के सस्चुचित पारन-पोपण फे लिए उनके शारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य के चन्द पहलुओं का भी उल्लेख कर दिया गया है। 
इस पुस्तक सें भापा की सरलता, विपय की राम्भीरता तथा तथ्यों का सुन्दर 
समावेश हे । लेखक ने स्पष्ट तथा संयित ढंग से विषय का विवेचन किया 
है । निस्संदेह यह पुस्तक एक बहुत बड़ी कसी को पूरा करती है। मेरा पूर्ण 
विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से विद्यार्थी, शिक्षक और बाळहितैषी 
काफी लाभान्वित होंगे । 


इस पुस्तक के प्रणेता श्री जगदानन्द पाण्डेय का परिचय देना में 
आवश्यक नहीं समझता । हिन्दी में मनोविज्ञान की जो सेवा इन्होंने की है 
वह मनोविज्ञान प्रेमियों से छिपी नहीं। मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं 
पर सफल पुस्तक लिखने का श्रेय पाण्डेय जी को है। सझुझे अपने शिष्य की 
इस सफलता से अतिशय प्रसन्नता है । 


है| अवधकिशोरघप्रसाद सिह 
पटना विश्वविद्यालय | एम ए०, एस० पस-सी०, पी-एच० ढी०(मिचिगन) 
अध्यक्ष, 
२७-६५६ | मनोविज्ञान विभाग, 


) पटना कॉलेज, परचा । 


अपनी बात 


बाल सनोविज्ञान! अपने विषय की पहली था अकेली पुस्तक हो, ऐसी 
बात नहीं; अँग्रेजी ओर हिन्दी दोनों ही भाषाओं में कई पुस्तकें पिछले कुछ 
वर्षों में प्रकाश में आई हँ । अच्छी पुस्तकों की भी कभी नहीं कही जा सकती। 
किन्तु, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाव्य-क्रम के अनुकूल पुस्तको का अभाव 
अवश्य है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों ने कई बार अपनी असुविधा व्यक्त की । 
उनकी कठिनाई और आग्रह ने मेरी अभिरुचि को तीब्र कर मुझे मनोविज्ञान 
के इस क्षेत्र पर भी कलम उठाने को बाध्य कर दिया। प्रस्तत रचना उसी 
दिशा में एक प्रयास है जिसमे उनकी सुविधा के साथ-साथ बाळ सदोविज्ञान 
की वेज्ञानिकता को सरळ भाषा मे निभाने की चेष्टा की गयी है । यदि विद्या- 
थियों का इससे कुछ भी उपकार हुआ और मनोविज्ञान की किंचित्‌ सेवा हुई 
तो मुझे अतिशय सन्तोप होगा । पुस्तक की भापा ओर पारिभाषिक शब्दों की 
सरलता पर यथेष्ट ध्यान रखा गया हे। प्रामाणिक हिन्दी पारिभाषिक शब्दो के 
अभाव में मेने कई जगह स्वेच्छा से काम लिया है और इसी से उनके बगल 
में अँग्रेजी शडदो को भी लिख दिया गया है । बच्चों के विकास के सामान्य 
ओर असामान्य दोनो पहलुओ की व्याख्या इस पुस्तक में की गयी है । किताब 
शुरू से आखिर तक विकासात्मक इष्टिकोण से लिखी गयी है। सबसे अन्त 
में बच्चो को मानसिक ओर शारीरिक रूप से क्रिस प्रकार स्वस्थ रखा जाय, 
तथा उनका पाळलन-पोपण किस प्रकार से हो, जिसमें वे अपने व्यक्तित्व का 
ससुच्ित विकास कर सके, इसका भी उल्लेख कर दिया गया हे। आशा है 
इससे माता-पिता तथा शिक्षक लाभान्वित होगे । 

राष्ट्र के बच्चों के पूर्ण विकास के लिए सदैव प्रयत्नुशील बिहार विश्व- 
विद्यालय के प्रथम कुलपति सर्वश्री इयामनन्दन सहाय, एम० पी० ने पुस्तक 
का समर्पण स्वीकार कर मुझे जो गोरव दिया है उसका आभार व्यक्त करने में 
सै सर्वथा असमर्थ हूँ। 

घुस्तक की भूमिका मेरे श्रद्धेय गुरुवर डॉ० अवधकिशोरप्रसाद सिंह, 
एम० एु०, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० ( मिचिगन ), अध्यक्ष मनोविज्ञान 
विभाग, परना कालेज ( पटना ) ने लिखकर अपनी जिस उदारता का परिचय 
दिया है, उसे व्यक्त करना उनकी महानता के अजुरूप नहीं। वस्तुत सेने 


( २ ) 


सनोचिज्ञान का अध्ययन और ज्ञानोपार्जन अपने गुरुवर के चरणों सें बैठ कर 
ही किया है । घुरतक की रचना मेरे प्रिय शिष्य प्रो० काशीनाथ झा, एम० एु० 
अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, बीरगञ्ज कॉलेज, बीरगञ्ज ( नेपाळ ) के विद्यार्थी 
जीवन सें हुई । इसका निर्माण उन्हीं की बोद्धिकता, त्याग ओर भक्ति के 
"फलस्वरूप हुआ है। 

पुस्तक के प्रकाशन, प्रुफ-संशोधन, अभिनव तथ्यों के समन्वय और 
सापा के परिमार्जन मे मेरे प्रिय छात्र श्री छाला इन्दु-भूषण, बी० ए० (आनख) 
[ वत्तमान एम० ए० (अन्तिम) छात्र ] ने अपनी जिस प्रतिभा, व्याग ओर 
कार्यपडुता का परिचय दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना थोड़ा 
होगा । 

अन्त सें, में अपने प्रकाशक को धन्यवाद देना अपना कत्तव्य समझता 


हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित कराने में काफी सुस्तैदी से काम 
लिया है। 


छंगटसिह काँलेज 
सुजफ्फरइर ( विददार ) जगदानन्द पाण्डेय 
२८-६-५६ 


[a (५ 
विषय-सूची 
sf 
पहला अध्याय id १-१८ 
विषय-प्रवेश 
१, बाल-जीवन का महत्व २. बार-मनोविज्ञान की परिभापा ३. ५ 
विषय-विस्तार (507९) ४. वाळ मनोविज्ञान का ध्येब ५, अध्य- 
५“ यन विधियों (0 ९(॥005) ६. उपयोगिता | FE 


न 


a 
4 


दूसरा अध्याय श” १९-३२ 
आलुवंशिकता और वातावरण (Heredity & environment) » 
१, विपय-प्रवेश २, आनुवशिकता ओर उसका महत्व ३. वातावरण 
तथा उसका महत्व ४. आनुवशिकता के नियम (Laws of 

heredity) | 


तीसरा अध्याय ३३-६४ 


नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्सक विकास 
(Neonate and its sensory & motor development) 


* १, नवजात दिश्य (Neonate) २, ज्ञानात्मक योग्यता ३, क्रिया- 
त्मक योग्यता ४. अन्य क्रियात्मक शक्तियों ५. शानात्मक विकास ६, 
क्रियात्मक-विकास ७, शारीरिक कोशळ-विकास (\274] 5ंहा| 
development) ८. ऐच्छिक गति की प्रतिपन्नता एव शीघ्रता ९. 
मूठशक्ति (Strength ०f ६8770) १०. क्रियात्मक कोशलो 


के प्रशिक्षण का सुझाव । il न 
चौथा अध्याय ९४ ६५-८० 
भापा-विकाख (Language development) 


१, भापाःविकास २. संख्यात्मक विकास (Quantitative deve- 
lopment) ३. भाषादोष ४. भाषा-विकास को प्रभावित करने 
बाळे अंग ५. भाषा-अध्ययन-विधियों ६. भाषा की उपयोगिता | 


है] ® 


EES 

FN 

पाचवा अध्याय Conn 
संवेगात्सक विकास (Emotional development) 
„ १, सवेग का स्वरूप २, सवेगो का आरम्भ ओर _इन्नका विकास ३ 
>संवेगात्मक-विकास मे परिपक्वता ( 74६07200 ) तथा शिक्षण 
का स्थान ४, विशिष्ट सवेग-प्रेम, क्रोध तथा भय ५, अवाछनीय 
सवेग-निराकरणन्पद्धतिया ( Methods of eliminating 
undesirable emotions) ६, सवेगात्मक नियन्त्रण और 
स्थिरता ७. सवेग-अध्ययन पद्धतियो ८. सवेग का बाल्य-जीवन 
से महत्व | 


छठा अध्याय जि १११-१२९. 


सासाजिक-विकास 


१, विपय-प्रवेश २. साभाजिक-विकास ३, सामाजिकता ओर नेतृत्व 
(Sociability & leadership) ४. बच्चो में स्वत्वभाव 
(Feeling of 0wnneS5) ५. बच्चो मे शक्ति-प्रदर्शन (Self 
255९700) ६. सामाजिक-विकास के विभिन्न अग ७, सामाजिक 
व्यवहार के अध्ययन को पढतियाँ । 


सातवां अध्याय ` १३०-१४७: 
बुद्धि-विकास (ोIntellgence development) 
१, युद्धि का स्वरूप २. चुदडधि-विकास ३. बुद्धि-वितरण (Distri- 
bution of intelligence) ४. वंश्ानुक्रम तथा बुद्धि ५. बुद्धि 
तथा वातावरण ६. बुद्धि तथा लिंग-भद्‌ (Sex difference) ७, 
बुद्धि ओर जाति-भेद (२०8८०) difference) ८, मानसिक- 
आयु (Mental 22८) चुद्धि-उपलब्धि (Intelligence 


quotient 07 ], (2.) १०, घुद्धि-सापक पद्धतियॉ ११. बुद्धिमाप 
की डपयोयिता । 


ww 
२८ आठवा अध्याय १४८-१७८ 
“2 शिक्षण और उसका विकास 
१, विपव-प्रवेश २, शिक्षण का स्वरुप ३, शिक्षण तथा परिपक्वता 
४. भिन्षण-सिद्धान्त ५, शिक्षण-नियम (Laws of learni ng) 


शिक्षण-चक्र (Learning Cur ९5) ७, शिक्षण-स्थानान्तरण 


( ३ ) 


{Transfer of learning) 2. शिक्षण के विभिन्न अंग 
(FaC£०75) ९, प्रौढ़ और बच्चो के शिक्षण मे अन्तर १०, बास्य- 
जीवन से शिक्षण का महत्व । उ 
नवो अध्याय १७९-२०४ 
कट्पना-चिकास (Development of imagination) 

१, कल्पता का स्वरूप २. कव्पनोत्ादक परिस्थितियों ३. 
-कल्पना-प्रकार ४, बाळ-कल्पना की विशेषताएँ ५, प्रौढ़ तथा बच्चो की 
कल्पना से अन्तर ६. बालको के काल्पनिक साथी ७. कल्पना विकास 
के सहायक अग ८. बालको की कहानियाँ ९. बालको की चित्रकारी 
(Drawing of children) १०, बाळ-चित्रकारी मे कल्पना 
की अभिव्यंजना ११. बच्चे और वयस्क की चित्रकारी मे अन्तर १२, 
-वास्य-जीबन मे कल्पना का स्थान | > 

दसवाँ अध्याय ५ २०५-२२४ 

खेळ और उसका विकास 

२. व्याख्या ओर स्वरूप २. खेल और काम (\४07) में अन्तर 
३. खेल कै प्रकार ४, खेल को प्रभावित करनेवाले अग ५, खेळ के 
सिद्धान्त (Theories 0f play) ६. खेळ के अध्ययन की पद्धतियाँ 
७. खेल की बाल-जीवन मे उपयोगिता | 


ग्यारहवाँ अध्याय RR २५-२३८ 


चिन्तन-निकाख ( Concept ) 
१, विषय-प्रवेश २. चिन्तन का खरूप ३. सामान्य-प्रत्यय का विकास 
४. विशिष्ट-प्रत्यय-विकास ५. चिन्तन-प्रकार ६, बाल चिन्तन की विदो- 
पताएँ ७, वाळ तथा प्रोढ़ चिन्तन मे अन्तर ८, चिन्तन प्ररिक्षि्ण। | 


बारहवाँ अध्याय २३९-२६१ 
चारित्रिक तथा धार्मिक विकास ४” 
( Character & Religious Development ) 
-चरित्र-चिक्रास ढ़ 
।- = चरित्र का स्वरूप २, चरित्र-चिकास की विभिन्न अवस्थाई ३. 
चरित्र-विकास को प्रभावित करनेवाले अय ४. चरित्र-अध्ययन- 
विधियों ५. चरित्र-प्रशिक्षण । 


धार्मिक-विकास ेल्‍ 
१, धर्म का अर्थ २. शिश्रु जीवन मे धर्म का आविर्भाव और विकास 
३. धार्मिक विकास को प्रभावित करनेवाले अग ४, धार्मिक प्रशिक्षण 
( Religious trainin ) ५. बाल जीवन से धमं का महत्त्व | 
-„ तेरहवो अध्याय २६२-२८८ 
व्यक्तित्व और उसका विकास 
१, व्याख्या ( व्यक्तित्व ) २. व्यक्तित्व-विकास ३. व्यक्तित्व कै अंग 
४, व्यक्तित्व के शीलगुण ( [72:६5) ५, व्यक्तित्व-प्रकार ६. 
व्यक्तित्व-मापक पद्धतियाँ । . 
जा ~ र 
८ चोदहवा अध्याय २८९-३१० 
वाळ-असंलुळन ( Maladjustment of children ) 
१, अँगूठा-चूसना २. नख काटना रे. स्पद-विक्कति ( Tc5 ) ४, 
दिवास्वप्न ( Day Dreaming ) ५. हीन-भाव (Inferiority 
fe९]in) ६. हस्तमैथुन ( Masturbation ) ७, समजाति 
लेगिकता ( H0॥05९५०];६ ) | 


पन्द्रहवाँ अध्याय ३११-३२७ 
वाल-अपराध ( Juvenile delinquency ) 
१, व्याख्या २. वाल-अपराध के कारण ३. वाळ-अपरावियों का 
सुधार ४, प्रमुख वारू-अपराध ५. वाळ-अपराघ के प्रभाव | 
सोलहवाँ अध्याय ३२८-३३६. 
चालकों का पाळन-पोपण 
१, बारीरिक स्वास्थ्य २, मानसिक स्वास्थ्य | 


पहला अध्याय 
विषय -परवेचा (Introduction) 


१, वाळ-जीचन का महत्व 


प्राचीन काळ से ही विद्वानों ने बाळकाळ के भहत्व को स्वीकार किया 
है । जब हम विभिन्न महापुरुषों के जीवन-वृत्तान्त का अध्ययन करते है तो 
हमें उपयुक्त कथन की सत्यता मिळती है। विश्वविख्यात यूनान निवासी 
अफलातून (?]20) ने बालजीवन तथा उसके स्वरूप के सम्बन्ध में काफी 
प्रकाश डाला हे । भारतीय ऋपि-सुनियो का क्या पूछना ? उन लोगों ने जो 
महत्वपूर्ण कार्य्यं इस दिशा में किया हे, वह संस्कृत के विद्वानों से छिपा हुआ 
नहीं । भले ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित विद्वान्‌ हमारे ऋषि-सुनियों 
की देन को अचेज्ञानिक घोषित कर उनके महत्व को स्वीकार न करें, अथवा 
उनकी खोजों की अवहेलना करें किन्तु हम उनसे सहमत नहीं हैं । हाँ, इतना 
जरूर है कि आधुनिक युग में विभिन्न मनोवैज्ञानिको ने अपने अथक प्रयासों 
के प्रसाद से साधारण जनता को भी इसके महत्व को प्रदरित करते हुए यह 
प्रमाणित कर दिया हे कि हमारे जीवन की सफलता अथवा असफलता बाळ- 
जीवन के निर्माण-प्रकार पर ही निर्भर करती है। घस्तुतः यह ऐसा काळ है 
जिसे हम शिक्षणकाल ( Le27nin ९704.) कहे तो अव्युक्ति नहीं 
होगी, क्योकि यही हमारी जीचन-भित्ति की नीव हे। हम भाषा, कोशल 
आदत आदि इसी अवचि में सीखते हैं । विश्व ज्ञान का आविर्भाव इस समय 
आविर्भूत होकर हमारी प्रोढ़ावस्था, में पूर्णतः विकसित होता है। हमारे व्यव 
हार संघात (Behaviour Pattern) की नीच बाळःजीवन में ही पड़ती 
हे, जिसके प्रभाव से हम जीवनपर्यन्त प्रभावित होते हैं। हमारे व्यक्तित्व 
निर्माण का श्रेय हमारे बचपन को ही हे । प्रसिद्ध विद्वान फ्रायड ने जीवन के 
विभिन्न सामान्य (\07m02]) और असामान्य (^0707774]) व्यवहारो 
के कारणों का रहस्य बचपन की अजुुभूतियों को ही व्यक्त किया है। 
वाट्सन ने भी “बच्चों को मनोचुकूल बना सकते हैं? कह कर इसी की सहत्ता 
घोषित की हे । कहने का तात्पर्य यह है कि हम बचपन में जो कुछ सीखते 
हैं उसी के अनुकूल हमारी जीवन-शैली ( 5£।९ ०६ ॥£९ ) निर्धारित 


( २ ) 


होती है। थोड़े शब्डों में हम यही कह सकते हैं कि जैसा हम अपने 
वचपन सें बन जाते हैं वही जीवन भर बने रहते है। अतः इसके महत्व का 
जितना सी वर्णन किया जाय वह थोड़ा है। 


2 जनिता की परिभाषा 


हम ऊपर थोड़े शब्दों में बचपन के सहत्व का डढलेख कर छुके हैं, 
इसलिए इस स्थान पर॒बाल-मवोविज्ञान की परिभाषा पर मरकाश डालना 
आवश्यक किंतु परिभाषा देने से पहले हम इतना कह देना जरूरी सम- 
झते हैं कि मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह यह भी एक शाखा 
(87270) है जिसका एक मात्र सम्बन्ध बाल-जीवन के विभिन्‍न पहलुओं 
से है। इसलिए हस यही कह सकते हैं कि बाळ-मनोविक्ञान .,.वह समर्थक 
या विधायक (05707९) विज्ञाच है जो बच्चों के शारीरिक (Physical) 
ओर सानसिक विकास (Mental Development) के विभिन्‍न पहलुओं 
का अध्ययन जन्मकाल से परिपक्वता (87:7) तक करता है ।. कहने 
का तात्पर्य यह है (कि यह इस वात की खोज करता है कि जन्म के, समय 
बच्चो मे कोन-कोन सी शारीरिक तथा मानसिक शाक्तियाँ (Capacities) 
सोजूद रहती हैं ओर उनका विकास क्योकर होता है ओर समुचित विकास 
लिए कोन-कोन सी वाते आवश्यक है । इसे ओर भी रपष्ट करने के लिए 
कहा जा सकता है कि यह नाळ जीवन का अध्ययन विकासात्मक (D९४९]- 
“° o0pena]) इष्टिकोण से करता है। इसलिए कुछ मनोवेज्ञानिकों ने इसे 
तिकासास्मक-मनोविज्ञान कहा है ओर उनका ऐसा कहना सर्वथा उचित भी 
है क्योंकि इसमें वद्धे के विकास का ही अध्ययन किया जाता हे । अब हम यह 
देखे कि हमारी ऊपर की परिभाषा उपयुक्त हे अथवा नही । इसकी उपयुक्तता 
का ज्ञान हमे स्पष्ट हो जायगा यदि हम इससे घयुक्त विभिन्न पहलुओ की 
साथकता को विवेचना कर ले। जेसा कि हम जानते हैं, बाल मनों विज्ञान 
का, जैसा कि इस पद से ही स्पष्ट हे, जध्ययन-विपय (S५bject-Matter} 
बाल सन है । इसलिये इसको वाळ-सनोविज्ञान कहा जाता है। समर्थक या 
विधायक विज्ञान की विदेचना करने के पहले यह व्यक्त क्र दे ता जरूरी है 
कि विज्ञान दो तरह का होता हे जिसे दे निर्धारक (N07 mative) 
तथा विधायक दिज्ञान कहते हैं। आदर्श निर्धारक चिज्ञ'न अपने आलोच्य 
विषय सा अध्ययन एक माध्यम अथवा आदर्श के आधार पर करता है जिसका 
सम्बन्ध चाहिये! से रहता है। इस कोटि के अन्तर्गत सौन्दर्य विज्ञान, 


( हे 9 


आचार विज्ञान आदि हैं । किंत, विधायक या समर्थक विज्ञान के सामने अपने 
आलोच्य विषय का अध्ययन करने के छिये कोई माध्यम नहीं रहता है ! 
इसलिये यह अपने अध्ययन विषय की वास्तविकता का ही बर्णन करता हे । 
इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे वर्णनाव्सक विज्ञान कहा है । इसे दूसरे शब्दों में 
हम यह कह सकते हैं कि इसका सम्बन्ध जो उपस्थित रहता है, उसी से 
रहता है। क्या होना चाहिये, उससे नहीं। इन दो विज्ञान-कोटियों की 
बिञ्ञेपताओं को ध्यान से र खते हुए बाल-मनोविज्ञान को हस समर्थक विज्ञान 
ही कहेंगे, क्योंकि यह वच्चो के मानसिक (\€72]) और शारीरिक विकास 
का अध्ययन उनकी वारतविक अवस्थाओं से करता है। अव शारीरिक और 
मानसिक विकास पदो की सार्थकता और उपयुक्तता इतना ही कह कर व्यक्त 
की जा सकती हे कि बाळ मनोविज्ञान के लिए बच्चो के शारीरिक और भान” 
सिक दोनों ही विकास महत्वपूर्ण है ; क्योकि एक के बिना दूसरे का अध्ययन 
अधूरा तथा असन्तोप पूर्ण होगा । फिर यह अपने को उनके जन्म से लेकर 
उनकी परिपक्वता तक इसलिए सीसित रखता है कि बाळन्जीवन का अंत 
परिपक्कता के आने पर हो जाता है और प्रायः सभी अकार की शक्तियों 
का पूर्ण विकास इसी अवधि भे हो जाता है। अतः यह जन्म से किशोरावस्था 
तक (Add esterc के विभिन्‍न विकासो का अध्ययन करता है। उसके 
बाद का अध्ययन करना तो सामन्य मानोविज्ञान का कास है। विज्ञान पद की 
व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि हस पहले ही स्वीकार कर 
चुके हे कि यह एक विज्ञान है कारण, इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएँ हैं । 
इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा में व्यचहृत सभी पदो की सार्थकता और प्रति- 
पन्चताओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते है कि उपर्थुक्त परिभाषा 
पूर्णतः ठीक हे । लेकिन, यहाँ पर स्मरणीय है कि आजकल विद्वानों की 
अन्वेषण अभिरुचि बच्चो के गर्भकाळ से ही मारम्भ होती है, अतएव इस 
तथ्य को ध्यान मे रखते हुए हमारा यह कहना अज्नुपयुक्त बही होगा कि बाळ 
मनोविज्ञान वह समर्थक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक 
विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भेकाळ से परिपक्तता तक 
करता है । 


४८६, विषय-विस्तार ( 5०07० ) "ˆ 


बाळ सनोविज्ञान का विषय-विस्तार सामान्यतः बालमन कहा जा 
सकता हे तथा इसी फे अध्ययन के लिये यह बालकों की विभिन्न शक्तियों 


( ४ ) 


और प्रतिक्रियाओं (Responses ) के आविर्भाव, विकास तथा स्वरूप 
का अध्ययन करता है। यह उनके प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित (07tr0]) 
करने का प्रयास करता हे। इसलिये इसके लिये बच्चों के प्रव्येक ब्यवहार के 
स्वरुप और विकास के प्रत्येक अंग को जानना आवश्यक हो जाता हैं। यह 
बालकों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, जिन नियमों ओर सिद्धान्तो 
( Principles ) का परिपालन करना जरूरी हे, उन सब का भी अध्ययन 
करता हे । ऐसा करने से वाळमन की विभिन्न अवस्थाओं के स्वरुप को 
जानना जरूरी होता है । अतः यह सन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रात 
करता है। इसके अध्ययन का एक मात्र विषय है विभिन्न प्रकार के बाळ- 
ब्ययहार का रवरूप, आविर्भाव और विकास । बच्चो का शिक्षण क्योंकर 
होता है और उनके व्यवहार में समाज के कारण केसे परिवर्तन होता है 
अध्ययन करना इसका काम है। बच्चो के खेल-कूद, व्यक्तित्व (P€750na- 
|it9), चरित्र (Chadrac{९7) आदि के आविर्भाव ओर विकास भी इसके 
अध्ययन विषय के अंतर्गत आते हैं। उनमें. भाषा, संवेग (Emf0t0n), 
भाव (F€€]77९), प्रत्यक्षीकरण ( Perceएti0n ) आदि का कब ओर 
कैसे उत्पत्ति होती है तथा उनका विकास कम क्या है, इसको भी जानना 
इस मनोविज्ञान का कास है। यह उनके विभिन्‍न शारीरिक पहलुओं की भी 
जानकारी प्राप्त करता हे,क्योकि सन और शारीर का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध 
होने से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । इतना ही क्यों, यह तो बच्चों के 
असंतुलित अभियोजन (\4]-40]57९7£) के विभिन्न कारणों तथा 
उनके निराकरण के साधनों की भी जानकारी रखता €ै। बच्ची का हुतळाना 
विभिन्न मानसिक व्याधिया (Mental [25625९5) तथा अन्य अकार के 
दोप, मानसिक स्वास्थ्य (\€nf2] H५९।९१९) के विभिन्न सिद्धान्त 
नतिकता ओर धार्मिकता आदि सभी इसके अध्ययन विपय है। कहने का 
सारांश यह है कि वाळ सनोविज्ञान उन सभी विषयों का अध्ययन करता 
है, जिनकी जानकारी उनके विभिन्न च्यवहारों को नियंत्रित और मार्योपदेशन 
करने के लिए 7 हे। 

0%. चाळ-्मनोविज्ञान का ध्येय (AIM) 


एम ऊपर वाळ-मनोचिज्ञान की परिभापा तथा उसके विपय-विस्तार का 


उल्लेख कर सुके हं, इसलिए इस स्थर पर यह प्रश्न होना स्वाभाविक हे 


इसका लक्ष्य कया हूं यदि हम इसके लक्ष्य का उल्लेख करें तो हम यही 
फष्ट सकते हँ कि इसका एक मात्र ध्येय बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित और 


ड 
कि 


( ५ ) 


सार्गोपदेशित करना हे । किंतु, इतने ही से इसके ध्येय की परिषूर्ति नहीं होती 
अतएव यह उनके भाची जीवन के सम्बन्ध में भी अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त 
करता है। कोन वाळक अपने जीवन में चर कर केसा होगा, इसे पहले ही 
च्यक्त कर देना भी इस मनोविज्ञान का लक्ष्य है। हम दूसरे शब्दों में इसके 
ध्यय के सम्बन्ध से यही कह सकते है कि बच्चों के व्यवहार का नियंत्रण 
(C ontrol) सार्गोपदेशन (Gurdan ८९) तथा उनके सम्बन्ध की भविष्य- 
चाणी करना ( 7९0८६) यही बालू-मनोविज्ञान के ध्येय हैं। यहाँ यह 
गवचारणीय है कि इसके थही लक्ष्य क्यों हे? यदि हम इस प्रश्न के उत्तर 
पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को सफल 
ओर सुयोग्य सामाजिक प्राणी बनाना चाहते है, किंतु ऐसा चाहने मात्र से 
ही नही हो सकता । इसीलिये यह विज्ञान बच्चों के सभी प्रकार के व्यवहारो 

का अध्ययन करके उन्हें निय॑त्रित करता हे, क्योकि बिना निर्यत्रण के उनका 
सफल ओर सुयोग्य होना सम्भव नहीं । किंतु यह नियंत्रण भी उन्हें एक 
योग्य प्राणी नहीं बना सकता यदि उनके व्यवद्दारो को एक समुचित दिशा 
से प्रवाहित न किया जाय। अतएवं यह उनके व्यवहारो को नियंत्रित करके 
ही संतुष्ट नहीं होता अपितु उन्हें एक दिशा विशेष की ओर मार्गोपदेश्षित भी 


करता हे ताकि चे आसानी से अपने को समाज मे अभियोजित कर सकें । यदि 
बच्चे मे किसी प्रकार का कोई दोप रहता है तो यह उसके कारणो को जानकर 
उन्हें दूर करने की कोशिश करता है क्‍योंकि दोषी बच्चों का सामाजिक 
अभियोजन उचित रूप से नहीं होता । हम सभी जानते हैं कि किसी का भी 
भावी जीवन उसके बाळ-जीवन पर ही निर्भर करता है क्योकि बच्चा जेसा 
इस जीवन में बन जाता हे, वेसा ही जीवन भर बना रह जाता हे। यही 
प्रधान कारण हे कि यह बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित और मार्गोपदेशित करने 
का सतत प्रयास करता है। बच्चे के लिये किस प्रकार के वातावरण ( En: 
vironTent) की आवश्यकता हे, इस समस्या को बाळ मनोविज्ञान ही 
सुलझा सकता है । वातावरण का अध्ययन करने के बाद यह सरलतया यह 
व्यक्त कर देता है कि अमुक बच्चा अपने जीवन में क्या होगा। हम थोड़े 
शब्दों मे पुनराच्रक्ति दोष होते हुए भी यह कह सकते हैं कि बच्चो को सफल 
सामाजिक माणी बनाने के लिये बाळ मनोविज्ञान का एकमात्र ध्येय उनके 
व्यवहार का अध्ययन करके, उनके नियंत्रण ओर संचालन के द्वारा उनकी 
समस्याओं ( P70}]€05 ) को सुलझा कर उनके भावी जीवन पर प्रकाश 
डालना हे । 


_ 
\ Tis 


( दि ) 
Cr, FR nO 
\f i ५, अध्ययन-विधियाँ ( Methods ) 


Fe a * 


न 
बा 


इसके पहले कि हम बाल-मनोविज्ञान की विधियों पर प्रकाश डाले यह 
च्यक्त कर देना जरूरी है कि पद्धति का व्यवहार जिस अर्थ में अन्य विज्ञानों 
में होता है उसी अर्थ से उसका प्रयोग बाल-मनोविज्ञान मे नं होता । 
अन्य विज्ञातो में विधि का मतलब होता है प्रदत्तों ( (940 ) को अध्य- 
यन करने का ठंग किन्तु, सनोविज्ञान सें इसका तात्पर्यं होता हे अध्ययन- 
विषय ( Sub]९ct-प02६१९7) की व्याख्या के लिये प्रदत्तों को संग्रह करने 
का तरीका । इसलिये जिव-जिन ढंगों से बाल-जीवन के विभिन्‍न पहलुओं 
को जानने के लिये उनसे आवद्ध प्रदर्दों को एकत्र किया जाता है उन्हीं 
तरीको को वाल-मनोविज्ञान की विधियाँ कहते हैं । 


इस स्थळ पर यह भी स्मरणीय है कि जिस प्रकार अन्य विज्ञान अपने 
आलोच्य्रविपय ( 5प्र)]९८-०7४(९४ ) का अध्ययन आसानी से कर 
लेते हैं वह सरलता इस विज्ञान में नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि 
चाल-मनोविज्ञान का आविर्भाव बहुत बिलम्ब से हुआ है । अगर हम इसकी 


कठिनाइयों पर इष्टिपात करे तो मालम होगा कि विद्वानों को बाल-जअध्ययन 
सें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । 


पहली कठिनाई तो बाळ-अध्ययन में सबसे बड़ी यह रही है कि छोगों ने 
चच्चो को सयानो के ही छोटे रूप में देखा, इसलिये उनके अलग अध्ययन की 
कोई आवइयकना नहीं समझी । लेकिन, जमाने ने पलरा खाया ओर लोगों ने 


समझा कि बच्चे सयानो से भिन्न होते हैं, इसलिए उनके वेज्ञानिक अध्ययन 
की भी अरग जरूरत है । 


~ > 


दूसरी कठिनाई इस दिशा में थी, अध्ययन के लिये बच्चो का सर्वथा 
अभाव । जब बच्चे पेदा होते थे तो बहुत दिनो तक उनके पाख किसी को 
फरकने नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके प्रारंभिक जीवन का अध्ययन 
करना सर्वथा असंभव था । इसके वाद भी वच्चे अपने समूह सें खेलते कूदते 
थे, इसलिए उन तक पहुँचना सभी समय संभव नहीं था। जो बच्चे स्कूल 
स पदले थे उनका भी अध्ययन करना संभव नहीं था क्योकि शिक्षको का 
लखा सहयोग अन्वेपकों को प्राप्त नहीं होता था । खेकिन, आधुनिक युग में 
चह कडिनाई दूर हो गई है । प्रायः बच्चे अस्पतालों में उत्पन्न होते हैं जहाँ 
उनडी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है । स्कूळ के शिक्षक तथा 
सन्य सलबिफारी भी उनके अध्ययन सें अन्वेषकों के सहायक होते हैं । 


9 .) 


- तीसरी कठिनाई इस सम्बन्ध में दक्ष वेशानिकों के अभाव की थी । पहले 
सनोविज्ञात का विषय उन्हीं लोगों तक सीमित था जो कालेजों और विइव- 
विद्यालयों में अध्ययन या अध्यापन करते थे किन्तु, आज माता-पिता, शिक्षक 
सभी के लिए इसका जान सुलभ है और कोई भी बच्चों का अध्ययन कर 
सकता है । ट 
आ RAP Rr र क 
अन्ताचरीक्षण ( ]ntT05p९C६0 ) के अभाव सें किसी विधि का 


Lp ® 


अभाव भी व्यो के अध्ययन में वाधक था लेकिन, आज विद्वानों के परिश्रम 
स्वरूप कई समुचित विधियाँ उपलब्ध हैं जिनके ठारा बच्चो का अध्ययन किया 
जाता है । आज प्रारंभिक सभी कटिनाइयॉ दूर हो गई है और बच्चों का 
वेज्ञानिक अध्ययन सफलता पूर्वक हो रहा है। थो तो बाळ-मनोविज्ञान की कई 
विधिया हे लेकिन, यहाँ पर हम प्रसुख विधियो का ही संक्षिप्तः आलोचना- 
रसक उल्लेख करेंगे । 


र 
विप्रयोग-पद्धति (Arinchair Method) ! 
५5. 

विप्रयोग-पद्धति (APiichair Mei00) बालकों के अध्ययन की 
सबसे पुरानी विधि हे। जो कुछ दाशीनिको ने अपने यदा-कदा के निरीक्षण 
से बयो के सम्वन्ध मे व्यक्त किया है उसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
(ATA YEE 5६05) करके बच्चों के व्यवहार के सम्बन्ध में जाना जा 
सकता है । प्लेटो ने बाळ-अध्यूयन में इस विधि को अपनाया था जिसका 
उलेख उसके रीपव्लिक ( Répubire ) में मिलता है। तब से आज़ तिक 
बच्चो के, रूम्बन्ध मे अत्यधिक दार्शनिक सिद्धान्तो (Philosophical 
E07९5) का प्रतिपादन हुणा है। अठारहवीं शताब्दि में जब शिक्षा 
सुधार की सरगर्मी थी उस समय इस विधि को अधिक आश्रय मिला। 
रॉक ([.0८९), रूसो ( २०055८४0 ) ग्रश्वति विद्वानों ने भी इस विधि 
का आश्रय लिया था। लेकिन यह विधि वस्तुतः बालमन का अध्ययन करने रे 
के लिये छाम्प्रद नही है क्योंकि यह पूर्णतः कल्पना (७p९c५/ation) ` 
पर निर्भर करती है| वास्तविकता की गन्ध इसमें नहीं है । जिन विद्वानों ने 
बच्चो के व्यवहार छा उल्लेख किग्रा है उनका वह उल्लेख बच्चो के प्रत्यक्ष 
निरीक्षण (D77800b5€7४2]07) पर आधारित नहीं है बल्कि उन्होने 
जो कुछ भी उनके वारे में लिखा है वह अपनी स्मति (e207) के 
आधार पर ही लिखा है। दूसरों से छड़कों था लड़कियों के विषय ह 
कथाएँ सुनी गईं थीं चे भी उनके उल्लेख के आधार हें। उन दि ने 


(ले 


( < ) 


अपने उल्लेखं को कभी निरीक्षण. द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर 
प्रामाणीकृत ( 9६47470760 ) करने की आवश्यकता नहीं समझी 
थी । इन कारणों से यह विधि बाळ अध्ययन के लिये कदापि विश्वसनीय एव 
प्रतिपन्न नहीं है । 


(९४६० ५७) ६५% लेट: 


श चरित्र छेखन-पद्धति (Biographical Method) 


उन्नीसवीं शताडदिद सें कुछ विद्वानों ने अपने बच्ची के विभिन्न व्यवहारों का 
निरीक्षण करके उन्हें अंकित करने की व्यत्स्था,की। इस प्रकार किसी बच्चे 
विशेप का यथासंभव चरित्र-वणंन (Biography) तेयार हो गया। जो 
व्यक्ति इस विधि से बच्चे का चरित्र वर्णन करता था वह बच्चे के प्रत्येक 
व्यवहार का निरीक्षण उसके स्वाभाविक वातावरण में करता था। वह उसे 
तरत अपनी डायरी में अंकित कर लेता था और इस प्रकार कुछ दिनों में 
किसी बच्चे विशेष का विकासाव्मक (D€Velopmen2]) वणन तैयार हो 
जाता था । ऐसे व्यक्ति कभी कभी एक दो बच्चों पर साधारण प्रयोग करके 
भी उनके व्यवहारो को अंकित करते थे। बाद में उनका यह जीवन वर्णन 
अन्य लोगों के लिये बच्चों के विभिन्‍न पहलुओं को जानने के लिये एक सुन्दर 
साधन वन शया । लेकिन इस पद्धति के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 
यद्यपि इस प्रकार से किसी बच्चे का अध्ययन उसके स्वाभाविक वातावरण 
स करना सम्भव था लेकिन, विभिन्न अंगों ( C0707£7075 ) का नियंत्रण 
जिस प्रकार अध्ययनकर्ता प्रयोगशाला में कर सकता हे उसका 


का, पूर्णत 

ef UU An, RRL 

अभाव होने से वज्ञानिक प्रतिपन्नता ( Scientific Accuracy Oe , 
है 

का सवथा अभाव रहा । इसलिये इस विधि से बच्चे का अध्ययन वेज्ञानिक 


नहीं होता । वेज्ञानिक अध्ययन निष्पक्ष ( Iinpartial होता है किंचु इस 
प्रकार के अध्ययन मं निरीक्षक अपनी मनोवृत्ति ( ४६ itude ) को ऐसा 
नहाँ रख सका । इसके अतिरिक्त बुद्धिमान माता-पिता ही इस प्रकार से 
अपने बच्चे विशेष का अध्ययन कर सकफे । इसलिये एक वच्चे के अध्ययन 
के आधार पर सामान्य बच्चों के सम्वन्ध में किसी प्रकार का निर्णय देना 
असंभव हे । 

उपयुक्त दोषों के होते हुए भी इस विधि की अपनी कई विश्येपताएँ हैं । 
भयागभाला क वातावरण से बच्चे के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता 
६ चष्ट स्वाभाविक ( 4६072] ) नहों होता और बहुत कम समय तक ही 
उमस परिस्थिति मे अध्ययन भी किया जाता है । लेकिन इस प्रकार के अध्ययन 


(६ ®) 


से तो उसके स्वाभाविक व्यवहार का ही ज्ञान होता है और निरीक्षक अपनी 
इच्छा एवं सुविधानुसार बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करता है! इस 
प्रकार बच्चे के आरम्भिक जीवन में जब कि उसका अध्ययन प्रयोगशाला से 
करना असम्भव होता हे, उस समय इस विधि की उपादेयता अत्यधिक है। 
बच्चे के जिस पहलू का अध्ययन प्रयोगश्ालीय वातावरण में संभव नही होता 
उसकी जानकारी इस विधि से होती है। बच्चे के घर और खेल के मैदान 
का इस प्रकार का अध्ययन उसके प्रयोगशाला के अध्ययन में बहुत ही अधिक 
सहायक सिद्ध हुआ है । आधुनिक काळ मे इस विधि को उपयोगी बनाने 
के लिये डेनिस ( D775 ), हरलॉक ( H६7]0C ) मेकहफ ( Mc 
Hएुी ) आदि ने काफी प्रयत्न किया हे जिसकी वजह से इसकी डउपयो- 
चिता पहले से अधिक बढ गई है । 


AAO MAN ६४३ ४०४४८ 


आत्म चरित्रलेखन-पद्धति ( Autobiographical Method ) 
की 
इस विधि को कभी-कभी सिंहावलोकन पद्धति ( Retrospective 


Method ) भी कहते हैं क्योकि इस विधि से व्यक्ति अपने बचपन के अनु 
भवो को स्मरति के आधार पर क्रमबद्ध करने का प्रयास करता है। इस 
प्रकार अपनी स्मृति के आधार पर वह अपने बचपन के अनुभवों का एक 
व्यवस्थित इतिहास तैयार कर देता है। यह विधि कुछ अंश में चरित्रलेखन 
से भिन्‍न ओर कुछ में उसके समान ही है। जिस प्रकार चरित्रलेखन में 
किसी बच्चे का विकासात्मक इतिहास तैयार किया जाता है और उसकी 
प्रसुख विशेषताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाळा जाता है उसी प्रकार इसमें 
भी होता है । लेकिन इतना होते हुए भी यह विधि उससे भिन्न है। चरित्र 
लेखन में चरित्र-लेखक अपने से भिन्न किसी बच्चे के चरित्र को लिखता हे 
किन्तु इसमें चरित्र्लेखक अपने ही चरित्र का उल्लेख अपनी बचपन को 
समहतियों के आधार पर करता हे। इस विधि को काम में छाने के लिये लेयर्ड 
( Laird, ]923 ), हरलॉक तथा क्लाइन ( Hurlock and Klein, 
934 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा अच्छा पथप्रदर्शन किया है । 
थदि इसके गुण-दोषो पर विचार करें तो मालम होगा कि इस विधि से 
प्राप्त उपकरणो ( M2९35 ) के द्वारा बच्चों के व्यवहार विशेष को जानने 
में जो सहायता मिळती है वह सहायता अन्य विधियो से संभव नहा है। 
लेकिन यह होते हुए भी इतना तो मानना ही होगा कि इसमें दोष भी कम 
नहीं हैं । स्मृति के आधार पर बचपन की घटनाओ को अंकित करना दोष- 


( १० ) 


रहित नहीं होता । जो अनुभव सुखद होते हैं उनका प्रत्यवाहन ( ९८३]! ) 
तो मनुष्य करने में सफल होता है किन्तु, दुखद जलजुभवों की स्मृति प्रायः 
नहीं होती । अतएव इस प्रकार से बचपन के अनुभवो का उल्लेख करने में 

अश्ुद्धियाँ हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त भी स्थिति अपने रचनाव्सक स्वरूप 
( Constructive 02tU7९ ) को भी ऐसे उल्लेखो में प्रदर्शित करती 
है। इसलिये वास्तविक अनुभवों में कई प्रकार का घटाव-बढ़ाव आ जाता हैं । 


_/ प्रञनादलि-पद्धति ( Questionnaire Method ) 

चरित्र एवं आत्म-चरित्र लेखन विधि के दोषों से बचने के लिये विद्टानो 
ने बाल-अध्ययन के वास्ते प्रस्नावरि-पद्धति का व्यवहार किया । प्रारंभ मे तो 
जिस वच्चे विशेष का अध्ययच उपर्युक्त विधि से होता था उसी से तरह-तरह 
के प्रशन पूछे जाते थे ओर उसके विभिन्‍न पहलुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
था । लेकिन यह विधि बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुईं। इसलिये पाठशाला के 
विद्याथियो से तरह-तरह के प्रश्नों को पूछने जोर उनका उत्तर लिखवाने की 
परिपारी प्रारंस इई । इस म उ उत्तरों की तालिका तेग्रार, करक. 
उन उत्तरा की विश्वसनीयता (१८ ia !।9) एवं प्रतिपन्‍नता ( Accu 
7209 ) को सांख्यिक विधि ( Statistical Method ) की कसोटी 
पर जॉच कर किसी प्रकार का सामान्य निष्कषे ( General con- 
C]u507 ) निकाला जाता था । आज कळतो बच्चों के जीवन से आबद्ध 
विभिन्न प्रकार के प्रञन छपे रहते हैं ओर उन प्रइनो को उत्तर के लिए शिक्षक, 
संरक्षक ओर बच्चों के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार उन उत्तरों के 
आधार पर बच्चों के विषय में जानकारी प्राक्त की जाती है । 


जी. स्टेनले हॉलने ( G. 9t27।९५ प्र ) अपने चार सहयोगिय 
ळे साथ बोस्टन स्कूल के विद्यार्थियो पर एक सो तेईस प्रउनों का उपयोग 
करके इस विधि के व्यवहार से उनके कई पहलुओं का अध्ययन किया! 
इसा वाध का व्यवद्दार हाल ( मि2]] ) तथा उसके विद्यार्थियों ने, जिनसे 
४० चनाज ( }, B27n९5 ) का नाम उब्लेखनीय है, किया और तब से 
आज तक इसस कड प्रकार के संशोधन हणु हैं। इस विधि से बच्चो के 
जेवन क वाभज् पदलुआ का अध्ययन करने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
दुद्‌ ६ आर कड विद्टानी ने इसे ओर भी वेज्ञानिक बनाने के लिये कई प्रकार 


न्न 


र सुघावा का भी उपस्थित किया हे । 


a 


इस विधि फे व्यवहार से वाळ अध्ययन में काफी सहायता सिली है । 
उऊ द्वारा बुत से चर्चा का थोडे समय में विभिन्न ष्टिकोणों से अध्ययन 


( २१ ) 
ड्‌ 2 


करना सुलभ हो यया है । शिक्षक या संरक्षक से जो प्रदत्त (424) मिळते है 
चे बहुत ही महत्व के प्रमाणित हुए हैं । ऐसी बाते अल्य साधनों से प्राक्त होना 
संभव नहीं हे । छांग ( [07९ ) ने सन्‌ १९४१ ई० में बच्चों के अवांछित 
व्यवहारों का अध्ययन संरक्षकों को प्रश्न देकर किया है जिससे इस कथन की 
सत्यता और भी अधिक प्रमाणित होती है । उसने इसका आश्रय छेकर 
बच्चों के ५७ अवांछित व्यवहारो तथा उनके प्रशिक्षित ( Trained) 
करने के बीस साधारण उपायों का अध्ययन किया है| इस सम्बन्ध में उसका 
विचार यह था कि माता-पिता निरंतर बच्चो का निरीक्षण बरते हैं, इसलिए 
चे लितना बच्चों के सम्बन्ध में व्यक्त कर सकते हैं उतवा अन्य साधनो से 
सूचना प्राप्त करना संभव नहीं। हॉ, इतना अवश्य है कि माता-पिता के 
साच ( F€€)7९ ) या निरीक्षण की कसी के कारण कुछ दोष का होना 
स्वाभाविक है! लेकिन, इतना होते हुए भी बच्चों के विषय में इस विधि से 
जो जानकारी याप्त होती है वह प्रयोग विधि या शिक्षकों के द्वारा कदापि 
प्राप्त नहीं हो सकती है 
इन उपर्युक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस विधि की कुछ चुटियाँ है । 
दुद चा समझ की कमी के कारण या तो बच्चें कुछ प्रइनों को तिरस्कृत कर 
देते हैं और उनका उत्तर नहीं देते हैं या जो अन्वेषक ( Investigator ) 
जानना चाहता है उससे भिन्न ही उत्तर देते हैं | उनके उत्तरां को नियंत्रित 
करने का कोई साधन नहीं है, इसलिये यह भी नहीं जावा जा सकता है कि 
उत्तर ठीक दिया गया है या झठ़ा । इसके अतिरिक्त भी किशोरावस्था 
(Adolescerf Peri0d) में बच्चे उन प्रइनों का उत्तर नही देना चाहते 
हैं जिनसे कि उनके व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है। ऐली 
अवस्था सें वे अधिकांशतः असत्य उत्तर देते हैं । लेकिन, पाइल्‍स ( P९5, 
902 ), प्रभृति विद्वानों ने इस विधि की सार्थकता का अध्ययन किया हे 
जिसके आधार पर उनका कहना है कि जिन माताओं को एक बच्चा रहता हे 
वे अधिक प्रतिपल्त सूचवा देती हँ लेकिन, अधिक बच्चों की माताओ की 
सूचनाएं उतनी प्रतिपन्न ( ACcuTa{€ ) नहीं होती है । 


CF एफ RA 
भानसमिति-पद्धति ( Psychometric Method) 5 
रे 2 


मानसमिति ( P5)Ch0m€£7।८ ) या परीक्षण पद्धति ( Testing 
Meth0d) के द्वारा बच्चों की बुद्धि, अभिरुचि, च्यक्तित्व आदि विभिन्‍न 
पहलुओं का अध्ययन किया जाता है । पहले पहल अल्फ्रेड बिने ( 2766 
Binet ) ने सन्‌ १९०७ ई० में बच्चों की डुद्धि को जानने के लिये विसिन्व 


सी । 


( १२ ) 


आयु के लिये छुद्धि-परीक्षणों ( Intelligence Tests ) का निर्माण 
किया । तभी से अन्य विद्वानों ने भी बच्चों के अन्य शीलन्गुणों ( £275 ) 
को जानने के लिये कई प्रकार, के परीक्षणों को बनाया है। सभी परीक्षण 
प्रमाणीकृत ( St4nd2rd2९ ) हैं और उन्हीं परीक्षणों के द्वारा नियंत्रित 
बाताबरण में उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस 
विधि से बच्चों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्णतः प्रतिपन्न और 
विश्वसनीय होता है । किंतु, परिस्थिति को निर्य॑त्रित करने से कुछ कृत्रिमता 


के ~ सवे ~ ग 2०६ ज 07 
आ जाती है और बच्चे संवेगाव्मक प्रतिक्रियाओं ( Emotional Respo- 


75९5 ) का अदर्शन करने छगते हैं। इसलिये कभी-कभी परिणास की 


प्रतिपन्नत्ता { ACCuracy ० R९3] ) में कुछ अंशों में कमी भी 
आ जाती है । 


eM, RNR ९,२१७ १ -० ३०> Re 

व्यक्तिगत निदान-पद्धति ( Individual Diagnosis Method ) 
RINE} ००५०७ हे पट) ० 
फ्रायड द्वारा प्रचारित मनोविश्लेषण पद्धति ( Psychoanalytic 
९000 ) का ही यह एक परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। इसका 
उपयोग सामान्य: बालकों के अध्ययन में नहीं होता, बल्कि असंतुलित 
( Ma]0]u3९ ) बालकों के अध्ययन में होता है। इसके द्वारा उनके 
असंतुलन के कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहले पहल इस विधि का 
व्यवहार विटमर ( ४४।।४6९० ) ने सन्‌ १८९६ ई० से किया था । आजकल 
खेल चिकित्सा ( Play Th€72)फ ) का व्यवहार अधिक हो रहा है। 
अन्ना फ्रायड ( ^778 +7८पत ) ने इसे पहले पहलू अपनाया । खेलों 
के साध्यस से वच्चों के व्यक्तित्व की सुन्दर झाँकी मिलती है क्योकि इस 
परिस्थिति में चे अपने भाव, विचार ओर इच्छाओं की अभिव्यक्ति स्वतः 
करते ह । आम्स्टर ( A5९7 ) ने सन्‌ १९४३ ई० में इस विधि की 
उपयोगिताओ को बहुत ही अच्छी प्रकार व्यक्त किया जिनके उल्लेख की यहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं है । कॉन ( C007 ) ने भी इसकी उपयोगिता पर 
काफी प्रकाश डाळा है। अजब तो धूल, मिट्टी, कागज, पेंसिल, बालू, आदि 
साधनों को बच्चों के खेलने के लिए एकत्रित कर दिया जाता है और दच्चों की 
दिनिन्न प्रतिक्रियाजो का स्वाभाविक रूप में अध्ययन किया जाता है। इसी 
तिथि झा आश्य लेकर एरुकिस ( [|$] ) ने बच्चो की कळा तथा अन्य 
विद्वाना चं दूसरी कुतिया का अध्ययन किया हे। 

एस सम्बन्ध से यह स्मरणीय है कि इस विधि से बच्चो की समसयाओ 
( Pr0bl€mऽ ) का अध्ययन करने के लिये मनोचेज्ञानिक को बच्चो के 


( १३ ) 


बारे में विभिन्न साधनों से थर्याप्र सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक 
है। माता-पिता तथा शिक्षक आदि की सूचनाएँ इस दिशा में विशेष महत्व- 
पूर्ण होती है | जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, इस विधि की 
उपयोगिता समस्या बाळको ( Problem children ) के लिये ही 
सामान्य वाळकों के लिये नहीं । हाँ, अध्ययन की विश्वसनीयता और प्रति 
अन्नता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है लेकिन, यह विधि अभी तक 
कुछ प्रशिक्षित ( 7727९0 ) मनोवेज्ञानिकों तक ही सीमित है। इसलिए 
सभी इसका व्यवहार नहीं कर सकते हैँ । इसके अतिरिक्त भी इसका व्यवहार 
करने के लिए कम धैर्यं ( 2६7८९ ) और समयकी भी जरूरत नहीं 
पड़ती है ! 


नियंत्रित निर्शक्षण-पद्धति 2 
( Controlled Observation Method ) 


निय॑त्रित निरीक्षण-पद्धति के द्वारा बच्चों का अध्ययन व्यवस्थित एवं 
नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। यह चरित्रन्छेखन पद्धति का ही 
विकसित एवं संशोधित रूप है | जहाँ उस विधि से किसी बच्चे विशेष का 
अव्यस्थित एवं अनियंत्रित परिस्थिति सं अध्ययन किया जाता था वहां अब 
इसके द्वारा कई बच्चो का अध्ययन नियंत्रित एवं व्यवस्थित परिस्थिति मे 
किया जाता है । अब आत्मगत ( 5५]९८६।९) अंगों में ( # actors 
को यथासंभव स्थान नहीं देने की ही कोशिश रहती है। इस अंग को निरा- 
करण करने के लिये निरीक्षण में प्रश्‍नावलि, चलचित्र आदि साधनो की भी 
सहायता ली जाती है। 


ओहियो स्टेट युनिवर्सिटी ( Ohio-State University ) में बच्चो 
के इस प्रकार के अध्ययन की सुन्दर व्यवस्था की गई है जहाँ तापमान 
( Temperature ), प्रकाश ( Lit ), ध्वनि ( Sound ) आदि 
अंगों को पूर्णतः नियंत्रित किया गया है। नवजात शिशु अ ( Newborn 
Inf2nt5 ) की ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं ( Sensory Responses ) 
का अध्ययन करने फे लिए पहले पहल जर्मनी में नियंत्रित निरीक्षण विधि 
का व्यवहार किया गया था । ओर अब तो इसमे इतना सुधार हो गया है 
कि इसका अध्ययन पूर्णतः विश्वसनीय होता है। वाटसन्‌ ( Waston ) 


ने इसी विधि को अपनाकर नवजात शिशुओं के संवेगो का अध्ययन किया । 


( १४ ) 


इस विधि की उपयोगिता को गेसल ( 25९] ) ने अपने परिश्रमा से 
बहत ही आगे बढ़ाया है । उसने बच्चों के अध्ययन के लिये चरूचित्र कॅसरा 
( Moving Picture Camera ) की भी व्यवस्था कॉ। उसका 
सहायता से बच्चों की प्रतिक्रियाओं का चिन्न ले लिया जाता हे। इस प्रकार 
बच्चो का अध्ययन करने के लिए ऐसे पर्दे की सी व्यवस्था की गईं हे जिसके 
द्वारा निरीक्षक ( 005९7027 ) बच्चों की प्रतिक्रियाओं को देखने में समथ 
होता है लेकिन, वे निरीक्षक को नहीं देख पाते हैं। इसलिए उनकी सभी 
प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती हैं। कभीन्कभी तो निरंतर निरीक्षण का भी 
प्रवन्ध किया जाता है ओर अधिक-से-अधिक निरीक्षकों के निरीक्षण का हुर- 
नात्मक ( (2070 474/४९ ) अध्ययन करने से किसी निश्चत निष्कर्ष पर 
पहुँचा जाता हे। छुहकर ने भी इस विधि का व्यवहार बहुत सफलता पूर्वक 
किया है । वारकर और छसिस ( Barker and Lo0mis ) ने इसका 
व्यवहार नर्सरी स्कूळ के बच्चो के व्यचहारों के अध्ययन सें किया है । 
नियंत्रित निरीक्षण की जो उपयोगिता आधुनिक काळ मे है उसे कोई 
अस्त्रीकार नहीं कर सकता हे। आज इसके प्रसाद से बच्चों का वेज्ञानिक 
अध्ययन संभव हो सका है । लेकिन, इसके प्रति भी कुछ विद्वानों ने आपत्तियाँ 
उठाई है । उनका इस सम्वन्ध सें कहना है कि बच्चों को कृत्रिम वातावरण 
मं रखने से उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओ का अध्ययन नहीं होता है । इस- 
लिए इस आलोचना को ध्यान सें रख कर आजन्कल प्रयोगशाला को घर के 
वातावरण में परिवर्तित करने का प्रयास किया यया है और उसे खिलोनों, 
कुर्सी, विछोनो आदि से सुसज्जित किया गया है। येल ( ४2९ ) की प्रयो- 
राणाला, जहाँ इस प्रकार बच्चों का अध्ययन होता हे, पूर्णतः गृह परिस्थिति 
की झोंकी देती है और वच्चे अपने को नई परिस्थिति में नहीं पाते हैं। दूसरी 
आलोचना इसके प्रति कुछ विद्वानों की यह है कि विभिन्न निरीक्षक बच्चों मे 
व्यवद्धार का अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्याख्या करते हैं। लेकिन, इस 
सत्बन्ध म यह सुसरणाय हे कि वेज्ञानिक बृत्ति अपनाने से इस दोप को ठर 


झरना सम्भव नहा ८। इस।ळपु इस विधि को अपनाना ही वेज्ञानिकों 


ज्य श्रवस्कर द । 


सेर चिस्तिन्न अध्ययन विधियो का विवेचनात्मक डब्लेख करने के वाद 


निन्ञरसवर्प चह कहा जा सकता है कि यद्यपि बद्धो के व्यवदारो का 
मघ्य4ेन सरच स कह प्रदार का कारुनाइया उपस्थित होती ठ लेकिन सचा- 
पानिको ने जिन विधियों का आश्रय वञ्चा का अध्ययन करने के लिये लिया 


( १५ ) 


हे उनसे यह स्पष्ट है कि उन कठिनाइयों के रहते हुए भी बच्चों का वैज्ञानिक 
अध्ययन करना पूर्णतः संभव है । हाँ, इसके लिये धैये, प्रशिक्षण, और वैज्ञा- 
निक वृत्ति का होना आवश्यक है । तभी किसी सनोवेज्ञानिक को अपने प्रयरन 
सें सफलता मिल सकती है। 


६. उपयोगिता 


बाळ मनोविज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालने के पहले यह व्यक्त 
ऊर देना आवश्यक है कि सभी माता-पिता तथा शिक्षक अपने बच्चों झो सफल 
सामाजिक प्राणी बनाने के लिये अभिलषित रहते है। कितु असिछापा सात्र 
से ही कुछ नही होता बल्कि करने से होता है। जब तक बाल मनोविज्ञान 
का इतना प्रचार नहीं था और जब तक साता पिता को बाळ मनोविज्ञान के 
सिद्धान्तो का इतना ज्ञान नहीं था तव तक अभिलापा के रहते हुए भी दे 
अपने बच्चो का हित करने से असमर्थ थे। किन्छु अब बह दशा नहीं है । 
इस समय जितने भी माता-पिता वाल मनोविज्ञान के सिद्धान्तो से परिचित 
हें वे अपने बाल-उच्चों का पाळन-पोषण मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं । अब. 
यह वात उनसे छिपी हुई नही है कि बच्चो का मन आरम्भ सें इतना कोम 
होता है कि उन पर जैसा संस्कार ( 0/)!25507 ) जमता है, वह जीवन 
अर के लिये बना रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वे अच्छी 
तरह जान गये हैं कि बच्चो का बनना विगड़ना अधिकांशतः माता-पिता पर 
निर्भर करता है। जो माता-पिता शिक्षित हैं तथा बाळ मनोविज्ञान से 
परिचित हैं वे अपने बच्चो की शारीरिक और मनोवेजानिक ( Psychol- 
0६८3] ) आवश्यकताओं को जानते हैं {और उनकी पूर्ति भी ससझुचित रूप 
से करते हैं । ये इस वात को अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति यदि उचित ढंग से नहीं होती है तो उनमें कई तरह के दोष 
आ जाते हैं । अतः अब पहले की तरह उनकी आवश्यकताओं का दमन नहीं 
किया जाता हे, जिसके परिणास स्वरूप बच्चो से उतने दोप नहीं आने पाते 
जितने कि पहले । वाळ मनोविज्ञान से अनभिज्ञ माता-पिता पहले बच्ची का 
खेलना-कूदुना और साथियों से मिलना पाप समझते थे, इसलिए वे अपने 
बच्चो को एकान्त और निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य करते थे। 
परन्तु अब जो लोग बाळ मन के स्वरूप और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं 
से परिचित हैं वे भळलीभाँति जानते हैं कि बच्चों का खेलना और स्वभाविक 
जीवन व्यतीत करना उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिये नितान्त 


( १६ ) 


आवश्यक है। अतः माता-पिता खेलने के लिये अपने बच्चों को शारीरिक दंड 
नहीं देते बल्कि उनकी आवश्यकतालुसार उनके खेलों के सामानों का प्रवन्ध 
करते तथा अन्य बच्चों के साथ समुचित रूप से सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । 
वातावरण का जो प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर पढ़ता हैं वह 
शिक्षित माता-पिता से छिपा हुआ नही है, इसलिए वे अब बच्चों के योग्य 
वातावरण रखने का निरन्तर प्रयास करते हैं। बच्चों के समक्ष वे पारस्परिक 
संघर्ष ( C00॥]70६5) को प्रदर्शित नहीं करते और न तो झूठ बोलना, 
चोरी करना आदि ही सिखलाते हैं। यदि किसी कारणवश उनमें ये दोप 
आ जाते हैं तो इसके लिए उन्हें डाँटते-फटकारले नहीं हैं बल्कि बहुत ही मनो- 
वेज्ञानिक ढंग से उन दोषों के दुष्परिणाम को समझाते और दूर करते हैं। 
अब उन्हें वे अनावश्यक छाड़-प्यार करके उनके जीवन को निकम्मा नहीं बनाते 
अपितु उन्हें स्वावरूम्बन ( 5९ d€९n९॥८९ ) का व्यावहारिक पाठ 
पढाते हैं, जिससे वे आगे चछ कर अपने जीवन-संग्राम में सफल सनोरथ 
होते हैं । 
बाळ-मनोविज्ञान से परिचित माता-पिता अपने उच बच्चों को जिनमें 

किसी तरह की शारीरिक कमी ( £९८ ) है, रजत नहीं करते और न 
तो अपने और उनके भाग्य को ही कोसते हैं; बल्कि उनके साथ भी वेसा ही 
व्यवहार करते हैं जेसा कि अन्य सामान्य बच्चो के साझ । इसका परिणाम 
यह होता है कि बच्चे में हीन-परिज्ञान (Tnferiority f९€]in ) के 
भाच अंकुरित होने का अवसर नहीं मिलता और आगे चळ कर वह अपने को 
समाजोपयोगी बनाने में समर्थ होता है। इतना ही नहीं बल्कि पहले की 
भाँति अपने बच्चों से माता-पिता उनकी अभिरुचि और योग्यता के प्रतिकूल 
कास नहीं करवाते । इसलिये रुच्यानुसार अपनी योग्यता के अनुरूप वे जिन 
कामो को कुत्ते ते है उनमें सफलता मिळती है, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास 
( ४८[-९०० 0६70९ ) बढ़ता है । कहने का तारपर्य यह है कि आधुनिक 
युग मे बाल मनोविज्ञान के प्रसाद से माता-पिता अपने बच्चों का छालून-पाछन 
मनोवेज्ञानिक ढंग से करते हैं जिसके फलस्वरूप वे सामाजिक प्राणी बनने में 
अपने को सफल पाते हैं । 

उन्हें जो शिक्षा देते थे उससे उनका आ le pi 

कार का उपकार नहीं होला 


( १७ ) 


था । अपनी अनभिज्ञता के कारण वे अपने विद्यार्थियों के जीवन को भार-स्व- 
रूप बना देते थे । उनके छोटे-छोटे अपराधों के लिए कड़ा दंड देना ओर नीरस 
तथा निर्थक विषयो को रटवाना ही वे अपना एक मात्र कर्त्तव्य समझते थे । 
सनोरंजन ओर खेळ-कूदं से वे उन्हे इतना दूर रखते थे कि उनके जीवन में किसी 
तरह का आनन्द नहीं रहता था । इस प्रकार न तो उनके सन का ही विकास 
सुचार्‌ रूप से होता था और न शरीर का ही, जिसके परिणामस्वरूप उनका 
विद्यार्थी जीवन कए-सय रहता था। कमजोर बच्चो को पीरना, दोषी और 
अपराधी बच्चों को भरी सभा में लजित करना बहुत ही आसान कास था। 
इसका इतना दुःखद परिणाम होता था कि ऐसे बच्चो के लिए विद्यार्थी जीवन 
आनन्द का जीवन न रह कर बहुत बढ़े प्रायश्चित्त का जीवन बन जाता था, 
किन्तु हपं का विषय है कि अब वह समय जाता रहा । प्रायः सभी शिक्षको 
को बाल मनोविज्ञान को जानना आवश्यक हो गया है । शिक्षक होने के लिए 
अब प्रशिक्षण लेना आवश्यक हो गया है ताकि शिक्षक बालकों के स्वभाव 
( \a£॥7९) से पूर्णतः परिचित हो पाएँ ओर वे भलीभाँति जान जाएँ 
कि उन्हं केसी शिक्षा आवश्यक है । 


शिक्षक अब बच्चों का अध्यापन मनोवेज्ञानिक ढंग से करते है । विषय 
इस ढंग से पढाया जाता है कि वह रुचिकर मालस होता हे। सभी 
विद्यार्थियों की चुद्धि की परीक्षा कर ली जाती है और उनके- बुद्ध्यनुसार 
ही विषय उन्हें पठाया जाता हे जिससे उन्हें विषय कठिन मालूम नहीं 
होता है । पढ़ाते समय इस बात का अधिक ध्यान रक्खा जाता है कि पढाये 
जाने वाले वि पू [विचा की योग्यताचुरूप हो । जो बच्चे मानसिक हुबेलता 
( Mental रत ८९7८५ ) से पीड़ित रहते हैं उन्हे सामान्य बालको 
का पाव्यक्रम पढने के लिये विवश नही किया जाता है, बल्कि उनको ऐसा 
ही विषय पढ़ाया जाता है जो उनकी “जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध हो 
सके । आधुनिक युग में मनोरंजन तथा खेळ-कूढ, शिक्षा के प्रधान अंग 
समझे जाते हैं। इसलिए पाठशाळाओं में सभी तरह के खेलने-कूदने तथा 
अन्य प्रकार के मनबहलाव का काफी साधन रहता है। शिक्षक गण रंद 
भी ऐसा आचरण प्रदरदधित करने का अयास करते हैं जिससे बच्चो को 'चरित्र- 
निर्माण ( Character £07207 ) में काफी मदद मिलती है। 
विद्यार्थी अपने विषय को अच्छी तरह जानने-समझ्चने की कोशिश कर, इसके 
लिए शिक्षकों तथा सरकार की ओर से पुरस्कार, वृत्ति आदि के रूप मे पर्याप्त 
प्रोत्साहन दिया जाता है। पढने लिखने में कमजोर विद्यार्थियों को उनकी 

२ 


( १८ ) 


कसजोरी के लिए लज्जित नहीं किया जाता वलिक उनकी कमजोरी को दूर 
करने का सनोवेज्ञानिक प्रवन्ध किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि 
जिस विद्यार्थी की रुचि और प्रकृति जिस विपय में होती है उसे वही विपय 
पढाया जाता है और परिणामतः बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छा करते 
हैं। हर्ष का विपय है कि अब हमारी राष्ट्रीय सरकार प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों 
की योग्यता और अभिरुचि के अनुसार उनके पढ़ाने का प्रवन्ध कर रही हैं । 
शिक्षा-क्षेत्र को बाल-सनोविज्ञान का जितना श्रेय प्राप्त है उसका उल्छेंख 
करना यहाँ सम्भव नहीं । 
आधुनिक न्यायालय भी वाछः्मनोविज्ञान के प्रसाद से वंचित नहीं हैं! 
पहले अपराधी बच्चो को ( Delinquent children ) को कारावास 
का दुण्ड दिया जाता था। किन्तु अब उन्हे कारावास का दण्ड देने का विधान 
नहीं है । यदि कोई बालक किसी प्रकार का अपराध करता है तो उस दोप 
को प्रमाणित करने के लिए अब वकील को न्यायालय में जाने की जरूरत 
नहीं पड़ती है। जब कोई अपराधी बालक सिरता है तो उसके लिए एक 
विशिष्ट न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जो बच्चे के माता-पिता, मनोवेज्ञानिक 
आदि की सहायता से उसके अपराध के कारणों को जानने का प्रयास करता 
है। जब उसे कारणों का पूरा पता लग जाता है तब वह उन कारणों को दूर 
करने की कोशिश करता है ताकि वाळक भविष्य मे अपराध कार्य, नहीं कर 
रह . यसे Fi ७६ ६ २१० ० ६०७०६ ०३८ ६५००९) 
सके । इसके अतिरिक्त भी ऐसे बच्चों के लिए परिक्ष्यमाणकाल (Probation 
?९7।00) तथा जेलो में अध्ययन की व्यवस्था की गई हे। सारतवर्प मे 
जहाँ अभी ऐसे न्यायालयों का अभाव है बच्चों से जेल जीवन में कठिन काम 
न लेकर उनको पढाया-लिखाया जाता है। 
वत्तसान सें औपचारिक क्षेत्र में भी बारू-सनोविज्ञान के सिद्धान्तों का 
समाद्र, किया जाता है और बच्चों की संवेगात्मक गड्वड़ी ( Emotional 
disturbances ) तथा अन्य घकार की मानसिक व्याधियों ( Mental 
5९35९5 ) का उपचार उनके खेलों, अभिरुचियो आदि के आधार पर 
किया जाता है । अभियोजन विक्वृतियो को दूर करने के लिये वाळ-सनोविज्ञान 
कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है यह मनोविज्ञान के पाठको से छिपा हआ 
नहीं है। अन्त सें इम यही कहना पर्याप्त समझते हैं कि चारू-मनोविज्ञान की 
उपादेयता जीवन के सभी क्षेत्रो में परिरक्षित होती है । 





दूसरा अध्याय 


„~ आलनुवंशिकता तथा वातावरण 
( Heredity and Environment ) 
१. विषय-प्रवेश 

बालकों के मौलिक स्वरूप ( 07i872] \2£/7९ ) और उनके 
विकास को अच्छी तरह से समझने और नियंत्रित करने के लिये 
आनुवंशिकता तथा वातावरण ( Heredity and Environment } 
का अध्ययन करना आवश्यक है। हमारा नित्यप्रति का अनुभव इसका 
साक्षी है कि बच्चे रूप-रंग, चाल-ढाल, शारीर-रचना तथा अन्य झीळगुणों 
( T7aध5 ) में अपने माता-पिता, पितामह आदि के अनुरूप होते हैं। 
किन्तु यह अनुरूपता भी सभी पहलुओं में नहीं पाईं जाती है। कभी-कभी 
तो एक ही माता-पिता के दो बच्चों के रूप-रंग तथा अन्य शीळगुणों में इतना 
अन्तर होता है कि कोई भी इस पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं होता 
कि वे एक ही वंश के हैं। अब प्रश्‍न यह है कि शिझुओं में यह अनुरूपता 
ओर विभिन्नता क्यों १ यदि इस प्रश्‍न का उत्तर निष्पक्षतया दिया जाय तो 
यही कहा जा सकता है कि ये अन्तर आजुवंशिकता ओर वातावरण के फल- 
स्वरूप है। किन्तु सभी मनोवेज्ञानिकों सें इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं हे 
क्योकि कुछ लोगों ने आलुवंशिकता के ही महत्व को व्यक्त किया है ओर कुछ 
चिद्वानो ने वातावरण के ही महत्वों की गाथा गाई है और भाजुवंशिकता की 
पूर्णतः उपेक्षा की है। यहाँ हम आचुवंशिकता का विशद विवेचन न करके 
अपना कास चलाने के लिये केवळ इतना ही व्यक्त करेंगे कि शिशुओं को 
इसकी और घासावरण की क्या देन है; क्योंकि आजुवंशिकता की विशद 
व्याख्या और विवेचना जीव-चिज्ञान ( Bi0]085 ) का काम है। जेसा कि 
अभी ऊपर कहा गया है, कुछ सनोवेज्ञानिक आनुवंशिकता पर, जिसे परम्परा 
या वंशालुक्रम भी कहते हैं, और कुछेक वातावरण पर इस प्रकार जोर दिये 
हैं मानो ये दोनों अंग बाल-विकास में अळगनअळग कास करते हैं। किन्तु 
उनका ऐसा कथन दोषपूर्ण है, कारण कि ये दोनों अंग बाळ-जीवच को 
इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी अलग नहीं 


( २० ) 


किया जा सकता । इसके सम्बन्ध में आगे चलकर स्थळ विशेष पर पर्याप्त 
4 3 

रूप से प्रकाश डाला जायेगा । अब हम क्रमशः आनुवंशिकता ओर वातावरण 

की व्याख्या और उनके समर्थकों के अन्वेषणों का संक्षिप्ततः उदलेख करेगे । 


२. आजुवंशिकता और उसका महत्व 


( १) आचुवंशिकता :--सामान्‍्यतः बच्चो या सयानो में दो प्रकार की 
विशेषताएं पाई जाती हैं । कुछ विशेषताएं तो उनकी जन्मजात ( [D077 ) 
और जातीय ( २2८2] ) होती हैं यथा, शरीर-रचना, रूप-रंग आदि आर 
कुछ अर्जित ( ^ 7० ) तथा विशिष्ट ( S९८८ ) होती हैं यथा, 
पढना, लिखना, साइकिछ चलाना आदि । जन्मजात जातीय विशेषताओं को 
ही आनुवंशिक अथवा परम्परागत कहा जाता है। जातीय युणो को बच्चे 
अपने माता-पिता या पूर्वजो से प्राप्त करते हैं ओर अजित ( Acquired ) 
गुणों को अपने जीवन के अनुभव से। इस प्रकार वे जब अपने गुणो को 
अपने साता-पिता या पूर्वजो से प्राप्त करते है तो उन्हें हम वंशाज्नुक्रम से 
प्राप्त कहते हैं। किन्तु जो गुण पूर्व पुरुषो से प्राप्त न होकर अनुभव से प्रात 
होते हैं उन्हें अजित गुण कहते हैं। दूसरे शाब्दो में हम वंशश्ट॑खला को ही 
वंशाचुक्रम कह सकते है । 


महान जीव-विज्ञान वेत्ता कांकलिन का कहना है कि जीवाणु-संगठन 
( Germinal organisation ) के निश्चित बीजतस्वो ( Elements) 
की एक वंश से दूसरे चंश की निरन्तरता ( C0ntin £9 ) ही आजुवंशि- 
कता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवाणु-संगठन के द्वारा जिन गुणों 
का निर्धारण होता है उन्ही को हस बपोती ( [९7४०९९ ) अथवा वांशिक 
कहते है । इसे दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि जो जातीय बीजरस 
( Germplasm ) के द्वारा एक बंश से दूसरे वंश को प्राप्त होता है वही 
आनुवंशिक है । इन चिभिन्न व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े 
शब्दों से पुनरावृत्ति दोष होते हुये भी कह सकते हैं कि जो कुछ हमें अपने 
पूर्वजो से प्राप्त होता है वह प्राप्ति आजुवंशिकता के प्रसाद से होती है । 

( २ ) आनुवंशिकता का महत्व :--कुछ सनोवैज्ञानिको का ऐसा दृष्टि- 
कोण है कि बच्चा झारीरिक-चना और रूप-रंग मान्न ही वंशाचुक्रस से प्राप्त 
नहीं करता है ; वल्कि मानसिक योग्यता और घातुस्वभाव ( Tempera- 
Me ) आदि भी उसे चंशाजुक्रम से ही प्राप्त होते हैं । 

सर्व प्रथम गालल्‍्टन महोदय ने प्रतिमा-प्रकार ( Image-type) का 


( २५१ ) 


अध्ययन करके यह उद्घोषित किया कि प्रतिमा की योग्यता मनुष्य में आनु- 
वंशिक होती है। जिस परिवार के पूर्व पुरुषो में इसकी योग्यता का अभाव 
रहता है उस परिवार के दिझुओं में भी इसका पूर्णतः अभाव रहता हे। 
अतः प्रतिसा-प्रकार पूर्णतः वंशाच्ुक्रस पर निर्भर करता है। 
गाब्टन ने पुनः वंशानुक्रस के महत्व को प्रदर्शित करने के लिये ९७७ 
उच्च परिवार के व्यक्तियों का, जिनमें राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकील आदि 
थे, अध्ययन उसी संख्या के साधारण परिवार के लोगो के साथ किया । उसके 
अध्ययन से यह सालूम हुआ कि उच्च व्यक्तियों के अधिकांश संबंधी उच्च 
श्रेणी के थे किन्तु साधारण छोगों के बंश में ऐसे लोगो की संख्या बहुत 
ही कम थी । 
कलात्मक योग्यता ( A757C ^0]!६ ) आघुवंशिक है कि नहीं, 
इसकी परीक्षा के लिये उन्होने ऐसे बीस परिवारी का अध्यथन किया जिनसे 
दोनो माता-पिता कलाकार थे । एक सो पचास ऐसे परिवारो का भी अध्ययन 
इस सिलसिले में हुआ जिनमे दोनो पक्ष ( माता-पिता ) कछा-विहीन थे । 
इन दोनों अध्ययनों से यही मालूम हुआ कि जिस परिवार से माता-पिता 
दोनों कलाकार थे उसके चौंसठ प्रतिशत लडके कलाकार थे किन्तु जिसमे 
इसका अभाव था उस परिवार में कलाकार बच्चो की संख्या केवर इक्कीस 
प्रतिशत थी । इन अध्ययनों के आधार पर याल्टन महोदय का कहना है कि 
सुन्द्रतम वातावरण भी किसी बच्चे को उसकी योग्यता से अधिक उच्च 
वनाने भे असमर्थ हे। जो कुछ होता है वह वंशानुक्रस क्रे ही ्रसाद 
का फल है। 
कार्लपियर्सन ने भी आचुर्वद्िकता के महत्व को देखने के लिये दो हजार 
भाई-बहनों का अध्ययन विभिन्न इष्टिकोणो से उनके शिक्षको के मूल्यांकन के 
आधार पर किया । अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बच्चो के सभी 
मानसिक और शारीरिक शीळगुण उन्हें बंशाबुक्रम से ग्राप्त होते हैं । 
हम उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर ही आलुवंशिकता की सर्च 
व्यापकता को स्वीकार नहीं कर सकते । पहली बात तो यह कि गाल्‍्दन ने 
जिन प्रमुख व्यक्तियों का अध्ययन किया उनका चुनाव वह स्वच्छन्द 
होकर किया था जिसमें पक्षपात अथवा अन्य प्रकार के दोषों का होना स्वाभा- 
चिक है। फिर भी उन व्यक्तियों पर वातावरण का असर कुछ नही पडा, यह 
कहना बहुत कठिन है क्योकि जैसा कि उसके अध्ययन से स्पष्ट हे उन सभी 
व्यक्तियों का कुछ पारिवारिक वातावरण ही ऐसा उच्चकोटि का था कि 


( २२ ) 


उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते । पियर्सन का कहना भी निर्दोष नहीं कहा 
जा सकता क्योकि शिक्षको ने मूल्यांकन द्वारा बच्चों के शीळुणों का निर्णय 
किया था । यह सूल्याँकन विधि कितनी दोषपूर्ण है इस पर आगे के अध्यायं 
में प्रफाश डाला जायेगा । इसके अतिरिक्त भी शिक्षकों को इस सूल्यांकन 
का सकसद ( ^ ) पहले से मालम था, अतएव इस विचार से प्रभावित 
होना उनके लिये स्वाभाविक था । 
टरसन ने ६४४ बुद्धिमान बच्चों का अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि बुद्धि ( nt€।]।९९॥०९ ) में आनुवंशिकता का महत्व है 
क्योंकि इसे बच्चे अपने पूर्वज्ञों से प्राप्त करते हैं। उसके अन्वेपण से यह 
स्पष्ट है कि उपर्युक्त बुद्धिमान बच्चों का परिवार सी डुद्धिमान होने के 
कारण राज्य के उत्तरदायित्वपूण कार्यो को सभालता था। 
गोडार्ड ने अमेरिका निवासी कालिकाक नामक सेनिक के परिवार का 
अध्ययन किया । उक्त सेनिक ने एक मन्दबुद्धि ( Mentally deficient) 
महिला के साथ अपना चेचाहिक सम्बन्ध ग्रस्थापित किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसके परिवार मे उक्त महिला की सभी सन्ताने और उपसन्तानें 
मन्दबुद्धि, हुराचारी, शराबी, अपराधी आदि हुई । किन्तु उसकी दूसरी खी 
जो सामान्य बुद्धि की थी जिन सन्तानो को उत्पन्न की उनमें यह दोघ नही 
पाया गया । इस अध्ययन के आधार पर गोडाङ का कहना है कि पहली रत्री 
से सम्बन्धित सभी सन्तानों में सभी दोष उसकी सन्दडुद्धि के कारण-थे। 
जिससे यह स्पष्ट है कि मन्दबुद्धि तथा अन्य सासाजिक दोष वंच्यानुक्रस से 
प्राप्त होते हैं । किन्तु इस सम्बन्ध सें यह स्मरणीय है कि संभवतः यह दोष 
उन सन्तानो से अनुपयुक्त वातावरण के कारण थे। यदि उन्हें ससुचित 
वातावरण मिला होता तो उपर्युक्त दोष उनमें नहीं देखे जाते । 
घुनः गोडार्ड ने ३०० मन्दडुद्धियो के परिवार के इतिहास का अध्ययन 
किया ओर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ७७ प्रतिशत दोष का उत्तरदायी घंशझा- 
जुक्रम ही था। किन्तु डॉल ने जब १९३४६० में मन्दबुद्धि के कारणो का अन्वेषण 
किया तो उसे ३३ प्रतिशत ही यह दोष बंशन्परस्परा के कारण प्रतीत हुआ । 
उसी पथ का अचुसरण पेनरोज ने भी किया और उसे भी डॉल के ही अनु: 
सार निप्कपां पर पहुँचना पदा । इसलिये इन उपयुक्त अध्ययनों से यह 
स्पष्ट है कि मानसिक हुर्वता ( ९7६2] त८म८१९४८५ ) का चंशाजुक्रम 
ही एकमात्र कारण नही है अपितु इसमें वातावरण संबंधी अंगों का भी 
हाथ रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोडार्ड के निप्कर्प को डॉल और 


( २३ ) 


येनरोज के अध्ययन खंडित कर देते हैं क्योंकि यदि मानसिक दुर्बलता का - 
एकमात्र कारण आनुवंशिक होता तो उनके परिणामों में इतना अन्तर नहीं 
पड़ता । 

उग्डे और स्टाघुक ने अमेरिका के ज्युक्स वंश का अध्ययन किया जिसका 
जन्मदाता ज्युक्स नामक शिकारी मछलियों को सारकर अपना जीवन निर्वाह 
करता था। इस वंश के ( १००० ) एक हजार व्यक्तियो के जीवन-इतिहास 
( Case-li507 ) से यह ज्ञात हुआ कि उनमें से ३०० बचपन में हं 
काळ के गाछ सें चले गये, ३१० भिक्षा-बत्ति को अपनाये, २४० जीवन पर्यन्त 
व्याधिग्रस्त रहे ओर १३० को अनेक कारणां से कारावास दण्ड सिला जिनसे 
सात हत्यारे भी थे । जो लोग किसी प्रकार अपनी जीविका निर्वाह कर सके 
उन {लोगां की संख्या केवल बीस थी। डस्डेल ने इसका एकमात्र कारण 
ज्युक्स तथा उसकी खी, जो एक भ्रष्ट परिवार की थी, उसको सानकर वंशा- 
नुक्रम के महत्व को व्यक्त किया हे किन्तु यहाँ भो हमें वातावरण की अवहेलना 
नहीं करनी चाहिये । यदि वातावरण अनुकूल ओर सम्पन्न रहता तो ज्युक्स 
परिवार की यह अवशति नहीं देखने भें आई होती । 

घिंशिप ने आजुवंरिकता के महत्व को अभिच्यक्त करने के लिये एडवर्ड 
परिवार का अध्ययन किया । रिचार्ड एडवर्ड ने एलिजाबेथ नासक बुद्धिमती 
महिछळा से व्याह किया और वाद में एक साधारण खरी से भी उसने शादी की । 
पहरी खी से उत्पन्न अधिकांश व्यक्ति प्रतिष्टित पदों को सुशोभित किये 
किन्तु दूसरी खरी से उत्पन्न छोगो में कोई भी वेसा नहीं हो खका । इसी 
आधार पर विशिप का कहना है कि बाळ-विकास में वंशाच्ुक्रम का महत्व- 
पूर्ण हाथ रहता हे ; किन्तु इस स्थर पर भी हमें वातावरण के सहत्व को 
भूलना नहीं है । यह भिन्नता दो स्त्रियों भें उत्पन्न संतानों के वातावरण की 
भिन्वता का सी परिणाम हो सकता है। ऊड्स ने भी ६७१ राजकीय परि- 
दारो का अध्ययन किया ओर घंशानुकम के ही महत्व को पाया जिसके 
विशेष वर्णन की यहाँ कोई आवइ्यकता नहीं है । 

उपयुक्त आन्वेषणों के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने जुड़वे वच्चे 
(TWns ) का अध्ययन करके आनुवंशिकता के महत्व को प्रदर्शित करने का 
प्रयास किया है। इस दिशा में भी सर्व ्रथम गाल्टन का अयल स्तुत्य है। 
उन्होने अस्सी जुड़वे बच्चों का अध्ययन माता-पिता, शिक्षक, मित्र तथा 
अन्य साधनों की सहायता से किया और अन्त मे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
समान जुड़वे बच्चो की मानसिक योग्यता और अन्य विशेषताएं अससान 


( २8 ) 


जुड़वे बच्चों या भाई-बहनों की अपेक्षा अधिक समान स्वरूप को होती है । 
कहने का सारांश यह है कि जितनी समानता विभिन्न पहलुओं में जुढवे बच्च 
में होती है उतनी साई-वहनो या असमान झुढवे बच्चों में नही होती | इसस 
यह स्पष्ट हे कि बच्चो की मौलिक योग्यताओ का पूर्ण श्रेत्र बंगाचुक्रम 
को ही है। 
थार्नडाइक ते भी १९०७ ६० में पचास जुडवे बच्चो का अध्ययन 
उनकी मानसिक समानता जानने के लिए छः प्रकार के मानसिक परीक्षणों 
( Mental Tests) द्वारा किया । उसी दृष्टिकोण ओर उन्हीं परीक्षणों 
द्वारा उसने भाई-बहनो की मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया । बाद मे 
उसने उन जुइवे बच्चो को दो भागो में विभाजित कर दिया । पद़ळी श्रेणी 
में नौ वर्ष से ग्यारह वर्ष के बच्चे थे ओर दूसरी में वारह से चाद तक की 
अवस्था के थे । परीक्षण करने पर दूसरी श्रेणी के वच्चो की मानसिक 
शक्तियों मे पहली श्रेणी की अपेक्षा अधिक समता नहीं थी। इसलिये थार्न- 
डाइक का कहना है कि यदि इन शक्तियों पर वातावरण का प्रभाव होता तो 
दूसरी श्रेणी के बच्चों में अधिक समानता रहती किन्तु पेसा नहीं था। अत- 
एवं आनुवंशिकता की ही प्रधानता बच्चो की सूळ द्ाक्तियों के लिये स्वीकार 
करना आवश्यक ओर उचित है । इसी तरह ओर भी कई सनोवेज्ञानिको ने 
इस सम्बन्ध से जुडवे बच्चो का अध्ययन किया है ओर सभी का यही निष्कर्ष 
है कि बालकों की विभिन्‍न मूल शक्तियो का श्रेय बंशानुक्रम को ही हे । पर 
यहाँ भी हमें यह याद रखना होगा कि होळजिङ्गर ने अपने अध्ययन से यह 
प्रमाणित कर दिया है कि जुड़वे बच्चो की समानता ओर असमानता से 
वातावरण और वंशाचुक्रम का बराबर हाथ रहता है । इतना ही नहीं, चदिकि 
उसका तो यहाँ तक कहना है कि वातावरण आलनुवंशिक्ता के प्रभाव को 
समाप्त भी कर देता हे। व्छारूज ओर उसके अनुयाथियों का भी यही 
कहना है। न्युमैन ने जुड़वे बच्चों को अळग-अलग विभिन्न चातावरण 
में रखकर आज्ुवंशिकता पर जोर देने बारे मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण 
को आमक सिद्ध कर दिया है। उसने जब दो जुड़वे बच्चों को अलग-अलग 
रक्खा तो बहुत दिनों के बाद जब उनकी परीक्षा की गई तो ज्ञात हुआ कि 
यद्यापे वे दोनों बच्चे संवेयात्मक जीवन मे समान थे तथापि उनमें शिक्षा 


ञो = में ~ 
र बुद्धि में अत्यधिक अन्तर था । इसी तरह और भी कई सनोवेज्ञानिकों 


के अन्वेषणों से वंशाजुक्रम का अकाट्य सहस्व परिरक्षित नही होता । कुर्टी 
का भी दृष्टिकोण है कि आचुर्वशिकता का महत्व वातावरण के सासने 


( २५ ) 


समाप्त हो जाता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिन मनोवै- 
जानिकों ने बाल-विकास में एक मात्र महत्व वंशाचुक्रम को दिया है उनका 
ऐसा कहना नितांत दोपपूर्ण है क्योकि इसमें सत्यता होते हुये भी हम वाता- 
चरण की उपेक्षा नहीं कर सकते । 


३. चाताचरण तथा उसका महत्व 


( १) चातावरणः~ हम ऊपर आनुरवंद्ञिकता के पक्ष में विभिन्न सनो- 
वेज्ञानिको के अन्वेपणो का अध्ययन कर चुके हैं और इस पर भी प्रकाश डाळ 
RTS ~ ही ~ Nw रू ~ ef 
चुके है कि उनके विपक्षी सनोवेज्ञानिको मे क्योंकर उनके निष्कर्ष को खंडित 
किया है । यहाँ हम वातावरण के पक्ष में दिये गये प्रमाणा का उल्लेख करेंगे 
ओर यह देखेंगे कि उनमें कहाँ तक सप्यता है किन्तु इसके पहले वातावरण 

व्ही व्याख्या कर देना आवश्यक हे । 


साधारणतः लोगो का ऐसा दृष्टिकोण है कि व्यक्ति के अतिरिक्त जो कुछ 
वाह्य विइत्र से वर्त्तमान हे, वही वातावरण है। इसके अनुसार जन्मोपरांत 
ही जीच ( 078277577 ) वातावरण में आता है किन्तु यह विचार पूर्णतः 
आमक है । वबस्त॒तः गर्भ के अन्दर भी जीव अपने वातावरण से घिरा 
रहता है ओर जन्म छेने के बाद तो कोई बात ही नही क्योकि उस समय 
उसका वातावरण बहुत ही प्रशास्त हो जाता है । माता के गर्भ भें शिज्ञ अपने 
से अतिरिक्त जो होता है उस वातावरण से घिरा रहता है परन्तु उसकी 
सीसा अत्यन्त खीसित रहती है। इस प्रकार हम देखते है कि वातवरण दो 
प्रकार का होता है--आन्तरिक ([0£९778]) और बाह्य (£%९774]) । 
जन्स के पहले जीव आन्तरिक वातावरण से घिरा रहता है और जन्मोपरान्त 
वाह्य वातावरण से । रक्त-संचार ( Circulation 0f B]o0d), पाकः 
क्रिया ( Metabolism ), आभ्यन्तर रसख्राव ( Secretion of 
&।३॥75 ) आदि आन्तरिक और पेड-पोधे, समाज आदि बाह्य वातावरण के 
अन्दर आते हैं। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि जीव के अतिरिक्त जन्म 
के पूर्वया बाद में जो कुछ भी विद्यमान रहता है और जिससे वह घिरा 
रहता है उसे वातावरण कहते हैं । 
( २) वातावरण का सहर्वः~ वातावरण के महत्व को प्रदर्शित करने के 
लिये वातावरणवादियों ( Environmentalist ) का प्रयास भी कम 
महत्व का नहीं है। बालविकास में इसका क्या हाथ है, इसको व्यक्त 
करने के लिये अपने पक्ष में उन लोगों ने अकाट्य प्राणों को उपस्थित किया 


( २६ ) 


है। गर्भस्थ शिशुओं ( (५5) पर आन्तरिंक वातावरण के प्रभाव 
को देखने के लिये कई कारणोंवश म्प्य पर तो श्रयोग नहा हा सका हैं 
किन्तु छोटे-छोटे जानवरों पर प्रयोग किया गया है। उन पयोगाव्मक 
परिणामों से बाल-विकास में आन्तरिक वातावरण का जो हाथ रहता है उस 
दिखळाया गया है। उन अन्वेपणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हा 
जाता है कि साता के खाने, पीने, अन्तस्थ ग्रन्थियो के स्राव आदि का असर 
गर्भस्थ शिझु के विकास पर अत्यधिक पढ़ता है । 


वातावरण के पक्ष को पुष्ट करते हये चातावरणबाढी फ्रांस के एक बच्चे 
की घटना का उल्लेख करते हें जो अपने शशवकाल से ही इहुभसाग्यवण 
मनुष्यों के समाज से अलग होकर जंगली जानवरा के समाज स पढ़ गया 
था । जब किसी तरह बहुत वर्षो चाद वह पुनः समाज में छाया गया तो उस 
समय उसमें सभी व्यवहार जंगली जानवरों की ही तरह थे। उसकी वाणीं 
शक्ति अवरुद्ध हो गई थी, इसलिये वह ध्वनिमात्र ही करता था । किसी तरह 
उसकी भाषा सें स्पष्टता नहीं ष्टिगोचर होती थी । जानवरों की तरह वह 
नंगा रहना पसन्द करता था इसलिये कपडो से शरीर ढकने की उसकी इच्छ 
नहीं होती थी। दौडने, कच्चा मांस खाने ओर अन्धेरे मे देखने आदि की 
सभी क्रियाय जानवरों के ही समान होती थीं । इसलिये सनोवज्ञानिको का 
कहना हे कि बच्चे में ये सभी विशेषताय उसके वातावरण के ही फलस्वरूप 
थों। यदि वह सामाजिक वातावरण में पारित-पोषित हुआ होता तो उसमे 
जानवरों के व्यापार परिलक्षित नही होते। अतएव थह विविवाद है क्रि 


वातावरण के अनुरूप ही हमलोगो की विभिन्‍न शक्तियों का विकास होता हैं 
ON 
ओर यही सव कुछ हे । 


इस दशा मे दूसरा अकाट्य प्रसाण उन दो छड़कियो का दिया जाता 
हैं जो आज से कुछ वर्षा पहले सेड़िए की कन्दरा मे पाई गई थीं। पहली 
चारिक जिसकी उम्र चार वर्ष की थी थोड़े दिनों के वाद मर गई किन्तु 
दूसरी लडकी जिसकी अवस्था आठ वर्ष के ळगभय थी और जिसका नाम 
कसला था बहुत दिनों तक जीवित रही। वह बालिका भेडिए की तरह 
अपने हाथ-पेरो के बळ चलती थी और उसी की भाषा बोलती थी । भोजन 
भी कच्चा सांस ही पसन्द करती थी। कहने का अभिप्राय यह हे कि यद्यपि 
उसका स्वरूप आदसी का था किन्तु उसकी सभी क्रियाये भेडिये के ही 
ससान था। बाद मे उसे बहुत कुछ ट्रेनिंग दी गई किन्तु उससे अधिक 
सुधार नहा हो सका । इसलिये इस पक्ष के विद्वानों का कहना है कि शेक्चावा- 


( २७ ) 


वस्था ( ]77£2709 ) में बच्चा जेसे वातावरण से पड जाता हे वेस ही 
उसकी शक्तियों का भी विकास होता है। बाद में वातावरण के प्रारम्भिक 
असर को हटाना कठिन ही नहीं अपितु असस्भव भी हो जाता है। इसलिये 
यदि हस यह कहें कि वातावरण का ही असर वाळःविकास में अत्यधिक है 
और वंशाबुक्रस का असर नगण्य हे तो यह कहना कोई अत्युक्ति का 
वोधक नहीं होगा । 
जिस प्रकार वंश्ाचुकमवादी सनोवेज्ञानिकों ने विभिन्‍न सहान पुरुपो के 
जीवन-इतिहास का अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी महानता 
उनके सहान परिवार ओर परम्परा के कारण थी उसी प्रकार इस पक्ष में भी 
कितने प्रसाण उपस्थित किये गये हैं । एक फांसीसी विद्वान ने बडे-वड़े लोयो 
के जीवन का अध्ययन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उन्हें समाज में 
जो प्रतिष्टा ओर उच्च पद मिला वह उनके वातावरण का प्रसाद था, वंशालु- 
क्रम का नहीं । वे ऐसे समाज से पालित-पोषित हुये थे जहाँ व्यक्तित्व के 
विकास के लिये सभी आवश्यक साधन मौजूद होने के कारण उन्हें किसी 
सरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पडा | यदि वातावरण उनके अनु- 
कूल न रहा होता तो वे कदापि जीवन में इतना महान बनने में सफल 
मनोरथ न हुये रहते । 
इस पक्ष की पुष्टि में इसी तरह का दूसरा प्रमाण मरे ट्रीप के निवासियों 

का दिया गया है जो प्रारम्भ में बहुत पिछडे हुये थे ओर उनकी भाषा इतनी 
दरिद्र ओर दयनीय थी कि छः के वाद लिखने के अंक ही नही थे । उनका 
जीवन पूर्णतः बर्बर था किन्तु जब उस द्वीप पर सभ्य जातियों का अधिकार हो 

याया तो उन्हीं मरे ह्वीपवासियो में से बहुत बड़े-बड़े गणित के विद्वान हुये । 

उनका यह उत्कर्ष इस बात का साक्षी है कि वातावरण और शिक्षा का असर 

व्यक्ति पर अमिट पडता है । उपर्युक्त कथन की सत्यता हमे भारतवर्ष की 

पिछडी जातियो के अध्ययन से भी प्रमाणित होती है । प्रायः छोगों का ऐसा 

विश्वास सा हो गया था कि झूङ्गों और अन्य आदिवासियों मे बोद्धिक योग्यता 

{ Intellectual ab7]it, ) नहीं होती, इसलिये चे उत्तरदायिव्व-पूणं 

कार्यभार सँभाळने में पूर्णतः अससर्थ हैं। किन्तु विकास के इस युग मे यह 

विश्वास दोपपूर्ण सिद्ध हो चुका है। आज भारतवर्ष में शिक्षा ओर समाज के 


ey 
ब्ख 


फलस्वरूप इन जातियों में ऐसे-ऐसे कानून और राजनीति विशारद मौजूद है 
जो विश्व के बड़े-बड़े महापुरुषों के दाँत खट्टे कर देते है। यदि उन्हे समुचित 
चातावरण और शिक्षा की सुविधा न मिली होती तो वे कदापि उन्नति के इस 


( २८ ) 


शिखर पर पहुँचने में समर्थ नहीं हये होते। अभी हाल भें ही कुछ दिन पहले 
भारतीय सनोवैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश सें बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रो म 
बौद्धिक भिन्वता देखने के लिये जो प्रयोग किया था उससे यही ,विदित हुआ 
कि बौद्धिक सिल्नता ब्राह्मणो और शूद्रो मे नगण्य है । अतएव बुद्धि मे जातीय 
सेद नहीं होता और इन दो जातियों में जो थोड़ा सा बोद्धिक अन्तर दीख पढ़ा, 
था दह जातीय-भिन्नता के कारण नहीं अपितु वातावरण की भिन्नता के कारण 
था। उच्च जातियों को अब तक वातावरण सम्बन्धी जो सुविधाएँ सिली 
हुई हैं वह पिछड़ी जातियों को नहीं जिसके फलस्वरूप वे बोद्धिक कार्यो में 
पिछडी हुई हैं । किन्तु जिन व्यक्तियों को सुन्दर साधन प्राप्त है वे उच्च जाति 
के व्यक्तियों से किसी अंश से भी कम नहीं हैं। भारत सरकार के प्रयत्न 
से वर्तमान में पिछड़ी जातियों का जो बोद्धिक विकास देखने में आ रहा 
हे चह किसी से छिपा हुआ नही है। 
पाइचात्य सनोवेज्ञानिको ने वातावरण जनित प्रभाव को बच्चो पर देखने 
के लिये कई प्रकार का अध्ययन किया है । प्रेसी और थामस ने ३२१ ग्रामीण 
और नागरिक बच्चों की बुद्धि का अध्ययन किया जिससे यह निर्विवाद है 
कि नागरिक बच्चे आसीण बच्चों की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठ थे। थासूसन का 
अध्ययन भी उपर्युक्त पक्ष को ही प्रतिपदित करता है। बुक ने इण्डियना में 
जो अन्वेषण इस दिशा से किया उसे भी नागरिक बच्चों से ग्रामीणों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धि दिखलाई पडी । बाल्डविन, फिलमोर और हेडछे ने जो 
!चाअन्न अवस्था के बच्चों का तुलनात्मक ( C0m 272४९) अध्ययन 
किया उससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण और नागरिक बच्चो से उनकी शेशवा- 
वस्था में बुद्ध्यात्मक अन्तर नहीं था किन्तु उनकी अवस्था ज्यो-ज्यों बढती 
गई त्यो-त्यो उनमें अधिक अन्तर दिखाई पड़ता गया । 
गाडन ने नाविक तथा अन्य बर्बर जातियो के बच्चों का बौद्धिक अध्ययन 
किया । य एसी जातियों थीं जिन्हे शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं थी । 
नच्च समाज से अलग रहकर अपना जीवन नाथों पर व्यतीत करते थे। बुद्धि 
परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि छः वर्ष से नीचे चाले बच्चों की बुद्धि उपः 
लब्धि (. ©.) ९० ओर १०० के अन्तरत थी किन्तु नो वर्ष से अधिक उम्र 
वाले बच्चों की छुद्धि उपलब्धि का मध्यमान ( ^४९7३९९ ) केवळ सत्तर 
था । इससे यह सिद्ध होता है कि ज्यो-ज्यो बच्चो की अवस्था बढती गईं 
त्यात्या वातावरण की बंजरता ( 3277९77९55 ) के कारण बुद्धि घटती 
राइ । स्ट्राउड का अध्ययन भी इस्री वात का साक्षी हे कि अवस्था-वृद्धि के 


( २९ ) 


साथ-साथ ग्रामीण बच्चों की अवनति होती गई और नागरिक बच्चो की 
बुद्धि बढती गई | शेरमन तथा हेनरी का भी अपने अन्वेपणों के आधार पर 
यही कहना है कि पाँच छः वर्प तक दो वातावरण में रहने वाले बच्चो की 
बुद्धि-उपलब्धि में अन्तर पड जाता हे। उपयुक्त सभी अध्ययनों का यही 
सारांश है कि बोद्धिक योग्यता का श्रेय वंशानुक्रम को नहीं अपितु वातावरण 
को है । 
आयोवा विश्वविद्यालय के कितने अन्वेपकों ने अनाथालय के बच्चो फे 
बौद्धिक विकास का अध्ययन किया है । उन बच्चों को दो वर्गों भे विभाजित 
कर दिया गया । एक वर्य को खेलने, कूदने ओर ग़ारम्भिक शिक्षा की 
सुविधाएँ दी गई' किन्छु दूसरे वर्ग को इन सुविधाओं से वंचित रक्खा गया । 
जव उनकी बुद्धि को परीक्षा ली गई तो देखा गया की जिन बच्चो को सुवि- 
घाएं दी गई थी वे दूसरे वर्ग के बच्चो से बुद्धि मे अत्यधिक श्रेष्ठ थे। 
यद्यपि इस अध्ययन का कुछ मनोवेज्ञानिकों ने खंडन किया हे किन्तु उनका 
खंडन उचित नही है । 
शिकागो में भी सनोविज्ञान वेत्ताओं ने ३४ बच्चो को दो प्रकार के वाता- 
वरण में रखकर उनकी बुद्धि की जॉच की है। उनके अन्वेषण से यही 
प्रमाणित हे कि जिनको सुविधाएं सञ्चुचित रूप से दी गई थीं उनका बुद्धि- 
विकास सुविधारहित वच्चो की अपेक्षा सुन्दर रूप से हुआ ओर फरतः 
दोनों प्रकार के बच्चों में भी बोद्धिक अन्तर पड़ गया । स्टेनफोर्ड विश्व 
विद्यालय का अध्ययन भी उपयुक्त दृष्टिकोण को ही प्रतिपादित करता है 
जिस पर विशेष प्रकार से प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक नही है । इसी 
प्रकार और भी कितने विद्ठानो ने अमरीका के विभिन्न अंचलों के बच्चो 
की बुद्धि का अध्ययन करके डुद्वि-विकास में शिक्षा ओर वातावरण के महत्व 
को प्रदर्शित किया है। 
अन्त में हस जुड़वे बच्चो के सम्बन्ध में वातावरण का उल्लेख करना 
आवश्यक समझते है। जिस तरह वबंझानुक्रम के पक्ष को पुष्ट करने के लिये 
मनोवैज्ञानिकों ने जुड़वे बच्चों का अध्ययन किया है उसी प्रकार वातावरण- 
वादियो ने भी अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये अनेको जुड़वे बच्चो का 
अध्ययन किया है । उन लोगों ने, जेसा कि ऊपर भी स्थर विशेष पर प्रकाश 
डाछा जा चुका है, खुडचे बच्चों को भिन्न-भिन्न वातावरण में रखकर वाता- 
वरण जनित बुद्धि-भेद को अच्छी तरह दिखला दिया है। इसका उल्लेख 
पहले ही किया जा चुका है इसलिये यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं । 


( ३० ) 


इसी प्रकार ओर भी कितने प्रमाण वातावरण के पक्ष मे विद्वानों द्वारा दिये 
गये हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है । 

अब एक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये हमे यह ध्यान में रखना होंगा क्रि 
दोनों पक्षों के अनुयायियों ने अपने-अपने पक्ष को पुष्ट करने ओर दूसरे पश्र 
की अवहेलना करने का प्रयास किया हे। किन्तु यदि गंभीर विचार क्रिया 
जाय तो मालूम होगा कि दोनों पक्षों मे से एक भी न पूर्णतः दोपषूर्ण हैं न 
चूर्णतः संतोपप्रद ही। वस्तुतः सत्यता दोनो पक्षों से है; इसलिये हम यहां 
कह सकते हैं कि न तो वातावरण पर ही वाळ-विकास पूर्णतः निर्भर करता 
है और न वंशालुक्रम पर ही बल्कि इसका श्रेय दोनो को है। बाल-विकास 
के लिये वातावरण उतना ही महत्व का है जितना कि बंशाचुक्रम । किसी एक 
के अभाव में बाळक का ससुचित विकास होना कठिन ही नहीं अपितु 
असंभव है। अतएव इन दोनो अंगों में से किसी एक अंग की भी उपेक्षा 
समुचित नहीं । जिस प्रकार सुन्दर से सुन्दर बीज को उपयुक्त मिद्दी, खाद 
और पानी की आवश्यकता होती है उसी तरह सुन्दर से सुन्दर वंशालुक्रम के 
लिये भी ससुचित बातावरण की आवश्यकता पडती है । अतएव माता-पिता 
और शिक्षकों का परम कर्तव्य हे कि बच्चों के समुचित विकास के दोनो 
अंगों को समान दृष्टि से देखें | 


४. आङुचंरिकता के नियम ( Laws of Heredity ) 

अभी तक हम बाळ-विकास में आजुवंरिकता ओर वातावरण के महत्व 
का उल्शेख करते रहे हैं। यहाँ आजुवंशिकता के विभिन्न प्रमुख नियमो पर 
संक्षिप्ततः प्रकाश डाळकर इस अध्याय को समाप्त किया जायेगा । 


(१) कीटाणु को निरंतरा ( Continuity of 
Germplasm ) 


कीटाणु की निरन्तरता का झुख्य सार यही है कि सन्तान अपने साता- 
पिता से उन्हीं विश्ञेषताओ को ग्रा करती है जो उन्हें अपने पूर्व-पुरुषों से 
सिली रहती है। माता-पिता के उन शुणों को बच्चे प्राप्त नहीं करते जिन्हें कि 
चे अपने जीवन में परिश्रम और शिक्षा के द्वारा अर्जित करते हैं। इस नियम 
की सत्यता को प्रमाणित करने के लिये वाइजमैन नामक विद्वान ने चूहों पर 
अपना प्रयोग किया । प्रयोग किये जाने वारे चूहों की उसने पूछें काट दी 
"कन्तु जब उन चूहों की सन्तान उत्पन्न हुईं तो उनकी पूछें पूर्ववत्‌ सम्पूर्ण 
था। इसी तरह कई पीढ़ियों तक चूहों की पूछे कारी जाती रहीं पर उनकी 


( ३६ ) 


सन्‍्तानों को बराबर पूरी पूछे जमती गई । इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला 
कि वस्तुतः बालरूकों को माता-पिता के अजित गुणों की प्राप्ति वंशाजुक्रम से 
नहीं होती बल्कि शिक्षा के द्वारा होती है। हम इस नियम की सत्यता अपने 
व्यावहारिक जीवन से भी देखते है। प्रायः ऐसा देखने सें आता है कि विद्वान 
नाता-पिता के बच्चे मूर्ख, लम्पट आदि और जुआरी माता-पिता के छूडके बहुत 
ही सच्चरित्र ओह सजन होते है । इसी तरह यदि किसी कारणवश साता-पिता 
का अंग-भंग हो जाता है तो वह अंग-संगता बच्चों में देखने में नही आती ! 
अतएव माता-पिता तथा शिक्षकों का कत्तव्य है कि इस नियम को ध्यान से 
रखते हुये बच्चों की, प्रारम्भ से ही उनके उचित विकास के लिये, समुचित 
शिक्षा का प्रबन्ध करें। 
(२) भेद-उत्पक्ति का नियम ( Law of Variation ) 
सेद-उत्पत्ति का नियम उपयुक्त नियम से भिन्न है। यह नियम किसी 
जाति की भिन्नता की व्याख्या करने के लिये प्रतिपादित किया गया है। यह 
वात पाठकों से छिपी हुईं नही है कि जहाँ माता-पिता के अनुरूप संतान 
में विशेषताओं पाई जाती है वहीं आगे चछकर उस वंशा के अन्य लोगों में 
उसका परिवर्तन भी हो जाता है। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न 
विचारधाराएं हैं। डाचिन का कहना है कि प्राणी मे यह परिवर्तन सहसा 
हो जाता है । किन्तु लेमाक इस परिवर्तन की व्याख्या प्राणी की इच्छा के 
आधार पर करता है। वह अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये चह कहता है 
कि पहले अफ्रीकाचासी जीराफ की गर्दन छम्बी नही थी किन्तु जब पेड़ से 
पत्तियो को तोडने में वह असमर्थ हुआ तो उसकी इच्छा के कारण उसकी 
गर्दन स्वी हो गई । तभी से सभी जीराफों की गर्दन लम्बी होने छगी। 
किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में विद्वानों में सतभेद॒ है कि अजित गुणों का 
वितरण संतान में होता है कि नही । जेसा कि पहले नियम में कहा जा 
चुका है, वाइजमेन इस भतत का खंडन प्रयोगात्मक परिणामो के आधार पर 
करता है । लेकिन सेकडुगळ तथा उसके अन्य अनुयायी इसका समर्थन करते 
हें। इसको सत्य प्रमाणित करने के लिये उसने चूहो पर प्रयोग किया । 
चूहों को उसने पानी में रक्खा । पानी से निकलने के छिये दो मार्ग थे। 
एक अल्घकारमय और दूसरा प्रकाशासय, किन्तु प्रकाशित पथ से जाने पर 
चूहों को चोट लगती थी । इसलिये पहरी पीढी के चूहे १६५ बार गतिया 
करके उचित भार्ग से जाना सीख सके । परन्तु जब यही प्रयोग तेईसवी 
पीढ़ी के चूहों पर किया गया तो देखा गया कि इस बार वे सिफ २५ बार 


( ३२ ) 


गलतियाँ करने के बाद उचित पथ से जाना सीख सके | इसी तरह के ओर 
सी कई प्रयोगो के आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि अजित शुणों 
का वितरण भी सन्तानो में होता है। इसलिये जो गुण माता-पिता अपने 
जीवन में अजित करते हैं वे भी उसके बच्चों में पाये जाते है। अतएव 
शिक्षकों को बच्चो को बही शिक्षा देना उचित है जिससे कि वे अधिक लाभा- 
न्वित हो सके। 


3२१० ' (३) शुद्ध जाति की अमरता का नियस 

जॉन मेराडळ ने अपते बगीचे से दो प्रकार की मटरो पर प्रयोग किया 
ओर इस नियम का प्रतिपादन किया । उसका कहना है कि प्रकृति वर्णसंकरो 
की वृद्धि नहीं चाहती है ओर यदि किसी कारणवदा किसी वंश में वणसंकरता 
आ जाती है तो काळक्रस मे उसका लोप भी हो जाता हे। अन्ततोगत्वा 
शुद्ध सन्तान ही रह जाती हे । इसकी पुष्टि के लिये मेण्डल ने दो प्रकार की 
मररो से एक तीसरी प्रकार की वणसंकर सरर को उत्पन्न किया । 
पुनः इसको बोने पर आधे बीज शुद्ध मटर के हुये और आधे वर्ण- 
सूकर के हुये । बार बार ऐसा करने से वर्णसंकर मररो की संख्या कम हो 
गई ओर झुद्ध मटरो की ही प्रधानता रही। यही नियम जानवरों पर प्रयोग 
करके भी पाया गया । इसकी सत्यता उस समय देखने मे आती है जव 
एक उयामवर्ण और दूसरा गोरवर्ण का पक्ष सन्तानोत्पत्ति में काम करता है 
और परिणामतः बच्चे का वर्ण दोनों के सम्मिश्रण के समान रहता है। बाद 
में उसका वर्ण इस तरह का हो जाता है कि उसके विभाजन करने में असमर्थ 
हो जाना पड़ता है। यदि हम इसके गुण-दोषों पर विचार करें तो मालस 
होगा कि यद्यपि यह नियम कई स्थलो पर अक्षरशः रागू होता है किन्तु कई 
जगहों पर इसकी सव्यता नहीं दिखलाई पड़ती है। यहाँ इख नियम को 


ओर भी स्पष्ट कर देने के लिये मेण्डल के प्रयोग का नमूना दे देना अप्रा- 
संगिक नहीं होगा । 


बड़ी भटर छोटी मदर 
| | 
LE 
बड़ी सटर ( वर्णसंकर ) 


RT Fo 





%/ | | 
२५% ह (शुद्ध) ४०५ बढ़ी (वर्णसंकर) २५१ छोरी (झड) 


% 
२५८ बडी (शुद्ध) ७० / बड़ी (वर्णसंकर) २५% छोटी (शुद्ध) 
. ऊपर के चित्र से यह स्पष्ट है कि वर्णसंकरो के बार बार बोने से उनकी 
सख्या क्योकर क्रमश; न्यून होती जाती हे । 





तीसरा अध्याय 


सयजाल शिशा लथा उसका ज्ञानात्मक और 
क्रियात्मक विकार 
( Neonate & its Sensory & Motor development) 


१, नवजात शिशु ( Neonate ) 

जव वच्चा उत्पन्न होता हे तो वह उस सम्भव पूर्ण गक्ति और क्रिया- 
विहीन नहीं रहता। हाँ, उसकी विभिन्न अक्तियाँ और क्रिया बहुत ही 
सीमित होने के कारण अव्पसंख्यक होती हैं। यो तो विसिन्न अन्वेषकों 
के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हे कि गभस्थ दिश॒ सें मी कई घरक्तार 
की क्रियाय होती हैं -किन्ठु उन क्रियाओं की संख्या सें बृद्धि जल्स के 
पदचात होती हे। गर्भ से विछ का चातावरण अत्यन्त सीमित रहता 
हे किन्छु जन्म के बाद उसे एक असीमित वातावरण का सासचा करना 
पड़ता है। इसलिए उसे कई प्रकार की अभिनव क्रियायें सीखनी पड़ती हैं। 
जन्म के समय चह पूर्णतः असहाय रहता हे अतएव उसे अपनी सभी आद- 
इयकताओं की पूर्ति के लिए अपनी साता पर निर्भर करना पडता है। किन्तु 
ज्यो-ज्यो उसकी अवस्था-ब्ृद्धि होती जाती हे त्यों-त्यो वह अपने ऊपर निर्भर 
होना सीखता जाता है । 

यहाँ नवजात शिक्षु की विभिन्‍न झक्तियो पर प्रकाश डालने के लिए यह 
स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस सम्बन्ध मे कई विचारधाराथें हैं । कुछ 
सनोवेज्ञानिकों का कहना है कि शिक्ठु ओर सयाने की प्रतिक्रियाओं में कोई 
अन्तर नहीं होता क्योकि चह सयाने का ही प्रतीक होता है । इसीलिए 
नवजात शिक्षु में सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं की योग्यता अपूर्ण रूप से 
विद्यमान रहती हे किन्तु यह विचार-घारा कई कारणों से अमान्य हे। 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार नवजात शिक्ष सहज क्रियाओं का एुंज मात्र हे, 
इसलिए उसमें सहज और विषम (Simple and Complex Reflex 
2C£7075 ) क्रियाओं की ही क्षमता रहती है। परन्तु, च्यवदारवादियों का 
यह दृष्टिकोण भी खण्डित कर दिया गया हे। इसी प्रकार तीसरे पक्ष के 
अनुसार शिक्षुओं में सर्व प्रथम सामान्य व्यापार ( Massractivity ) 


३ 


( २४ ) 


ही होता है और उसमें विदिप्टता वाद में क्रमशः आती हैं। यही सिद्धान्त 
बहुसंख्यकों के लिए मान्य है। इसलिए यहाँ नवजात शिक्षुओं की विभिन्‍न 
प्रतिक्रियाओं की योग्यता का उल्लेख दो श्रेणियों भ किया जायगा। पहले 
उसकी ज्ञानात्मक शक्तियों ( Sensory Cap2CitC5 ) पर प्रकादा डाला 
जायगा, बाद मे उसकी सहज क्रियाओं ( ॥९£]९2-2£7075 ) तथा 
अन्य क्रियात्मक शक्तियों ( Motor-capacities) का उल्लेख किया 
जायगा । यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि इस सम्बन्ध में जो भी प्रयोग 
किये यये हैं उनकी विभिन्न पद्धतियां है, इसलिये उनके निर्णयो में भी 
अन्तर है किन्तु, हम यथासाध्य प्रसाणित प्रयोगों के आधार पर उनकी योग्यः 
दाओं का उल्लेख करेगे । 


२, ज्ञानात्मक योभ्यत्ता ( Sensory capacity ) 


नवजात शिशु की ज्ञानात्मक क्षमता की परीक्षा विभिन्‍न मनोवेज्ञानिकों 
ने की है किन्तु सब मे एकता नहीं है। इसका प्रधान कारण यही 
मालम होता है कि जन्म के समय वच्चो को अत्यधिक कप्ट होता है जिसका 
प्रभाव कई घंटों तक रहता है। कुछ बच्चे उस क्षतिसे शीघ्र ही निर्सुक्त हो 
जाते हैं और कुछ कई घंटों के बाद निर्मुक्त होते है । इसलिए जिन प्रयोगों से 
किसी योग्यता विशेष की जानकारी नहीं हो सकी हे उनसे यह नहीं समझना 
चाहिए कि बच्चे मे उसकी योग्यता थी ही नहीं, बहिक यह समझना विशेष 
उचित जचता है कि असामान्य अवस्था के कारण बच्चे में वह प्रतिक्रिया 
परिलक्षित नही हुई । अब यहाँ क्रमशः एक एक ज्ञानेन्द्रिय से आवद्ध 
योग्यता पर प्रकाश डाला जायगा । 

(१ ) दष्टि-संवेदना ( ४5६४० 9९75207 ):--जैसा कि पहले 
ही बताया जा चुका है गर्भ में बच्चे कई तरह की प्रतिक्रिया करने लगते 
है किन्तु, अ होने पर उनकी ज्ञानेन्द्रिया गर्भ की अपेक्षा अधिक 
परिपक्व और सबल हो जाती है जिनसे विभिन्‍न प्रकार का ज्ञान उन्हें 
होता हे । ह 

जन्मोपरान्त सर्वप्रथम बच्चे को इष्टि-संवेदना ( ४52] sensa- 
£।07 ) होती है। इसलिए प्रकाश और अन्धेरे में उसे भिन्नता मालूम होती 

> 
है । लेकिन, अनुभव न रहने के कारण वह किसी पदार्थ को देखने में असमर्थ 
र | किया जाता है कि बच्चा प्रकाश का अनुभव मात्र 
oe हक हक ) का बच्चा सामान्य पकाश में आनन्द, कडे 
बहुत कम आनन्द का अनुभव करते हुए पाया 


( ३५ ) 


गया । पहले ही दिन प्रकाश की न्यूनता सें उसकी झुखाकृति परिवर्तित हो 
गयी ओर ग्यारहदें दिन प्रकाश को हटा लेने पर वह रोने ग्रा । अत्यधिक 
प्रखर प्रकाश सें सोते समय उसे तकळीफ मालम हुईं ओर बेचैन होकर वह 
जग गया । जयने पर कड़ी रोशनी दिखाई गई तो उसने आखि बन्द करलीं 
और मस्तक को घुमा लिया । प्रेयर (P7९९7) का कहना है कि पहले-पहरू 
बच्चे को संवेदना का ही अनुभव होता हे, प्रत्यक्षीकरण ( Perception ) 
का नही । वह किसी बस्तु पर अपनी ष्टि स्थिर नहीं कर सकता क्योंकि 
उसमें नियंत्रण की योग्यता नहीं रहती। नो दिन तक उसकी ऐसी ही 
अवस्था रहती है, इसलिए वह रिक्त स्थान की ओर ताकता है। इसके बाद बह 
चसकीले पदार्थों पर अपनी दृष्टि गड़ाने से समर्थ होता है । एक बच्चा ग्यारह 
दिन की अवस्था में ऐसा करता पाया गया । किन्तु, दूसरा वच्चा चौदह दिन 
की अवस्था सें ऐसा कर सका । एक बच्चा तो दूसरे ही सप्ताह में प्रकाश का 
पीछा करते पाया गया । ऐसा अनुमान किया जाता है कि तीन चार दिन का 
वच्चा प्रकाश ओर अन्धेरे को समझता है किन्तु, रंग-भेद नहीं समझ पाता 
है। यह ज्ञान क्रमशः होता है। एक दस दिन की बच्ची साता के रंगीन 
वस्रं को देखकर बहुत प्रसन्वचित्त इष्टिगोचर हुई । 

इरविन ( [7 ), वेसर ( 55 ), रेडफील्ड ( Redfield ) 
प्रभति विद्वानों की भी खोजों से यह स्पष्ट है कि बच्चे अन्धकार में रोते ओर 
प्रकाश में झान्त रहते हैं। सात दिन सेनो दिन के बच्चे पर प्रयोग करके 
स्मिथ ( 57707 ) ने यह व्यक्त किया है कि रंगों को दिखलाने से बच्चे 
रोना ब॑न्द कर देते हैं। जो रंग जितना अधिक मनोहारी होता है वह 
उतना ही अधिक उसे प्रभावित करता है। बीसले ( B€25।९) ) का प्रयोग 
इस बात का साक्षी है कि बारह दिन के बच्चे दृष्टि-संवेदना से प्रभावित ही 
नहीं होते बल्कि उसपर अपनी आँख गड़ाने मे बहुत प्रवीणता दिखाते हैं । 
हाँ, इतना अवश्य है कि इस समय की नेत्र-्गति बहुत ही अदिमावस्था की 
रहती है जिसमें विशेष रूपेण तारतम्य नहीं रहता। शेरमन ( 9/2€7727 ) 
ने ८८ बच्चो पर जिनमें से ६८ की अवस्था ३४ घंटों के ऊपर और बाकी की 
अवस्था उससे कम थी इस सम्वन्ध से जो प्रयोग किया उसके आधार 
पर उसका कहना है कि ३४ घण्टे की अवस्था से कम बच्चो के सहनियम 
( Co-ordina(i0n ) और स्थिरता में अधिक अझुद्धियां होती हैं, किन्तु 
इससे ऊपर की अवस्था वालो में ये गळतियाँ नही होती हैं। अब विभिन्‍न 
अन्देषणों को ध्यान में रखते हुए यही कह सकते हैं कि नवजात शिश 


( ३६ ) 


( N€0०4९ ) में प्रकाश के अन्तरों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता 
मौजूद रहती है किन्तु, यह क्षमता कितनी विकसित रहती है इसको निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कहा जा सकता । 


(२) भ्वनि-संवेद्ना ( Auditory Sensation ):--नवजात्त 
शिक्षु के ध्वनिः्चान पर प्रकाश डालने के पहले यह व्यक्त कर देना 
प्रासंगिक न होगा कि जिन विद्वानों ने इस दिशा मे प्रयोग किया 
है उनमें मतैक्य नहीं है। किन्तु, इसमें सभी एक मत हैं कि जन्म के 
समय आँख जितनी परिपक्च रहती है, कान उतना ध्वनिन्‍उत्तेजना के लिए 
परिपक्व नहीं रहता, इसलिए प्रयोग परिणामों से भिन्नता हे। नवजात 
न्निश जन्सोपरान्त ध्वनि की अतिक्रिया करता है कि नहीं इसमें मतसेद हे। 
कुछ विद्वानों की घारणा है कि जन्म लेने के बाद कई घंटो तक बच्चे किसी 
प्रकार का नाठद सुनने सें असमर्थ रहते है, किन्तु कुछ ही दिनों के अन्दर 
वहु संख्यक बच्चे आकस्सिक ध्वनि, सीटी आदि की प्रतिक्रिया करते है जिनमे 
आँख का घुमाना, दन्द करना, रोना वन्द कर देना, शरीर घुमाना, हाथ पेर 
चलाने आदि की प्रतिक्रियाएँ होती हैं । ब्रायन ( 37927 ) का अपने प्रयोगो 
के आधार पर कहना है कि दो दिन के बच्चे नहीं सुनते हें किन्तु, तीसरे दिन 
बहुत से बच्चे कड़े शब्द को सुनने ळगते हैं ओर दसवें दिन आवाज को सम 
झने गते हैं । जो बच्चे नहीं सुनते हें-सम्भवतः उनके ध्वनि-यन्त्र मे कुछ 
दोष रहता है । स्टबूस ( 9£५0)5 ) उपयुक्त मत से सहसत नही हैं । उसका 
कहना है कि ध्वनि-्यन्त्र का दोष न सुनने का कारण नहीं होता, बल्कि 
उत्तेजना ( छगाएप्रांप5 ) की सबलता ( Int€757£9 ) सत्ताकाल 
( Duration) आदि इसके कारण होते हैं । इसकी पुष्टि विभिन्‍न 
प्रयोगों-द्वारा की गयी है। तीन दिन से ६ दिनके बच्चे को ध्वनि से 
अभियोजित ( ^4]5{९ ) करके आल्ड्रट और मार्क्विस ( Mar 
पुपऽऽ ) ने भी उनकी ध्वनि-योग्यत्ता का समर्थन किया है। टाळबॉट 
सहोदया ने एक शिशु को जिसकी अवस्था केवल तीन घंटे की थी, 
ध्वनि से संछुन्ध होते पाया किन्तु, सिगिसमण्ड को शब्द सुनने के 
चिन्ह कई दिनों के बाद मिले । जब ङुसमारू ने बच्चों पर, जिनकी 
अवस्था एक दिन की थी, प्रयोग किया तो उसे किसी शिशु में ध्वनि 
के प्रति किसी कार की अतिक्रिया परिछक्षित नहीं हुई। गंजमर ने 
एक से दो दिन के बच्चो पर जब प्रयोग किया तो उसे सभी बच्चों में 


( ३७ ) 


ध्वनि के प्रति की गयी प्रतिक्रियाएं दृष्टिगोचर हुईं। डा० डिकेन को 


६ घंटे से ही ध्यनि-क्लान से युक्त शिक्ष मिले । प्रेयर ( ०५९८५ ), 
ब्रायन ( 37997 ) से खहमत नहीं है क्योंकि एक वच्चे में उसे 
तीसरे दिन ओर दूसरे से छठें दिन भी ध्वनिज्ञान के लक्षण नहीं मिल 
सके किन्तु सली ( 5प्रा9 ), वाइडविन ( B2]0\४77 ) को शब्द कहने 
पर मस्तक घुमाते हुए बच्चे मिले । इस म्रकार हम देखते हैं कि जितने भी 
प्रयोगात्मक असाण उपस्थित है उन सब से भिन्नता है। इसलिए उपयुक्त 
प्रयोगो के आधार पर यही कहा जा सकता है कि पहले घपण्दों में बच्चा कुछ 
भी नहीं सुनता है, किन्तु छठे घण्टे से लेकर तीसरे सप्ताह तक सभी बच्चे 
सुनने लगते है यह भिन्नता बच्चों की शारीरिक बनावट ओर र्वास्थ्य के 
कारण होती है । अगर कोई वच्चा इस अवधि के बाद भी नहीं सुनता है तो 
उसे बहरा समझना चाहिए। शव्द से बच्चे कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं करते 
वल्कि इनका सम्पूर्ण शरीर प्रकम्पित हो जाता है। 


(३ ) स्वाद-संचेदना ( Sensation 07 Taste ):--नवजात 
शिक्षु ( e02९) के स्वाद ( 45९ ) ज्ञान की परीक्षा के लिए 
विभिन्‍न पद्धतियो का आश्रय लिया गया है। उन सभी परिक्षणाँ से यह 
निविवाद है कि उनमें स्वाद-भिन्नता ( Taste difference) को 
ससझने की योग्यता सोजूद रहती हें । कुसमाल ने बीस वच्चो पर 
जिनकी अवस्था एक दिन की थी चीनी ओर छङुनेन के रख के साथ प्रयोग 
किया । जव चीनी का रस उनके सुँह में डाला जाता था तो वे अपना सुह 
वन्द करके उसे निगळने लगते थे किन्तु, कुनेन का रस देने पर उनका सुह खुर 
जाता था, ऑखें बन्द हो जाती थी; लार गिरने लगता था और बच्चे उसे उग- 
रने की कोशिश करते थे । फेण्टन ( F€707 ) ने एक ६ दिन के बच्चे को 
जब अण्डी का तेल दिया तो उसने निपेधातमक ( \९९१०।।४९ ) प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित की किन्तु, दिन ( $707 ) को अपने अयोगो में बच्चे के स्वाद-झ्ञान 
के कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए। जेनसेन ( ]९०५९॥ ) ने खट्ट , 
मीठे, कडवे और नमकीन द्रवो के साथ जो प्रयोग बच्चो पर किया उससे यह 
स्पष्ट है कि मीठे, खट्टे और कड़दे फलों को चूसने की प्रतिक्रिया मे कोई 
अन्तर नही मिला । हो, नमकीन द्रव की प्रतिक्रिया मे कुछ असाधारण अन्तर 
अवश्य ही परिलक्षित हुआ। इस तरह हभ देखते है कि ( ]€75९7 ) 
जेनसेन का प्रयोग कुसमाल फे प्रयोग परिणाम का पुर्णतः प्रतिपादन 


Ce] 


( ३८ ) 


नहीं करता। गंजमर ने पच्चीस बच्चो पर कुसमाल की ही तरह मरयोगा 
किया ओर उसे सी कुसमाल की तरह प्रतिक्रियाएँ बच्चों से दृष्टिगोचर 
हुईं । हाँ, इतना अवश्य था कि जिस द्रव की प्रतिक्रिया एक शिश्ञ ने 
निषेघात्मक ( \९९2।।४९ ) की उसी की दूसरे ने धवाव्मक प्रतिक्रिया 
( Positive response ) की । क्रोनर, फेहलिंग प्रमति विद्वान भी इस 
तथ्य का समर्थन करते है । प्रेयर ( ०५८४ ) का भी यही कहना हे कि 
उनकी प्रतिक्रियाएं वेयक्तिक भिन्नता ( Individual difference ) 
के कारण जेसी भी हों, किन्तु इतना अवश्य है कि बच्चों में स्वाद- 
ज्ञान की क्षमता रहती है । स्वय उसका एक दिन का बच्चा चीनी 
चाटने रगा था, किन्तु अन्य चीजों को नहीं। इस प्रकार हस देखते हैं कि 
शिच ( $707 ) को छोड़ कर प्रायः सभी अन्वेपको को दच्चे में स्थाद-ज्ञान 
( Ta5te-9€75९ ) की प्रतिक्रिया सिली हे । सम्भव है कि किसी कारण- 
विशेष से शिन को नवजात ( \€072९ ) शिक्षु में स्वाद प्रतिक्रिया 
दृष्टिगोचर न हुईं हो । अतएव, हम यही कह सकते हैं कि नवजात शिशुओं 
से खट्टा, मीठा, कड़वा ओर नमकीन स्वादों का अनुभव करने की योग्यता 
रहती है । 

(४) घ्राण-संबेदना ( Olfactory sensati0n ):--नवजात 
( Neonate ) शिक्ष के घ्राणज्ञान ( Olfactory 5८75९ ) के 
सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिको में मतभेद है क्योकि कुछ छोमो का ऐसा 
कथन है कि जन्म के समय उनकी घ्राणेन्द्रिय परिपक्क रहती है किन्तु, कुछ 
छोग इससे सहमत नहीं हैं। इसलिए यहाँ हस कुछ अयोगों का उल्लेख 
करके अपना विचार प्रगट करेंगे। टेलर ( Taylor ), जोन्स ( J०n९ऽ ), 
पेंट ( P7a(£ ), नेलसन { \elson ) प्रभ्दति विद्वानों ने वजात बच्चो पर 
विसिन्न प्रकार के गन्धो के साथ जो प्रयोग किया है उनके आधार पर उनका 
मत है कि गन्धों के द्वारा उत्तेजित करने पर गन्ध के कारण नहीं, अपितु स्पर्श 
के कारण बच्चों सें विभिन्न अतिक्रियाएँ हुईं। डीशर (75]९7) ने कई रकार 
के गन्धों को बच्चों की नाको से डाला जिसके कारण 


रण उनमें कई प्रकार की 
तेक्रियाएँ क्षेत € ~ = 
घरति परिलक्षित हुईं। इसलिए उसका कहना है कि बच्चों को गन्ध 
ज्ञान अवश्य रहता है, 


~ केनत cs 
र किन्तु यह निइचयात्सक रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि चे विभिन्न प्रकार के 


गन्धा के अन्तर को जनते हैं कि नहीं । दूसरे अयो- 
गस्मक मम्गणा द्वारा भी डीशर ( D75].€7 ) के कथन का खण्डन किया 
गया है। स्टर्न ने (S९7 


7) जव रोते हुए बच्चों को दूध या अन्य सुगन्धां से 


( ३९ ) 


उत्तेजित किया तो रोते हुए बच्चे चुप हो गये। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
यद्यपि विभिन्त मनोवेज्ञानिकों का इस सम्बन्ध सें एक सत नहीं है, किन्तु 
इन्हीं प्रयोगों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अन्मोपरान्त ही बच्चों 
सें घराण-संवेदना की योग्यता विद्यमान रहती हे, भरे ही उन्हें गन्धन्सेद का 
ज्ञान न हो । 


(५) त्वक-संवेद्ना (Cutaneous Sensati0n):—rवक संवेदना 
के अन्तर्गत शीतोपण (7€7704]), पीडा तथा स्पश संवेदनाओ की परि- 
गणना होती हे । जहाँ तक शीतोष्ण संवेदनाओं का प्रश्‍न है उनके सम्बन्ध में 
यही कहा जा सकता कि नवजात ( ँ८०॥०६८ ) शिक्षु को इसका दान 
जन्मोपरान्त होने लगता है । प्रेयर ( P7९४९7) ने जब एक दिन के शिज्षु 
को गर्म पानी से नहलाया तो उसे अच्छा मालूम हुआ, किन्तु जब उसी को 
उण्ढे पानी से नहलाया गया तो उसकी प्रतिक्रियाएँ उसके कष्ट का योतक 
थीं । जेनसेन (]९5९7) ने विभिन्न मात्रा में रम दूध को पिलाने में पीने 
की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखा । जब एक से दस दिन के बच्चों की जीभ 
पर आठ अंश से तिरपन अंश गर्म पानी की बूदों को रखा गया तो एक दिन 
के बच्चों मे अन्य बच्चों की अपेक्षा इसकी संवेदन-क्षमता अधिक थी । कडन 
(Crudden) और कोफ्का ( £0६2 ) का भी अपने ग्रयोगो के आधार 
पर यही कहना है कि नवजात ( \€072(९ ) शिशुओं से शीतल और 
उष्ण जल की संवेदनशीलता (5९०75707ए79) की शक्ति विद्यमान रहती 
है । अतएव हम यही कह सकते हैं कि शीतोष्ण को अनुभव करने की क्षसा 
बच्चों में मौजूद रहती हे। 

अब स्पर्श और पीडा की संवेदनशीलता बच्चों में रहती है कि नही, इस 
पर रकाद डालने के लिए यह व्यक्त कर देना आवश्यक हे कि जहा तक स्प 
शान का सस्बन्ध है यह कहा जा सकता हे कि इसकी योऱ्यता नवजात 
शिश्षु में वर्तमान रहती है । छुसमाळ के प्रयोग से यह विदित होता है कि 
जब बच्चों की जिह्वा के उपरी [अंश पर किसी चीज से स्पर्श किया यया 
तो उनमें चूसने , की प्रतिक्रिया हुई किन्तु, उनकै एप्ठांश पर स्पर्दा करने से 
किसी तरह की प्रतिक्रिया परिलक्षित नहीं हुई । ६ दिन की उम्र घाले बच्चे 
में जिह्ना-स्पश, चूसने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में पर्याप्त था। कई बच्चो में 
तो जन्म फे दिन भी स्पर्श की प्रतिक्रिया देखी गयी हे। कहने का तात्पय 
यह है कि हम उनकी स्पर्श योग्यता को अस्वीकार नहीं कर सकते । 


( ४० ) 


अभी तक जितने भी प्रयोगात्मक परिणाम उपस्थित हैं उनके आधार पर 
निरचयात्सक रूप से यह कहना उचित प्रतीत होता है कि बच्चों में जन्मों- 
घरान्त पीढ़ा की संवेदना नहीं होती, किन्दु कुछ काळ वाद ही वे पीदा ली 
भी अनुभव करने छगते हैं। डीयरवार्न ( 0370077 ) का तो कहना हं 
कि उन्यासी दिन तक बच्चों को पीड़ा का अनुभव नही होता किन्तु, डाकरे 
( Dockeray } और राइस ( 2८९ ) ने जो प्रयोग इस सरवन्ध सें 
किया उससे यह विदित होता है कि एक वार पीढ़ा की उत्तेजना से उत्तेजित 
करने पर नवजात बच्चे ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नही अदर्शित की, लेकिन 
याँच घंटे बाद जब उन्होने बच्चे को बार-बार उत्तेजित किया तो उसमें वेचेनी 
की प्रतिक्रिया देखी गयी । यद्यपि यह कहना बहुत कठिन हैं कि ऐसा क्यों 
हुआ, किन्तु इतना निविचाद है कि पीड़ा का ज्ञान बच्चो मे स्पर 
बाद होता है। 

(६) अन्तरावयच संवेदना ( Organic sensation ):— 
आन्तरिक पीड़ा आदि को अन्तरावयव ( 0727/0 ) संवेदना कहते 
है। अब प्रइन यह है कि नवजात शिश्षु भूख-प्यास का अनुभव करता है या 
नहीं ? इस अइन के उत्तर पर विचार करें तो यही कह सकते है कि जन्म 
के कुछ ही समय वाद उसमें भूख-प्यास अनुभव करने की शक्ति हो जाती 
है। कुसमार तथा प्रेयर (7८५८० ) मभूत विद्वानो का कहना है कि 
बच्चे को जब सूख या प्यास लगती हे तो वह अपने मस्तक को इधर से 
उधर करता है या रोता हें अथवा चूसने की अतिक्रिया करता हे। ये सभी 

प्तिक्रियाएँ उसकी वेचेनी को प्रकट करती है। हाँ, तब इतना अवच्य है कि 
इस संवेदना को अनुभव करने के समय में व्यक्तिगत मित्रता (70४742 
ifference) होती है। कुछ बच्चे चार-पाँच घण्टे बाद ही भूख-प्यास का 
अनुभव करते है और कुछ कई घण्टो के बाद इसका अनुभव करते हैं । 
अबतक हम नवजात (\१९072९) शिशु की विभिन्न ज्ञानात्मक शक्तियों 


(ensory C2P2C(।९5) का डब्लेख करते रहे हैं इसलिए उनके सम्बन्ध 
से निष्कप रूपसे यह कह देना अपासंगिक न ,होगा कि उनसे सभी प्रकार 
की ज्ञानात्मक 


ह शक्या दो सदाह के अन्दर परिलक्षित होती हैं किन्तु, सभी 
क्षमता उके ह| साथ नहीं होती। इसके अतिरिक्त चे झक्तियाँ उसी 
समय पूर्ण विकसित भरी नहीं रहती वल्कि उनका विकास कालक्रमेण अनुभव 


* Dt ~ ha 
(Experience) और अवस्था बृद्धि के साथ होता है जिसका उल्लेख आगे 
चलकर किया जाएगा । 


( 9४१ ) 


३. क्रियात्मक योग्यता (Motor-capacity) 
यो तो नवजात ( \॥€०१४९ ) शिक्षु में कई ग्रकार की क्रियारमक 
रोगयताए विद्यमान रहती हैं किन्तु पहले हम उनकी सहजनक्रेयाआ (Re- 
ही25 ४८०४५) का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, बाद में उनकी अन्य शक्तियों 
का उल्लेख किया जाएगा । 

५ (१) सहजक्रिया (Reflex ४८४१00):--इसके पहले कि हम बच्चों 
छी विभिन्न सहज क्रियाओं पर ग्रकाश डाले; पाठकों को सहज क्रियाओं (Re 
lex 20005) के स्वरूप और उसकी विशेपताओ से परिचित करा देना 
सावश्यक है। यदि इसकी व्याख्या परिभाषा द्वारा करें तो हम थोड़े शव्दो मे 
यही कह सकते है कि किसी उत्तेजना से उत्तेजित होने पर उसके प्रतिकार के 
लिए जो ताव्कालिक (m/९0:2!९) स्वायविक (\5८८]३7) अथवा 
पेशिक ( G]370]27 ) प्रतिक्रया होती है उसे सहज-क्रिया ( Reflex" 
2९६07 ) कहते हैं । किसी उत्तेजना ( 5770७ ) के उपस्थित होते 
ह अदिरस्व सहजःक्रिया होती है। इसे हम अपने जीवन के अनुभव से नही 
खीखते है वल्कि इसकी योग्यता जन्सजात ((70077) होती है। पलक 
रिराना, आँसू गिराना, खॉँसना आदि सहजःक्रियाए कहलाती हैं । कुछ सहज- 
क्रियाएं वाहरी उत्तेजना के कारण होती हे और कुछ मे बाहरी उत्तेजना 
(External-stimuln$) काम नही करती बढ्कि आन्तरिक उत्तेजना 
(Internal stimu!) कास करती है। पलक गिराने, छीकने, पर 
झटकारने आदि की क्रियाएं बाहरी उत्तेजना के कारण होती है किन्छ, 
खॉसने की सहज-क्रिया आन्तरिक उत्तेजना ([nt९774] 5त7पप5) के 
कारण होती है। यह क्रिया बहुत ही सरळ स्वरूप की होती है जिसपर व्यक्ति 
ळा नियन्त्रण नही रहता; क्योकि जिस समय यह क्रिया होती है उस समय 
इसका ज्ञान जीव (07९2772507) को नही रहता। किन्तु, बहुत-सी ऐसी 
सहज-क्रियाएं डे जिनकी चेतना, होने के बाद हो जाती है। छींकने, खॉसमे 
खुजळाने की क्रियाओं का छान बाद में हो जाता है किन्तु, पलक के घटने- 
कटने की क्रिया का ज्ञान जीव (07ए27i5mा) को कदापि नहीं होता है । 

बहत-सी सहजक्रियाएँ तो जीवन भर बनी रहती हैं किन्तु ऐसी भी कुछ 
क्रियाएँ होती हैं जो शेगवकाल में ही विलीन हो जाती हैं। इसमे एक प्रकार 
की एकरूपता ([77740777779) रहती है क्योंकि इसके होने का ढंग सदा 
मुक ही रहता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की तबदीली (C27९) नहा 
होती। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी उत्तेजना विशेष से एक ही 


( ४२ ) 


प्रतिक्रिया विशेष होती है, दूसरी नहीं। पेर पर किसी कीड़ा के चढ़ने पर 
प्र झटकारने की ही सहज-क्रिया होती हे, अन्य प्रकार की नहीं । इसकी 
तास्कारिकता भी अपनी एक खास विशेषता है क्योंकि ज्योंही कोई 
उत्तेजना उपस्थित होती है त्योंही उसके अनुरूप विना किसी विलम्ब 
के कोई सहज-क्रिया होती है। ज्योही कोई अपना हाथ किसी की आँखों के 
सामने जल्दी से करता हे त्योंही पलक गिरने की सहज-क्रिया भी होती हे, 
पर यह बहुत देर तक रहती नहीं है, बल्कि शीघ्र समाप्त हो जाती है। 
इसीलिए इसे क्षणिक स्वरूप ( पफव्वापओशाए 72६07९) का कहा 
जाता है। कोई चीज नाक में पढ़ने पर छींकने की क्रिया होकर झीप्र 
समाप्त हो जाती है, इतना ही नहीं, बल्कि यह इतनी सरळ होती है 
कि इसमें किसी प्रकार की जटिलता का नास तक नहीं रहता । 'इस 
सम्वन्ध में पहले ही हम व्यक्त कर छुके हैं कि एक उत्तेजना से एक 
ही स्वरूप की सहज-क्रिया केसे होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हे 
कि इसके लिए शरीर का कोई अङ्ग विशेष ही आवश्यक होता है, सारा 
शरीर नहीं। हम पहले ही देख चुके हैं कि छींकने की क्रिया या परक 
गिराने की क्रिया नाक या आँख से ही होती है अन्य अंगों से नहीं । इसलिए 
मनोवैज्ञानिको ने इसे स्थानीय (]0८2] ) कहा हे। अन्त में इसके 
सम्बन्ध में इतना कह कर इसकी व्याख्या समा करेगें कि यह अचजित 
{ unlearnt) तथा अनियंत्रित ( uncontrolled) है क्योकि 
इसकी योग्यता हममें , जन्मजात होती है । इसे अनुभव से सीखा नहीँ 
जाता । जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके कुछ ही देर बाद कई 
भकार को सहज-क्रियाएँ करने लगता है। इसे अनियंत्रित इसलिए कहा 
जाता है कि इसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यह विचार-विहीन 
होती है। सहज-क्रिया को हम कभी रोकने से समर्थ नहीं होते । 


(२) सहज-क्रियाओं के प्रकार ( Types of Reflexes ) 


नवजात ( \€074९ ) शिक्ष॒ से कई घकार की सहज-क्रियाएं परि- 
रू oT Te he ~ 
"चित हाता है कन्तु, यहां हम कुछ प्रसुख सहज क्रियाओं का उल्लेख करेगे । 


( क ) पलक-प्रत्यावत्तेन ( P77] ary Reflex ):—पलक प्रस्या- 
वत्त न सभी सामान्य मनुष्यो मे पाया जाता है । इसी के बदोलत मनुष्य 
अपनी आँख को अंधकार और प्रकाश में अभियोजित ( Adjusted ) 
फरने में समर्थ होता है। पुतळी के घटने और बढने के व्यापार को ही पलक 


( ७३ ) 


भ्रत्यावात्तंन कहते हैं। कम प्रकाश में बच्चों की पुतलियाँ बढ जाती हैं और 
अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती हैं । यों तो इस सहज-क्रिया की परीक्षा नव- 
जात दिझु॒ में बहुत कठिनाई के साथ होती है किन्तु, शेरमन (Sherman) 
अश्ति-विद्वानों के श्रयोग से स्पष्ट है कि यद्यपि जन्म के समय बच्चों में यह 
नहीं देखी जाती किन्तु, दो घंटे के वाद ही यह क्रिया दृष्टिगोचर होती है । 
तेतीस घण्टे के बच्चों में यह प्रतिक्रिया बहुत ही निश्चित और स्पष्टतः 
परिळक्षित हुई है । इस तरह हम देखते है कि इसका आविर्भाव जन्म के 
कुछ घण्टों के बाद होता हे । 

( ख ) स्नाथु-प्रत्याचत्तेन ( Tendon २८॥९० ):—मांसपेश्ची से 
आवद्ध स्वायु के थपथपाने से उस मांसपेशी में जो संकुचन ( Contrac- 
007 ) होता है उसे स्नायु सहज-क्रिया ( ९7000 २९१८७ ) अथवा 
रनायु-प्रत्यावरत्त कहते हैं । घुटना झरकारने की सहज-क्रिया तथा ओर कई 
क्रियाएँ इसके अन्तर्गत आती हैं जिनका वर्णन क्रमशः किया जायेगा । घुटना 
झटठकारने की उत्तेजना घुटने की चक्की के ठीक नीचे उससे आवद्ध स्नायु 
के थपथपाने से मिलती हे। यह प्रतिक्रिया जॉघ के सामने वाली मांसपेशी 
( Mu] ) के संकुचन ( Contracti0n ) से होती है। इसी के 
सिलसिले में यदि किसी तरह की रुकावट नहीं रहती है तो पेर झटकारने की 
सहजःक्रिया होती है । 

दूसरी सहज-क्रिया जिसकी परिगणना स्नायुःप्रत्यावत्तंन ( Tendon 
Refl€%९5) के अन्तर्गत होती है वह एचिल-स्नायु-सहज-क्रिया 
६ Achilles Reflcx ) के नाम से प्रख्यात है जिसकी उत्पत्ति पेर की 
पुड़ी के ठीक ऊपर स्थित एचिल-स्नायु के थपथपाने से होती है | इसी 
घकार्‌ द्विसूळ ( Bicep-R€fl€% ) तथा त्रिमूल ( Tricep-Reflex ) 
सहज-क्रियाएं भी होती है । द्विमूझ सहज-क्रिया जेसा कि नाम से ही स्पष्ट 
है द्विसूळ ( Bi८)5) नामक सांसपेशी ( 05८९5) के संकुचन 
( Contracti0n ) से होती है। यह संकुचन केहुनी के जोड़ के सामने 
के स्नायु के थपथपाने से होती हे। त्रिमूल स्नायुन्सहजनक्रिया ( T7icep- 
R€flध% ) की उत्पत्ति त्रिसूळ मांसपेशी के संकुचन से होती हे 

जो केहुनी के ठीक पीछे उसके ऊपरी भाग में स्थित स्नायु के थपथपाने 
से होती हे। 

यद्यपि डीवी ( D९७९} ) प्रभृति विद्वानों ने स्नायु-त्यावत्तन 
(Tendon-Reflex) की सत्ता ( Exi5te0Ce ) सात सहीने के गर्भस्थ 


( ४४ ) 


शु ( F६५७) में सी सानी है किन्तु, अन्वेषण करने पर कई नवजात 
( Ne0n2९5 ) शिं में यह प्रतिक्रिया नहीं पाईं गयी है। इससे यह 
नालम होता हे कि यचपि गर्भस्थ शिक्षु ( 7८0४5 ) में यह प्रतिक्रिया 
सम्भव है किन्तु, सभी ववजात शिक्षुओं में इसका होना आवश्यक नहीं है । 

यहाँ सी यह स्मरणीय है कि जन्म के समय इसका अभाव किसी शिञुः 
विशेष की असामान्यता के कारण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके 
अतिरिक्त और कई कारण हो सकते हैं । 


(ग) चारण-प्रत्यावत्तन (Grasping Reflex अ 
महज-क्रिया का व्यापार सभी शिक्षुओ से जन्स से ही पाया जाता है। चार 
महीने तक यह व्यापार देखा जाता है, बाद सें यह स्वतः विलीन हो जाता है। 
नवजात शिक्षु की हथेली पर हल्का भार देने या उसके सामने कोई पकड्ने- 
वाळी चीज को करने से उसमे पकड़ने की सहज-क्रिया होती है, किन्तु सभी 
अवस्थाओ से यह व्यापार परिरक्षित नहीं होता । भूख ओर रोने की स्थिति 
ने शिज्षु का यह शारण-प्रत्यावत्तन ( Grasping Reflex ) आसानी से 
देखा जा सकता है, किन्तु उसकी सुषुष्तावस्था से ऐसा नही हो सकता । इस 
स्थळ पर जे०बी० मार्गन (].B. M0747) द्वारा दिये गये एक असामान्य 
( ADn0rm02] ) वच्चे का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा । वह ऐसे 
निश को व्यक्त करता है जो अनिश्चित काळ तक यह व्यापार प्रदु्शित करता 
था, परन्तु ऐसा सभी सामान्य बच्चो सें सम्भव नहीं हे । हम किसी नवजात 
शिश्षु के सामने कोई नई चीज छे जाते हैं तो वह उसे जोरों से पकड़ लेता 
है । कभी-कभी ऐसा होता है कि वह उसके सहारे मिनटों अपने भार को 
सभाले रहता है । इसकी उपयोगिता मानवजाति में विशेष नहीं है, कारण 
यह है कि चार सहीने के बाद बच्चों से यह व्यापार नहीं देखा जाता । इसकी 
अत्यधिक योग्यता बन्दरों में पायी जाती है । 


( घ ) पादतालिका-प्रत्याचत्तंन ( Plantar Reflex or Bi- 
Dinski Reflex ):—नवजात शिशु के तळवे को जब कोई सुहाता या 
अन्य प्रकार से उत्तेजित करता हे तो वह अपने अंगूठे को फैला देता है और 
अन्य उंगलियो का आकार पंखा की तरह हो जाता हे। इस प्रतिक्रिया को 
सनोवेज्ञानिको ने पादतालिका अत्यावत्तेन ( Plana” R€॥।९% ) के बाम 
ने अभिव्यक्त करिया है। यह सभी सामान्य शिक्षुओं में पाई जाती है। 
रोचादख ( RCh३705 ) तथा इरविन (Irwin ) ने इसमे कई प्रकार 


( ७४५ ) 


के परिवत्तनों को प्रदर्शित किया हे, किन्तु, अधिकांश सनोवेज्ञानिकों ने इस पर 
ध्यान नहीं दिया है । इसलिए बच्चे में अंगूठा प्रसरण के अतिरिक्त और भी 
कई प्रकार की भतिक्रिथाएं होती हैं। यही कारण है कि निश्चयात्मक रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता है कि तरवे के सुहळाए जाने पर शिश्षु में कौन-सी 
प्रतिक्रिया होगी । इस दगा में विभिन्न अवस्था के बच्चो के निरीक्षण से यह 
स्पष्ट हे कि इसका विकास सामान्यीकरण से विशिष्टता की ओर होता हे | 
दूसरे शब्दो में यही कहा जा सकता है कि आरंभ में यह प्रव्यावत्तन सामान्य 
स्वरूप का होता है, बाद से उसमे विशिष्टता आती है । 

इसी तरह कपोल प्रत्यावत्तच ( Ch€€।-२९॥€x ) तथा अन्य सहज 
क्रियाएं भी काळफ्रम में उत्पन्न होती हैं किन्तु, उनपर यहाँ प्रकाश डालना 
आवइयक नही हे। नवजात शिक्षु से उपर्युक्त सहज-फक्रियाओ का ही 
प्राधान्य है। ~' 

“(३ ) शिशु-जीवन में सहज क्रियाओं का महत्व 
( Importance of Reflexes in Child’s Life) 

हम अभी उपर कह छुके है कि शिक्षु जीवन मे सहज-क्रियाओं का 
धान्य और बाहुल्य रहता है | कुछ तो जन्म के समय सोजूद रहती हैं 
ओर कुछ वाद में समयाचुकूल उपस्थित होती हैं ओर वाद में बिलीन हो 
जाती हैं। कोरोनिथस का प्रयोग इस वात का साक्षी है कि जिन 
च्यवहारों को बच्चे जन्मोपरान्त सीखते हैं उन्हें जानवर जन्म के पहले ही 
सहज-क्रियाओ के विकासक्रम में सीख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
सहज-क्रियाएं बच्चों के विभिन्न व्यवहारो को सीखने के लिए आवश्यक है । 

वाटसन ( \2£507 ) ने भी प्रयोग द्वारा थह अदृशित कर दिया 
है कि बच्चे के शिक्षण, आदत, संवेग ( £70707 ) आदि के विकासो में 
सहज-क्रियाओ का प्रसुख हाथ रहस्ता हे। इसके अतिरिक्त ये क्रियाएँ उनके 
जीवन के लिए अव्योपयोगी हैं । पलक प्रत्यावत्तेन (Pupilary Reflex) 
के प्रसाद से शिशु अपने को प्रकाश अथवा अन्धकार में अभियोजित करने 
मे समर्थ होता हे। छींकने से हानिकर पदार्थ नाक से बाहर निकल जाता 
हे । कहने का तात्पर्य है कि सहज-क्रियाएँ जीवन को सुरक्षित रखने में सहायक 
सिद्ध होती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इन प्रत्यावत्तनो का महत्व कस 
नहीं हे। हम बच्चो की सहज-क्रियाओं को जानते है और उन्ही के आधार 
पर हम उनके भाची जीवन का निर्माण शिक्षा द्वारा करते है। इस प्रकार 
'हम देखते हैं कि इनका महत्व बच्चों के जीवन में अत्यधिक है। 


( ४६ ) 
७. अन्य क्रियात्मक शक्तियाँ ( Motor Capacities ) 


हस बच्चों की सहजःक्रियाओं का उल्लेख संक्षिप्ततः कर चुके हैं। यहाँ 
इस उनकी अन्य क्रियात्मक शक्तियों को नाम मात्र ही व्यक्त करेंगे क्योंकि 
मागे चळकर स्थळ विशेष पर उनके विकास का वर्णन किया जाएगा। 
जिन विद्वानों ने नवजात शिझुओं के व्यवहारो का अध्ययन किया हे 
उन्होंने उनमें और भी कई प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। यों तो जन्म के समय 
से ही उनमें साँस लेने, कन्दन, चूसने, मलमूत्र त्याग करने की क्रियाएँ देखी 
जाती हैं किंतु, कुछ जन्म के कुछ सेकेण्ड बाद ओर कुछ घंटो वाद देखने में 
जाती हैं । इसमें व्यक्तिगत-भिन्नता ( Individual difference ) भी 
पाई जाती है । चौबीस घण्टो में बीस घण्टे प्रायः सोने से ही व्यतीत होते 
है किन्तु, जायते समय उनमें अत्यधिक सक्रियता रहती है। हाथ, पर, आँख, 
नाक में अनियमित गतिया ( Random movemenis) होती हैं। 
सोने की हालत में भी उनसे पूर्णतः निष्क्रियता नहीं रहती हे। हाथ-पेर को 
इधर-उधर घुसाना या फैलाना तो बच्चों का साधारण व्यापार है। बीस 
मिनट के बाद ही अधिकांश बच्चों म छींकना, अश्नुखाव, जैभाई लेना, माँ का 
दूध पीना, सर को घुमाना, अंगूठा चूसना आदि व्यापार देखने में आते हैं । 
दख दिनो के अन्तर्गत मस्तक को इधर-उधर संचालित करसे, मुँह को भोजन 
के लिए खोलने, आँख को तरेरने, शरीर को कड़ा करने आदि क्रियाओं की 
शक्तियाँ देखी जाती है। यहाँ ब्रायन ( 7927 ) तथा व्ळाण्टन ( Blan- 
£07 ) के प्रयोगों का आशय घकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
न्छाण्टन ( 5]27(07 ) ने जब दूस बच्चों को सुं के बळ सुला दिया तो 
देखने में आया कि उन्होने बीस मिनट के अन्दर ही अपने सस्तक को उठा 
लिया । डळाण्टन ( B]2n0n ) के बच्चे उसकी गोद में अपने सर को 
कुछ सेकण्ड तक उठा सकने में समर्थ हुए। इस काळ में शिशुओं के हाथों 
को पकड़ने पर उनसें चलने की क्रिया भी देखने में भाती है किन्तु, ऐसा बहुत 
ही कस होता है। प्रायः ये उपयुक्त क्रियात्मक योग्यताएँ ही दो सप्ताहो तक 
बच्चे से पाईं जाती हैं किन्तु, हमे यह नहीं भूलना होगा कि किसी कारणवश 
इनमें से कई क्रियाएँ कुछ शिक्ष विशेषों मे प्रारंभ में नही भी पाई जा 
सकती है । 
/ ५, ज्ञानात्मक विकास ( Sensory development ) 
नवजात शिक्षु की ज्ञानात्मक क्षमता का उल्लेख पहले ही किया जाः 


( ४७ ) 


चुका है । इसलिए हम अब विभिन्न ज्ञानात्सक शक्तियों के क्रमिक विकास 
का उल्लेख उनके जन्म के दो सप्ताह बाद से करेंगे; क्योंकि दो सप्ताह 
लक उनकी शक्तियों का उल्लेख उर्सीके अन्तर्गत हो चुका है। अब दृष्टि 
ज्ञान ( \/5u2] 5९75९ ) के विकास का वर्णन करने के लिए हम लोगों 
को यह ध्यान से रखना आवश्यक है कि देखने की दूसरी अवस्था वह है 
जिसमें बच्चा अपनी आँख को चमकीले पदार्थ पर स्थिर करता है। किन्तु, 
यह अवस्था कितने दिनो सें आती हे इस पर मनोवेज्ञानिको से मतभेद 
है। पेरेज ( P९7९7) का कहना है कि किसी प्रकाशमय पदाथ पर 
सीन-चार मिनर तक शिश्षु एक महीने की अवस्था से ऐसा करते पाया गया, 
किन्तु दूसरे में यही व्यापार पॉचवें सप्ताह से देखा गया। ऐसे बच्चों का भरी 
उल्लेख मिलता हे जिनमें यह शक्ति दो महीने की अवस्था मे भी नही देखी 
गयी । रेहरूमन का कहना हे कि बच्चा पॉचवें सप्ताह के अन्त मे पदाथा पर 
अपनी दृष्टि छगा देता है किन्तु, सिगिसमण्ड के अनुसार शिशु तीन महीने 
के मध्य तक किसी वस्तु पर ध्यानपूर्वक देखने लगता है। इन विरोधी 
निरीक्षणात्मक परिणामो को ध्यान में रखकर फ्रेडरिक टूंसी (Fr, 
(72८५ ) का निष्कर्ष है कि यह योग्यता सासाल्य बच्चों से चार-पाँच 
सप्ताह के लगभग हो जाती हे । 

दृशष्टिज्ञान की तीसरी अवस्था मे बच्चा चंचळ चमकीले पदार्थ का पीछा 
करने रयता है किन्तु, यदि उसकी चंचलता सें अत्यधिक तीब्रता आती है 
तो उसका पीछा करने में समर्थ नही होता। अन्वेपकों ने बच्चे में यह 
व्यापार पाँच से सात सप्ताह में देखा है। गंजमर के बच्चे ने चंचल चीजों 
का पीछा भी आँखों द्वारा किया, इसलिए 'उसका विश्वास है कि बच्चे 
गत्यात्मक चीजो पर भी अपनी इछि इस अवस्था सें लगाने से समर्थ 
होते हैं। परन्तु काल्मन ने एक आउ वर्ष की लडकी में इस योग्यता 
को नहीं पाया, किन्तु, ऐसा उसकी क्सी असासान्यता के कारण ही 
सम्भव हे। 


चौथी अवस्था सें शिशु किसी निश्चित दिशा की ओर अपनी दृष्टि लगाने 
मे समर्थ होता है। यह योग्यता उससे तीन खे पाँच महीने तक आ 
जाती है। ट्रेसी (7209) ने अपनी साइकोलॉजी ऑफ चाइख्डडुड 
( Psycholcgy of Childhood ) में एक दख सप्ताह की लडका का 
उल्लेख किया है जो पुकारे जाने पर उसी ओर अपनी आँखे फेरती पायी गयी 
थी । इसी तरह एक बारह सप्ताह के बच्चे ने शब्द सुनकर उसी ओर अपनी 


( ४८ ) 


नजर फेरकर आदसी को देखकर अपची इष्टिको स्थिर कर लिया । एुक 
बच्चा चोदह सप्ताह से घड़ी के दोळक पर ष्टिपात क्रते पाया गया। उन्म 
सते सप्ताह में एक वच्चे को उड़ती हुई चिड़िया को देखते हुए पाया यवा 
तथा पाँच महीने की अवस्था में वह उस चिड़िया को निश्चित रूप से 
देख सका । 


नवजात शिश्ञु में दूरस्थ पदार्थ देखने की योग्यता नहीं होती ; किन्तु 
एक सहीने पॉच दिन की उम्र में टायडसन ( 76004707 ) के निझ्ु ने 
अपने से दूर स्थित पदार्थ को समझकर उसे छेने को हाथ बढाया । कुछ 
अन्वेपका का विश्वास है कि बच्चे को दूरी का ज्ञान दो महीने की अवस्था 
में होता हैं किन्तु, बहुसंख्पका का ऐसा दृष्टिकोण है कि पॉच महीने की उत्र 
मे बच्चा दूरी को समझने लगता है । फिर भी इस दिशा में जितने और भी 
प्रयोग हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि एक ओर दो वर्ष की अवस्था में भी 
कुछ बच्चे दूरीज्ञान की गलती करते है । किन्तु, एक सात महीने की बालिका 
के निरीक्षण से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह चिकट ओर दूर के अर्थ को 
समझती थी । * 


सर्वप्रथम बच्चों स रंगभेद का ज्ञान नही रहता किन्तु, इसकी योग्यता 
उनम कमणः विकसित होती है। यां तो जैसा कि पहले ही कहा जा चुका 
हे जन्म के तीन चार दिन वाद ही बच्चे अकाश ओर अन्धकार को समझने 
लगते हैं पर रंगःभिन्नता ( C0]007 067९7८९ ) की परीक्षा के लिए 
दो महीने से लेकर दो वर्ष तक के बच्चों पर जो प्रयोग किये गये हैं उनसे 
यह चिदित होता है कि तीन महीने की अवस्था में बच्चे भूरे ओर रंस के 
अन्तर को समझने लगते हैं ओर दो वर्ष की अवस्था में चार लाळ रंगों को 
जानने लगते हैं । कुछ मनोवेज्ञानिको के प्रयोग इस बात के साक्षी है कि 
इस अवस्था के सभी वच्चे रंग की भिन्नता ( Colour difference ) 
को जानने से समर्थ नही होते। सम्भव है उनमें यह अभाव प्रयोग पद्धति 
विज्ञेप के कारण पाया गया हो। फिर इस दिशा मे पाठझाला के बच्चों 
( School Children ) पर जो प्रयोग विभिन्न सनोवैज्ञानिकों के द्वारा 
किये गये हैं उनसे भी यही प्रमाणित होता है कि सभी वच्चो को विभिन्‍न 
रया का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए इसका ज्ञान पाठ्शालीय जीवन 
( ७००० {९ ) में शिक्षा द्वारा करना आवश्यक है 


RP हे। यहाँ यह भी 
४ शाः 7 hos त _ + 


( ४९ ) 


विकसित होती है, रंगान्ध ( C0]007-0]70 ) बच्चों में नहीं, किन्तु, 
ऐसे बच्चों की संख्या दो दार प्त्तिद्नतत ही होती है। 
यह भी व्यक्त कर देना अग्रासंगिक च होगा कि ग्रारस्म में शिक्षु अपनी 
माँ को पहचानता है, तव पिता को । छः महीने का बच्चा माता-पिता तथा 
बचायन्तुक से भेद समझने रजता हे किन्तु, डेढ़ वपं की अवस्था में भी बच्चे 
दर्पण में अपने को देखकर दूसरे ही बच्चे का वोध करते है और उसे पकड़ने 
की कोशिश करते हैं। दो घर्प की अवस्था में उन्हें चित्रों की जानकारी 
नहीं के वरायर रदली है। सिंगिखमण्ड का वाळक दो घर्ष की अवस्था 
सेमी चित्रित छत को तस्वीर समझ रहा था तथाप्रेयर ( Preyer } 
का चरक उससे भी सधिफ अवस्था भें अपनो पिता की उतिछाया को पिता 
कहकर एुकारता पाया गया । परन्तु घाळको के ज्यों-ज्यों जझुअच ओर इद्धि 
का विकास होता जाता है त्यो-त्यों उनके इछिन्ज्ञान का कोण भरपूर और 
निद्गीप होता जाता दे । 
इृष्टिज्ञान फे याद ध्वनि-क्लान (Audi0rY 5९756) का दूसरा स्थान 
है जिसके सम्पन्ध में स्थल-विशेण पर छुछ जकाश डाला जा छुका है। 
इसलिए यहाँ इतना ही कहता पर्याप्त हे कि प्रारम्भ मे बच्चो की कर्णेन्द्रिय 
परिपक्क ( \[2।07० ) नहीं रहती, इसलिए चे शब्द की दिशा को 
निश्चित ( ]002९ ) करने में सफल नहीं होते । दख सक्षाह से लेकर 
सन्रह सप्ताह तक्र फे बच्चे अपने कान को ध्वनि की दिशा की ओर लगाते 
हुए पाये गये हैं, किन्छु इस ज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता ( Individual 
difference) भी कम नहीं पाई जाती । एक चार महीने, दख दिन के बच्चे 
सें ध्वनि-दिशा की ओर कान लगाते पाया गया। उसमे किसी तरह की 
गलती नहीं देखी गयी। पाँच महीने का एक वालक मोटर के शब्द से यह 
जानने सें सफर था कि किस खिडकी को देखना उपडुक्त है। चौबीस सप्ताह 
के बच्चे में ध्वनि-दिशा को निश्चित ( ।002।९ ) करने मे गलतियाँ नहीं पाई 
गयीं । इन विभिन्न संघर्पात्मक परिणामां ( Contradictory results ) 
को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह व्यक्तिगत-मिन्नता 
(IndividuaLdifference) फ्ण-परिपछला ( Maturity 5 
निर्भर करती है। चार सद्ीने में शिक्ष ध्वनि को समझने लयते ह। 


यों ठो बच्चों सें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है किन्त, दो से चार महीने 
में वे नाद ( 707९ ) और स्वर ( T0n€ ) को समझने छगते हैं। 
अतणुव हम यह कह सकते हैं कि चार महीने होते-होते बच्चे शब्द के अर्थ 


3 


( ५० ) 


को समझने के छायक हो जाते हैं। एक सोलह दिन का बचा साता की 
पुचकार पर रोना वन्द कर देता था और दो महीने की अवस्था में वह कुत्ते 
के घूकने और डॉटने के अर्थाको समझ सका। एक साढ़े तीन माह की 
लड़की को जब डॉटा जाता था तो वह उसे समझ जाती थी किन्तु, 
डाक्टर डेसी ने एक सी बच्चों में से दो ही बच्चों को, जिनकी अवस्था 
साढ़े दोन महीने की थी, माता-पिता के शब्दों को समझते हुए पाया। 
सनोदेहानिको का ऐसा अजुसान हे कि ध्वनि-ज्ञान में यह अन्तर बंशाजु- 
क्रम ( निलट्वाए ) और अबुभव ( EX९7€7९९ ) के कारण होता 
है [ संगीत झो समझने की शक्ति बच्चों में बहुत ही पहले से पाईं जाती है 
किन्तु इसके लय को समझने की शक्ति बाद से आती है। एक पेसे साढ़े 
पॉच सहीने का बच्चा डा० ब्राउन ( D7, Br0n7 ) को इष्टियोचर हुआ 
जो साता के गाने पर घ्रसञ्चचित्त हो जाता था शीर छुप होने पर रोने लगता 
था! पियानो की ध्वनि उसे विहर कर देती थी । महमे का अभिप्राय यह 
है कि एक वर्ष के पहले ही वच्चे गाने-नजाने को समझने लगते है ओर उस 
समय उनमें स्वायदिक तिया ( Muscular movements ) भी 
परिछक्षित होती हैं। यदि दातावरण उपयुक्त रहा तो उनकी इस शक्ति में 
क्रसञ्चः विकास होता है किन्तु, अनुुपयुक्त ( एnfa४0॥72b।९ ) वाता- 
चरण सिळने पर उनकी यह शक्ति विनष्ट हो जाती है। इसलिए साताःपिता 
तथा शिक्षकों को ऐसा वातावरण उपस्थित करना आदरयक है जिसमें बच्चों 
की शक्ति का विकास सुचारू रूप से हो सके । 


स्थरू-विश्वेष पर यह पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि नवजात 
( Neonat ) निझुओं मे स्वाद-ज्ञान विद्यमान रहता हे किन्तु, हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि उनमे इसका विकास घीरे-धीरे अनुभव के द्वारा 
होता है । प्रेयर ( ? 7९९7 ) ने अपने छः सहीचे के किछु को मा के दूध को 
रात सें तिरस्छृत करते हुए देखा क्योंकि दिन सें उसे ऐसा दूध दिया जाता 
या जो साता के दूध से अधिक मीडा होता था। उसके वाद उसका यह ज्ञान 
इतना विकसित हो गया कि चार-पाँच वर्प की अवस्था में देख करके ही 
भोजन के स्वाद को सदे समझ जाता था। किन्तु इस ज्ञान सें भी व्यक्तिगत 
मिन्नता देखी जाती है। एक छः सहीने की रुड़की को दवा का रंग बदल कर 


पराया जा सका किन्तु, एक ढाई सहीने की बच्ची ने अस्वादिष्ट दूध होने के 


पीने ha a ~ 
कारण उसे पीने से इनकार कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि इस 


ज्ञान की विवृद्धि शिक्षा और अनुभव से होती हे । किन्तु, यहाँ पर यह 


( ५१ ) 


स्मरणीय है कि कुछ बच्चे सिट्टी, स्याही, खडली आदि खाने में अपनी 
अभिरुचि दिखलाते हैं। उफर एक ग्यारह वर्षीया बालिका के सम्बन्ध में 
व्यक्त करता है कि वह साचुन के गन्दे पाची को पीने की शौकीन थी । किन्तु, 
बच्चों के इस व्यापार को असामान्य ही समझना चाहिए ओर माता-पिता 
तथा शिक्षकों को ऐसी आदतों को दूर करने के लिए सञ्चुचित उपाय करना 
आवश्यक है । 


गंध-ज्ञान ((0)।६9८:07ए 9९75९) का सम्बन्ध स्वाद-ज्ञान ( Taste 
5८75८) से बहुत ही घनिष्ठ है । हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रारंभ में बच्चे 
विभिन्न गंधों की क्योकर प्रतिकिया करते हैं । दूसरे सहीने के प्रारंभ में उससे 
गंध-सेद की योग्यता हो जाली है ओर एक घर्ष के भीतर ही इसकी क्षमता 
अत्यधिक हो जाती है! इसलिए चे सुगन्ध को स्वीकार करते हैं और दुर्गन्ध 
का तिरस्क्रार करने हैं; छेकिन पेसा प्रतीत होता हे कि सयानों की अपेक्षा 
गंध की पहचान डनसे कस होती हे, क्योंकि अरुचिकर गंध भी उन्हें सयाने 
की तरह प्रभावित वही करते। उनमें गंघ-अभियोजन व्यापार भी सयानों 
की अपेक्षा अधिक देखने में आता है। यही कारण है कि किसी गंध की 
निरन्तरता से उनकी गन्ध-शक्ति ङुण्ठित-सी हो जाती हे। यद्यपि गन्घ की 
विवेचना बच्चे करने मे समर्थ होते हैं किन्तु, उचित इन्द्रिय के व्यवहार 
की क्षमता उनमे दूसरे वर्ष से भी पूर्ण रूपेण परिलक्षित नही होती, क्योकि 
बहुत से बच्चे सुगन्धित घुष्पो को अपने सुँह में रखने का प्रयास करते 
हैं। क्रमशः अभ्यास ओर अनुभव के कारण उनकी यह शक्ति विकसित 
हो जाती हे, किन्तु हमें यह नही भूलना होया कि गन्ध-ज्ञान मनुष्यों की 
अपेक्षा जानवरों को अच्छा रहता है। 


स्वकञ्ञान (टu६३n९०॥५ 5675८) का विकास भी क्रमिक होता है। 
जैसा कि हस पहले ही देख चुके हैं बच्चों के विभिन्न अंगो में स्पर्श-ज्ञान 
क्रमशः होता है। पहले जिह्वा और नासिकारंभ्र ( ४०५६०) ) तथा पपनी 
के अंश अधिक संवेदनशील ( 9९75£9९ ) रहते हैं। वाद में जो अंग 
वाह्य विश्व में संघर्ष किया करते हैं उनकी संवेदनशीलता कुण्ठित हो 
जाती है किन्तु, जो अंश सुरक्षित रहते हैं वे अत्यधिक स्पर्श-ज्ञान-बोधक 
होते हैं। ज्या-ज्या ब्रृहन्मस्तिण्क ( 0९7९07५7 ) विकसित होता है 
व्यो-त्यों बच्चे की स्पर्शशीलता की भी विद्वृद्धि होती है। विभिन्‍न अयोगो 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर्ण-डिद्र, अग्रबाहु, पैर 


( ५२ ) 


कन्धा, छाती, पेट, पीठ, तथा जाँघ के ऊपरी भाग में स्पशं-ज्ञान का विकास 
क्रमशः एक वर्ष के भीतर हो जाता है । FR 

इस सम्बन्ध सें यह उल्लेखनीय है कि इस छात्र का महत्व यद्चों के 
जीवन में अत्यधिक है क्योकि अन्धे वच्चे भी स्परा-ान के सहारे विश्व-ज्ञान 
प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । र 

जहाँतक झीतोष्ण ज्ञान ( Thermal 9€75€ ) का सम्वन्ध हं उसके 
विषय में यह कहा जा सकता है कि शिक्षु-जीवन में डलके लिए जो क्षसत्ता 
विद्यमान रहती है वही बराबर नहीं रहती, अपितु उसमें कुछ अन्तर पढ्दा 
है। जिह्वा ओर सुँह कोटर की शक्ति तो जीवन पर्यन्त समाव ही रहती हे 
किन्तु, अन्य भागों में उसकी क्षमता असियोजन के कारण कुछ कम हो 
जाती है। 

अव अल्तरावयव-क्लान (072770 9९75९) कक उल्लेख करते समय 
यह व्यक्त कर देना आवश्यक सालस होता है कि प्रारम्भ में भूख ळगने 
पर वच्चा थोड़ा-सा खाता है किल्तु, पाँच सहीने का होले-होते; वह खाना 
अच्छी तरह खाने लगता है। दस सहीने का होने एर वह खाने के लिए 
नहीं रोता है और उसका पेट भी कुछ बढ़ जाता हे। डाबिंन (27 win) 
का कहना है कि बच्चा पेंतालिस दिन मे उस समय सुख-दुख का अनुभव 
करने रुपता है जब कि उसके पेट में किसी तरह का उपद्रव हो जाता 
हैया वह अस्वस्थता के कारण परिश्रान्त हो जाता हे। शिशु सयाने 
की अपेक्षा अत्यधिक थकावट का अनुभव करता है इसलिए चह सोता है, 
ताकि उसकी थकावट दूर हो । 

जीवन के प्रथम सहीने सें स्वायविक संवेदना ( ७८७27 
Sens2ti0n) का ज्ञान बच्चों को बहुत ही अस्पष्ट रहता है किन्तु, तीसरे 
सहीने से उसमे स्पष्टता आने ळगती है । इसी समय वे विभिन्‍न भारों की 
चुलना करना भी भारम्भ कर देते हैं जिसमें परिपक्तता 
से आती है । चार सहीने के 
विह्ल होता देखा गया। छः 


ता (\3tu7६9 ) बाद 
बच्चे को एक खिछोना को उठाने के कारण 
ह सहीने के लगभग वच्चे किसी चीज के उठाने, 
खींचने आदि सें आनन्द का अनुभव करने लगते हैं । जब उनमें चलने की 
शक्ति हो जाती है तब उनका यह जान पूर्णतः विकसित हो जाता है। 
६. क्रियात्मक विकास ( Motor development ) 

(१ ) वाल्य-जीचन में क्रिय 

tance of Motor develop 


~ 


त्मक विकास का महत्व ( Impor- 
ment in child? ॥f€):—यह पहले 


( ५३ ) 


ही देख घुके हँ कि प्रारम्भ सं बच्चों की अवस्था असहाय रहती हे, इसलिए 
चे पूर्णतः अपने माता-पिता पर निर्भर करते हैं ! किन्तु, कालक्रम में अवस्था 
वृद्धि के साथ उनमें तरह-तरह की ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ( Sensory 
& M007 ) शक्तियों का भाविर्भाव और विकास होता है जिनके प्रसाद 
से उन्हें आगे चळकर किसी के आश्रय की जावरयकता नहीं पड़ती हे। अब 
वे सभी काम स्व्यं कर लेते हैं ओर अपनी आधश्यकताओं की पूर्ति स्वयं 
करते हैं । वस्तुतः उनमें अगर क्रियात्मक योग्यताओ का विकास नहीं हो तो 
वे अपना जीवन कसी सफलतापूर्वक यापन करने सें समर्थ न हों । इसी के 
चलते उनमें वोद्धिक और सामाजिक विकास होता है। संसार का ज्ञान 
विकास पर निर्भर करता है। हम लिखने-पढने ; गाने-बजाने आदि को भी 
अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्रियाएँ हमारे जीवन के लिए कितनी आव- 
श्यक ओर छाभप्रद हैं। हसारे शरीर का स्वारथ्य भी इसी पर निर्भर 
करता हे । यदि हममें इसकी योग्यता न होती तो हमारे शरीर के सारे अंग 
निष्क्रिय रहने के कारण बेकार बन जाते और उनमें पुष्टता कभी नहीं 
आती । हम थोड़े शब्दों में यही कह सकते हैं कि यदि बच्चे में क्रियात्मक 
योग्यताओं का विकास नहीं होता तो वे जीवन में कुछ भी करने में सफल 
नहीं होते ओर सदा असामाजिक ही बने रह जाते। हमारे अत्यधिक शिक्षण 
इसी पर निर्भर करते हे। इस प्रकार हम देखते हैं बाळ-जीवन के लिए 
क्रियात्मक विकास का अत्यधिक महत्व है किन्छु, इसके पहले कि हम इस 
पर प्रका डाळे, यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि उनके क्रियाष्मक विकास 
से सो एक क्रम और नियम होता हे । पहले शरीर के ऊपरी भागो में क्रिया- 
त्मक योग्यताओ का विकास होता हे, तत्पश्चात क्रमशः निम्नस्थ अवयधो सें 
क्रियात्मक योग्यताएँं आविर्भूत ओर विकसित होती हैं । यहाँ हम छुछ प्रसुख 
क्रियात्मक क्षमताओं के विकास का संक्षिप्ततः उल्लेख करेंगे । 

(अ) आसन (57/78):-यह पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि 
झुर में बच्चों की क्रियाएँ सामान्य स्वरूप (2.55 2C7(5) की होती हँ 
और उनके शरीर फे सभी शाङ्ग गतिशील रहते हैं। अवस्था बुद्धि के साथ 
उन सामान्य क्रियाओं से ही विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रस्फुटिच होकर विकसित 
होती हैं । यहाँ हम सर्वप्रथम उनके शारीरिक आसन पर घिचार करेंगे । याँ 
तो जितने सनोवेज्चानिको ने ननजात शिक्षु की विभिन्न क्रियात्मक शक्तियो का 
निरीक्षण विकासात्मक दृष्टिकोण (Developmental point of view) 
से किया है उन सब मे मतैक्य नही हे । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 


( ४8 ) 


उनकी निरीक्षण पद्धति और निश्चित साध्यस की भिन्नता से ही पेसा हुआ 
है। फिर भी गेसेल (९55९]), शर्ली (9h7]९9) बेली, ( Bayley ) 
थाम्पसन (T0m507), ड॒हलर (B५h]€7), मेकग्नों (McGraw) 
आदि सनोवेज्ञानिको के आधार पर हम वच्चो के आनिक विकास का 
उल्लेख करना अनुचित नहीं समझते । 

जब वद्या जन्म लेता हे तो उस ससय उससे अपना सर उठाने की दाक्ति 
नहीं रहती, इसलिए उसका नियन्त्रण करने से बह पूर्णतः असमर्थ रहता 
है । किन्तु, इसी अवस्था में उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि पेर के बळ 
सुळा देने पर अपने सर को थोड़ा-सा उठा छेता है और दो सप्ताह की अवस्था 
सें उसका सर कुछ और अधिक उठने लगता हे । परन्तु जब वही बच्चा तीन 
चार महीने का हो जाता है तब्र वह अपने सर को आसानी से उठाने लगता 
है । जब कभी उसे पुनः पेट के बळ सुला दिया जाता हे तवर वह अपने शरीर 
के ऊपरी आधे भाग को जमीन से ऊपर उठाने लगता है। छः महीने फे लग- 
भग गोद में छेने पर अपने अस्तक को वह अच्छी तरह सीधा रखने लगता 
है। इस सम्बन्ध में गेसेल ( ७९5९] ) का कहना है कि दि में सर को 
नियंत्रित करने की योग्यता उसके शरीर पर नहीं, अपितु उसके नाडी मण्डल 


( Nervous system ) की परिपक्षता पर निर्भर करती है, किन्तु इसमें 
मतभेद है। 


चार महीने के पहले तो हीं किन्तु, इस अवस्था में लगभग बीस 
भतिशत शिशु किसी आश्रय को लेकर बेठना शुरू कर देते हैं। किन्तु, 
छः सहीने की अवस्था में किसी आश्रय को छेकर बैठने में समर्थ होनेचाले 
बच्चों की संख्या साठ अतिशत होती है। नो महाँने में आयः सभी सामान्य 
वच्चे स्वयं बिता किसी आश्रय के बैठने सें सफल होते हैं। यहाँ यह 
स्मरणीय है कि बेठने का व्यापार कसी कभी बहुत ही कस उद्र के बच्चों में 
भी देखा गया है परन्तु, ऐसे उदाहरण बहुत कस मिळते हैं । 

ड 

जहा तक खड़ा होने का प्रश्‍न हे उसके सम्बन्ध में यह देखा जाता हे कि 
आठ नो महीने के बच्चे कभी-कसी हाथ का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं । 
ह सहीने की अवस्था में स्वस्थ बच्चे तो स्वयं खड़ा होना शुरू कर देते हैं 
शरेण वच्चा को विना सहारे के उस समय भी खड़ा होना कठिन होता 
हे। हाँ, क महाना होते होते सभी सासान्य बच्चे बिना किसी आश्रय के 
ड होने लगते ह्‌ । जासनिक विकास { Postural development ) 
के सम्बन्ध में शी ( 5); 7९9 ) का कहना है कि पहले खोने पर बच्चे 


> जग: 2) 


&पना मस्तक उठाते हैं। पुनः चे कुछ क्षण के लिए किसी चीज का सहारा 
लिये बिना ही बैठने लगते हैं, उसके बाद उनको बेठने के लिए आश्रय की 
छावश्यकता नही पड़ती । चोथी अवस्था में चे कुसी या चारपाई को पकड़कर 
खड़ा होने रगरे हैं जिसके बाद बरावर किसी सीज को पकड़ और खींच कर ' 
खड़ा होते हैं । अन्ततोगर्‍वा स्वयं खडा होने ओर खड़ा होने से बेठने का 
व्यापार स्वयं बिना फिसी आश्रय के होने रणता है। यहाँ पाठकों को यह 
ध्यान से रखना आवश्यक है कि चठने और खड़ा होने में रघास्थ्य और 
पुष्टिकर भोजन का अत्यधिक हाथ रहता हे । जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है और जिन्हें पुष्टिकर भोजन सिरता है चे इन च्यापारों को समय 
जुकूल प्रदर्शित करते हैं किन्तु, रूग्ण और दरिद्र बच्चो का आसनिक विकास 
बहुत विखस्व से होता है । अतएव, सप्चुचित आसनिक विकास के लिए 
माता-पिता को स्वास्थ्य आर भोजन पर ध्यान रखना आवश्यक है। 
बहुत से साता-पित्ता पुसे देखने में आते हैं जो अपने वच्चे को अज्ञान ओर 
स्नेहवशा बेठने ओर खड़ा होने का अवसर नहीं देते ओर निरन्तर उन्हे 
अपनी गोद से रखे रहते हैं। उनका ऐसा करना बच्चों की सानसिकनचिकास- 
गति को अवरूद्ध कर देता हे, इसलिए चे बहुत देर से वेठ्ना और खड़ा 
होता सीखते हैं । 

(घ) चलना ( Locom0ti0n ):--घलने-फिरने का महत्व बच्चे के 
जीवन में अत्यधिक है। यदि इसकी शक्ति उसमें न रहली लो घह कसी 
सामाजिक प्राणी बनने में समर्थ नहीं होता ओर सदा सिद्टी की सूचि ही 
बना रहता । 

अब हस इस क्रिया के विकास का उल्लेख करने के लिए यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि सुळा देने पर तीन-चार महीना का बच्चा अपने हाथ- 
पेर को संचालित करने रगता है। उसके इस संचालन व्यापार में काफी 
सहनिचम ( C0-070772707 ) रहता है। यों तो कुछ बच्चे छः महीने 
सें ही सँगने का व्यापार प्रदर्शित करने लगते हे किन्तु, नो महीने में अधिकाँश 
शिक्षु ऐसा करते हैं। वारह महीने में सभी सामान्य बच्चे ऐसा करने मे 
समर्थ होते हैं । इसी प्रकार कुछ शिक्ष नी महीने मे हाथ पकड़कर चलते हैं, 
परन्तु एक साळ के अधिकांश बच्चे बिता आश्रय के चलने लगते हैं। अठारह 
महीने की उच्च में तो सभी बच्चे अच्छी तरह चलने छगते हैं। यहाँ पर यह 
भी उल्लेखनीय है कि इस योग्यता में सीन अवस्थाएँ निहित रहती हैं 
पहली अवस्था घसकने ( C72%]70ह ) की होती है। इसमें बच्चा अपने 


( ५८६ ) 


नसीर को जमीन से नहीं उठाता और अपने हाथ औौर पर फो घसीदता हे । 
दूसरी अवस्था रेंगने ( Creeping ) की होती है जिसमें वह अपने हे 
और पेर को चलाता है किन्छु, उसका सर और उसकी छाती उठी रएती हे । 
अब्तिस अवस्था चलने (L0C0m070n) की बह है जिसमें धह अपने पैर 
के बल चलता है किन्तु, यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में यह क्रम 
और अवस्थाएँ पाई ही क्ाए। क्योंकि बहुत से बच्चे रेगने और घसकने के 
पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ यह भी व्यक्त कर देना अप्रासंगिक 
न होमा कि इस विकास को कई अंग ( 78०८(०7६ ) प्रभावित करते है 
निवपर स्थरू-विशेष पर प्रकाश डाला जायगा। 

कभी-कभी सीढ़ियों पर चढले की क्रिया बच्चों मे चलने के पहले भी 
देखी जाती हे क्योंकि वे घसकते-घसकते उसपर चढ जाते हैं। प्रारंभ में वे 
छिसी सहारे सीदी पर चढते हैं! तीन वर्ष की अदस्था से वे इसमें निपुण 
हो जाते हैं और चार वर्ष का होते-होते किसी कठिनाइ का अद्ुभव नहीं 
करते । किन्तु, इसमें व्यक्तियत-भिद्धता होती हे, क्योकि छोटे कद ओर रस्म 
बच्चे इस समथ भी ऐसा करने में समर्थ नह होते । पेड़ एर चढने ( Clim" 
in } की क्रिया बहुत दच्चों सें पाठ्ालीय जीवन ( c००[-st3९€ ) 
के पूर्व आरंभ हो जाती हे जिसका पूर्ण विकास दस बारह वर्ष की भवस्या 
में होता है किन्तु, यह क्रिया उन्ही बच्चा मे विकसित होती है जिन्हें 
सुअवसर मिलता हे । यही कारण हे कि ग्रामीण बच्चे नागरिकों की अपेक्षा 
अच्छी तरह ओर अधिक संख्या में पेड़ों पर चढते हैं। जहर तक दौदने का 
काम है जब दे चरूना झुकू करते है उसी समच दोडने की भी कोदिस करते 
हैं किन्तु, उस समय उन्हें पूरी सफलता अपने प्रयास से नहीं मिळती है । 
चार-परँच साख की अघस्था सें वे खूद अच्छी तरह दौदने घूमने लते हैं । 

कूदने-पाद्ये की क्रिया का आविर्भाव तो दो ही वर्ष से हो जातः हे, किन 
इसका विकार तीन-चार कर्ष की अवस्था में होता है । कहने का अभिप्राय 


यह है कि पाठशाला के योग्य होते-दोते बह दौडले, कूदने, नाचने आदि 
न्हियाओं में पूण सफळ हो जाता हे । 


(२) चलने की अवरुद्धदा के विभिन्न कारण 


हम ऊपर देख चुके हैं कि चलने, दौढ़ने आदि क्रियाओं का विकास 
वञ्चा से क्याकर और कब होता है। इसलिए यहाँ हस उन अंगों का संक्षि 
वर्णन करेंगे जो उनकी इस गति को अवरुद्ध करते हैं । 


( ५७७ ) 


साधारणतः अधिकांश सामान्य बच्चे बारह से चौदह महीने की उम्र में 
चरुवा शुरू कर देते हैं किन्तु, अठारह सहीचा होते-होते सभी सामान्य 
बच्चों सें चरने की क्रिया देखी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे 
मावसिक छुर्वछता के कारण बहुत दिलों के बाद चलने की शक्ति होती है 
किन्तु, दिलम्ब से चछना केवल भानसिक्त दुर्बलता के कारण ही नहीं होता 
बख्कि हसके ओर भी कई कारण होते हैं। 

चलते पर बच्चों के भोजन ओर शारीरिक बोझ का चहत अधिक प्रभाव 
पदता है। जित बच्चों को दरिष्र भोजन सिलता है उनका शरीर' शक्तिशाली 
नहीं होता । अतः उनके पेर इतने हुर्लळ होते हैं कि चे उन्हें जसीन पर 
स्थिर करने और आगे-पीछे करने से असमर्थ होते हैं। परिणामतः बहत 
दिनों बाद उनमें चळूने की क्रिया का आविर्भाव होता है, किन्त परिपक्वता 
बहुत देर से शाली हे। 

बहुत से बच्चों का शारीरिक सार इतना अधिक होता है कि उनके निर्बल 

ऐर उसे सैंभालने में जडदी समर्थ नही होते, इसलिए वे बहुत दिनों तक 
खड़ा नहीं होते। चलने के पहरे खड़ा हीना आवश्यक होता है, इसलिए 
खड़ा होने में चिळम्ब के कारण चलने की क्रिया से सी विळस्ब हो जाता है । 

अस्वस्थता भी चलने की गति को अवरुद्ध कर देती हे। चलने के लिए 
शारीरिक अंगों ( झछुड़्यतः पैरो ) का सबर होना और उनको नियन्त्रित 
करने की शक्ति का होना आवश्यक है । किन्तु, जो बच्चा निरन्तर रुग्ण रहता 
है, उसके स्ताचु और पुटे आदि निर्वळ ही बने रहते हैं जिनसे काम छेना 
कठिन हो जाता है। इसलिए रोगी बच्चे सासाल्य बच्चों की अपेक्षा विलम्ब 
से चलते हैं । 

चिकना और उण्डा कमरे का धरातळ बच्चे के चलने में कस रुकावट 
नहीं छारूता । चिकने घरातळ पर उसका पेर नहीं टिकता, इसलिए वह 
चरने का ढंग जदद़ी नहीं सीखता । इसी तरह शीतमय धरातल भी उसकी 
गति को अवरूद्ध करता है, वर्योकि उंढक से घह बहुत उरता है और चलने 
ब प्रयास नही करता । फरूतः वह बहुत विछस्ब से चलना शुरू करता है । 

कसे ओर अनावश्यक कपड़ों के कारण शी चरने सें अवगति देखने में 
रती है, क्योकि कसे और दुस्त कपडे बद्धो को स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अंगों 
को घुसाने नहीं देते । इसी तरह अनावश्यक और ढीले ठाले कपड़े सी चलने 
सें वाधक होते हैं, क्योकि बच्चे उन्ही से सँसकर गिरते हैं । 

कुछ छोगों का ऐसा विश्वास है कि सानसिक दुर्बलता विलम्ब से 


( ४5८ ) 


चलने का कारण होती हे और उनका यह धृष्टिकोण छुछ अंशो में डीळ भी 
है। बहुत से मानसिक दुर्बलता से पीढ़ित बच्चे देर से चछना शुरू करते 
हैं, किन्तु, जितने बच्चे चिळस्व से चलना प्रारम्भ करते हैं वे सभी सानसिक 
दोषी नहीं होते। इसलिए केवल यही अंग बच्चे के चळने के विकास को 
प्रभावित नहीं करता । 

कसी-कभी ऐसा होता हे कि कोई शिशु चळने के लिए खड़ा होता हे 
और चलना शुरू करता है। उसी समय वह गिर जाता है जिसपर उसके 
माता-पिता उसपर हसने लगते हैं। फलतः वह पुनः चलने की कोशिदा भी 
नहीं करता है जिसके फलस्वरूप उसके चलने की शति में दिळास बहुत 
विरस्ब से होता है। इस तरह हम पेखते हैं कि संवेगात्मक अनुभव 
( Emotional experience) भी इसकी अवगति का कारण 


होता है। 


बहुत से माता-पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि वे निरंतर 
उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं। उसे कभी अपनी गोद से 
अलग नहीं करते हैं और उसकी अनावश्यक परिचर्या में तल्लीन रहते हैं। 
इसलिए किसी आवश्यकता को पूरा करने फे लिए उसे 'चळने-फिरने की 


इच्छा ही नहीं होती जोर परिणामतः अबसर फे अभाव में वह देर से चलना 
शुरू करता है । 


अबतक हस इन सिन्ञ-सिद्ध अंगों पर प्रकाश डालते रहे हैं, इसलिए 

अब प्रशन थह है कि इनका निदान क्या हे? जहाँ तक भोजन और 
शारीरिक बोझ का सम्बन्ध है उनके विषय में साता-पिता को बच्चों 
को पौष्टिक भोजन और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवइयक है। 
अस्वस्थता को फठकने नहीं देने का उपाय करना श्रेयस्कर है। इसके लिए 
बच्चो को नियमित भोजन और चलने के लिए प्रोत्लाहन अपेक्षित है। उनके 
चलने के ए ऐसे कमरों का प्रबन्ध होना जरूरी है जो पैर को टिकाने में 
दायक हो । अनावश्यक कपड़ों से बच्चों के अंग-प्रत्यंग को कस देना 
श्र यस्कर नहीं । चलने के समय यदि बच्चे गिर जाएँ तो उच्हे हसकर लज्ित 
करना छाअप्रद नहीं होता, बल्कि पुनः कोशिश करचे के लिए प्रोत्साहित 
करना श्रोथस्कर होता है। अनावश्यक परिचर्या करना बच्चों के लिए कब्याण- 
कर नहीं, अपितु विभिन्न साधनों से उनमें चरने के लिए इच्छा उत्पन्न करना 
आर मोत्साहित करना विशेष लाभप्रद होता है। इसलिए माता-पिता तथा 
जन्य अभिभावकों का धर्स है कि उन अंसं ( Factors ) को यथासाध्य 


( ५९ ) 


दूर करने की कोशिश करें जो उनके दच्चों के रचने की गति को अवरुद्ध 
करने में सहायक होते हैं । 


७, शारीरिक कौशळ-विकाख (Manual Skill development) 


शिशुओं की अवस्था ज्या-ज्या विकसित होती हे त्यो-्त्यों उनसे खड़ा 
होने, चलने, दौड़ने आदि के अतिरिक्त अज्य प्रकार के कोदालो का विकास भी 
होता है। उनमें से हस यहाँ छुछ प्रसुख कोहलो पर क्रमशः संक्षिप्त रूप 
सें प्रकाश डालेंगे । 

(१) धारण ( Pr€]€70507 )ः--चवज्ात्त शिशु में धारण 
च्यापार प्रारम्भ से देखा जाता हे किन्तु, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका 
हे, यह सहज क्रिया के अन्तर्गत आता है, क्योकि उस समय वे किसी चीज 
को इच्छानुसार नहीं पकडते । यह तो उनमें जन्मजात व्यापार होता है। 
परन्तु जो धारण व्यापार ऐच्छिक होता है उसकी शक्ति बच्चों में बाद 
में जाती है। इसलिए पाठकों को इन दोनों व्यापारों को एक ही नहीं 
समझना चाहिए। 

जिन मनोवेक्षानिकों ने बच्चो की इस क्रिया का निरीक्षण किया है उनसे 
यह स्पष्ट है कि पहले-पहल बच्चा इस व्यापार का प्रदर्शन दूसरे-तीसरे महीने में 
करता है । कुछ रोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि इसका प्रारम्भ मुंह में अंगूठा 
डालने के रूप में होता है। कुछ शिक्षुओ में किसी 'चीज को झुँह में डालने 
की कोशिश करने का व्यापार छः सप्ताह से उन्नीखवें सप्ताह में भी देखने से 
आता है। चार महीने की उम्र में चे पकड़ी हुईं चीजों पर अपनी आँख 
लगाते हैं ।. थद्यपि गति-संचालन ( 0४९०९75 ) में प्रतिपन्षता नहीं 
रहती, किन्तु ऐसा देखा जाता हे कि आर से सोलह सपाह के बच्चे किसी 
पीज को पकडने के लिए प्रयास करते हैं । 

किसी देखे हुए पदार्थ को पकड़ने की योग्यता का विकास छः महीने के 
पहले बहुसंख्यक बच्चो में नहीं होता। एक वर्ष की अवस्था में ये किसी 
पेन्सिल या कलम को पकड़ छेते हैं । ढाई वर्ष की अवस्था का होते-होते उनमें 
पदार्थ को पकड़ने की पूर्ण योग्यता हो जाती है। इस सम्बन्ध सें CAR 
€ HalVer50n ) ओर कास्टनर ( Castner ) के अन्वेषणों का उल्छेख 
कर देना अग्रासंगिक न होया, क्योंकि उनसे बच्चों के साधारण I 
विकास-का ज्ञान और भी स्पष्ट हो जाएगा । उनके निरीक्षणों से यह स्पष्ट है 
कि जब छोटे-छोटे बच्चों के सामने घन (070९5) रखे गये तो उनकी आंख 


( ६० ) 


उत पर नहीं गयीं । सोलह सप्ताह की अवस्था में वे उन्हें पाँच सेकेण्ड तक देख 
सके किन्तु, उन्होंने उन्हें रपशी नहीं किया। चोवीस“ सप्ताह में आधे के लगभग 
बच्चे उन्हे स्पर्श मात्र तक ऊर सके! अहाईस से चालीस सप्ताह की अवस्था में 
उनके हाथ और आँख में इतना सह-नियस (00-0९ 073707) स्थापित 
हो छुका था कि किसी चीज तक पहुँचने का व्यापार कई अवस्थाओं से होकर 
सुजरता था और अन्ततोगत्वा चालीस सप्ताह का होने पर बच्चा आसानी से 
किसी पदार्थ तक पहुँच जाता था। इसी प्रकार धारण ( Prehension ) 
व्यापार विकाल सी कई अवस्थाओं से होकर गुनरदा है। सर्व प्रथम पूरी 
सुजा संचालित होती हे, इसके बाद केहुनी, डँगलियाँ और कलाई सें क्रमशः 
यतिचाँ होती हैं । हाळवरसन ( ॥्‌2।४९7507 ) का निरीक्षण इस बात का 
साक्षी है कि बीस सधाह का वच्चा अपनी सुट्टी सें घन को न पकड़कर एक 
हाथ से अपने शरीर में या दूसरे हाथ सें दबाता है। चोवीस सप्ताह में वह 
अपनी हथेली पर लेकर उंगलियों से ज्यों-त्यों पकड़ले लगता हे। अद्वाईसदें 
सप्ताह में वह उस चीज को उँगलियों में वृत्ताकार करके पकड़ सेता है ओर 
बत्तीसवे सप्ताह मे अंगूठे ओर अन्य डेगलियों के खहःनियस (९ o-ordin- 
307 ) से पकड लेते हैं वावनवें सक्घाह में पूरी झुटूठी वैधने लगती है । ढाई 
वर्ष होतेन्होते पेंसिक या करम को पकद़ कर रेखाएँ खींचने लगता है । 
चारण व्यापार विकास इस अवस्था सें परिपक्कता की ओर अग्नसर रहता है । 


(२) फेंकना (Thr0७%7९):-—यच्यपि पकने के सम्बन्ध में अधिक 
मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग नहीं किया है किन्तु, इतना निविवाद है कि इसके 
लिए बाळक को एक आसन-विशेष में रखना आवश्यक हे जिससे वह किसी 
चीज को अच्छी तरह पकड कर फेंक सके । गेसेळ (G€ऽ५९]) का कहना है 
कि छः सहीते का बच्चा बेठे-वैठे गेंद को फेंकने रूगता है और एक वर्ष की 


चर्‌ hn NN सन ~ =e में 
अवस्था स वह (ताश्च दिशा से गंद फेंकने रूगता है। तेरह महीने के बच्चे में 


से चालीस म्तिशत बच्चे एक दूसरे के साथ गेंद खेलने ऊगते हैं । दूसरे वर्ष 
से वह गेंद को 


आस एक निश्चित दिशा सें तो फेकता ही है साथ-साथ उसे बहुत 
दूर फकने से समर्थ होता है और इसी समय दूसरे हारा फेके हुए गेंद को वह 
पकड़ने भी छगता है। यही कारण है कि इस अवस्था के बच्चे गेंद खेलने सें 
अपनी रूचि अधिक लगते हैं । हाँ, इस समय बच्चा गेंद को अपने दोनों हाथों 
से पकडता है, किन्तु ऐसा करने से उसे दरावर सफलता नहीं मिरूती। कुमारी 
हक को के सात वर्ष तक की अवस्था चारे बच्चों प्र किये गये प्रयोग से यह 
स्पष्ट है कि छः वर्ष तक बच्चे फेंकने में निएुण हो जाते हैं, उसके बाद उनके 


( ६१ ) 


इस कोशल में सूक्ष्मता ओर वारीकी सात्र आती है | इसी तरह उनमें लिखने 
का विकास दो वर्ष से च.र-पॉच वर्ष ळी अवस्था में हो जाता है और वे अपमे 
नास को आसानी से सीख लेते हैं। सन्य प्रकार फे कोशलों का विकास 
भी उनमे समयानुकूल हो जाता हे, किन्तु यहाँ हम उनका उर्खेख 
नहीं करेंगे । 


८, ऐचिछक गति की प्रतिपनत्नता एबं शीघ्रता 
(Accuracy & speed of voluntary movements) 


(१) गति की शीक्रता ( Speed of movemen' ):—यों दो 
छोटे बच्चे की पेच्छिक गतियो की शीघ्रता का जान होना कठिन है, किन्तु वार 
वर्ष की अवस्था से बच्चों की ऐच्छिक गति का छान थपथपाने या अन्य 
प्रयोसों के द्वारा किया जाता है। गुडएनफ ( (500९॥0प९2॥ ) भोर टिंकर 
( 77६८7 ) के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि पॉच वर्ष की अवस्था के 
बच्चे दस सेकण्ड से पन्द्रह से चालीस यार थपथपा सकते हैं। बचपन से 
इसकी चाळ में अत्यधिक विकास होता है । विसि प्रयोगो से यह विदित 
होता है कि ६ वर्ष की अवस्था में तीस सेकण्ड भे एक सौ पन्द्रह बार थप- 
थपाने की क्रिया होती है, किन्तु वारह वर्ष की अवस्था सें उनकी संख्या एक 
सौ साठ हो जाती है, यह संख्या दाये हाथ में थपथपाने की है। किन्तु बाथ 
हाथ से बारह वर्ष में एक सो चाळीस बार थपथपाने की क्रिया हो जाती हे। 
हाँ, इसमें लड़कियाँ लड़का की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं । गेटूछ (G2८) तथा 
स्फार के प्रयोगो से भी यही स्पष्ट होता है। पूर्व-्पाठ़ालीय बच्चों ( ?r- 
school-child7en) में क्रियात्मक विकास (Motor development) 
सुचारु रूप से हो जाता है। इसी अवस्था में सूक्ष्म तथा सहनियसित 
( Co-ordinated ) ऐच्छिक ( Voluntary ) क्रियाओं का विकास 
होता हे । | 


(२) गठति की प्रतिपन्ना ( Accuracy of movement ):— 
बालको की ऐच्छिक गति की प्रतिपक्षता ( AccuranCy ) की जाँच कई 
मनोवैज्ञानिको ने की है जिनमे वेलमैन (४४८।|॥॥797) का नाम विज्ञप झप 


से उल्लेखनीय है। उसके श्रयोगों से यह स्पष्ट है कि पूर्व-पाठशालीय बालकों 


( Pre-school children ) में ऐच्छिक गतिनप्रतिपन्चता ( Accu 


racy of voluntary movement ) अत्यधिक देखने से आती है । 


( ६२ ) 


तीन और छः वर्ष की गति-प्रतिपन्तता में दूने का अन्तर पठता घैँ। ब्रायन 
( Bryan ) के प्रयोग-परिणाम के आधार पर यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि छः वर्प की अवस्था से इसमें जो गरूतियाँ होती ई उसकी 
संख्या बारह वर्ष के बच्चों में आधी हो जाती है। इसमें छ-सात और आठ 
वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक प्रतिपन्नता 
( ACC५72८5 ) दीख पड़ती है। यह विकासक्रम किशोरावस्था तक 
दिखळाई पढ़ता हे । 


९, सूठ-शक्ति ( Strength of grip ) 

बच्चे की यूठ-शक्ति के द्वारा भी उसके क्रियात्मक विकास का ज्ञान 
होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिको ने उसकी इस शक्ति की भी जाँच की हैं । 
इसकी जाँच के लिए कई पद्धतियो ( ९००5 ) आर चंत्रों ( Tnstru 
C05 ) का व्यवहार होता हे किन्तु, यहाँ उनका उल्छेख चांछनीय 
नहीं । इसलिए इस सम्वन्ध भें इतना ही कहना पर्याप्त है कि बच्चों की 
मूठ-छक्ति बारह वर्ष के पूर्व तक बढ़ती रहती है । नूठ-शक्ति की 
जानकारी जो प्राप्त की गयी है उससे विदित होता है कि सात वर्प ओर 
बारह वर्ष की सूठ-्शक्ति सें दूने का अन्तर होता हे ओर यही शक्ति 
बढ़कर सतरह वर्ष सें सात वर्ष की अपेक्षा चौशुनी अधिक हो जाती है। 
लड़कियों की इस शक्ति में सात ओर बारह वर्ष में दूने का अंतर 
पड़ता हे, किन्तु सतरह वर्ष में बारह वर्ष की अपेक्षा केवल पचास पतिशत 
ही मूठ-शक्ति की विवृद्धि होती है। इस दिशा में लड़के लड़कियों की अपेक्षा 
कुछ अंशो में श्रेष्ठ होते हैं । बाळकों की यह शक्ति उनके भार और अ चाई 
की अपेक्षा सात वर्ष से बारह वर्ष तक और कभी-कभी बीस वर्ष तक भी 
आगे तीब्र गति से बढ़ती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय हे कि बच्चों 
की सूठ-शक्ति { 57९९ ०£ ९77 ) उनके वातावरण से अत्यधिक - 
प्रभावित होती है। चहो यह भी व्यक्त कर देना अप्रासंगिक न होया 
कि थद्यपि बच्चों की परिश्रान्ति को जानना बहुत कठिन हे, किन्तु प्रयोगों ` 
से जो मालूम हो सका है उनके आधार पर कहा जा सकता है कि" 
छः वर्ण से नो वर्ष तक वे थकावट अनुभव करते हैं, किन्तु नो से बारह वर्ष 
तक उनसे परिश्रान्ति के लक्षण दिगोचर नहीं होते । 


Lo ८ ~ ~ प्‌ ~ e i 
१०. क्रियात्मक कोशछ के प्रशिक्षण (Trainin 8) का सुझाव 
जब तक इम बच्चों की विभिन्न क्रियात्मक शक्तियों के विकास का» 


( ६३ ) 


उल्लेख करते आए हैं, इसलिए यह प्रश्‍न होचा स्वाभाविक है कि उन्हे 
कौशल की शिक्षा क्योंकर दी जाए? यहाँ हम विभिन्‍न सनोवेज्ञानिर्को 
के हारा व्यक्त किये गये सुझावों का संक्षिप्त उल्लेख करना जरूरी 
समझते हैं । 


इस सम्बन्ध सें पहली बात याद रखने योग्य यह हे कि सभी नियमों 
का परिपालन सभी अवस्थाआँ और स्थलों पर नहीं किया जा सकता क्योंकि 
उनकी उपादेयता सभी अवस्थाओं मे समान नहीं है। इसलिए साता-पिता 
वथा शिक्षक को परिस्थिति का अध्ययन ओर उसका विश्लेषणात्सक ज्ञान 
प्रात करना आवश्यक है। इसके वाद उन्हें जो उचित और उपयोगी नियस 
प्रतीत हो उसका उस परिस्थिति विशेष से उपयोग करें। 


( ३ ) कोशल अशिक्षण से बच्चे की शारीरिक परिपक्वता का ध्यान 
रखना आवश्यक है क्योकि अपनी शक्ति के बाहर वह कोई क्रिया या कौर 
नहीं सीख सकता । यदि हम छः महीने के बच्चे को ढेळा फेंकना सिखलातना 
चाहे लो हमारा प्रयास विफल होगा । अतएव, परिपक्वता के अछुसार ही 
कौशल सिखकाना उचित है। 

( २) बच्चों को क्रियाओं को करने के लिए स्वतः छोड़ देना श्रोयस्कर है 
क्योकि अनावश्यक दवाव से उनमें कई प्रकार के क्रियात्मक दोष आ जाते 
ठे । स्वतंत्र क्रियाओ के अन्तर्गत ही किसी कौशक विद्येप को सीखने के लिए 
निर्देशक रूप में प्रोत्साहित करना श्रेयस्कर हे। 

( ३) किसी विपम ( Complex ) क्रिया को खिखलाने के लिए 
बच्चों की सांलपेशी समूह को निर्यन्नित करना सीखने का अवसर देना उचित 
है, क्योंकि विपस ( C07९ ) क्रिया के लिए इसका होना नितान्त 
आवश्यक है। दि 

(५) पहले बच्चों का ध्यान कया पर ह आकृष्ट करना आवश्यक हे 
और जब चे ससुचित क्रिया करना सीख जाय तब उसका ध्यान उसके 
द्य की ओर आक्ृष्ट करना ठीक है। ऐसा करने में उनमें कौशल की शक्ति 
के साथ लक्ष्य प्राप्ति की भी योग्यता हो जाएगी, अतएव पहले क्रिया पर हरे 
ध्यान दिळाना चाहिए । 

(० ) यदि संयोगवश किसी अडुचित क्रिया का अभ्यास हो जाए तो 
उसके स्थान सें उचित नई क्रिया को सिखलाने का प्रयास करना उचित है । 
गळत क्रिया को छुड़ाने की कोशिश करना ठीक नहीं । नई र 
पर अशुद्ध क्रिया स्वर्यं विलीन हो जायगी । कहने का ताप्पर्यं यह रः 


( ६४ ) 


की घनात्मक क्रिया पर जोर देवा ठीक है, निषेधात्मक ( N€एative } 
पर नहीं । 

( ६) बच्चों की क्रियाओं पर किसी प्रकार का आडुचित दबाव ठीक 
नहीं होता, इसलिए उनकी स्वतंत्र क्रियाओं की दिशा को बदलना आर मनोः 
नुकूल कौशल सिखलाता ठीक है । छमशाः जो क्रिया चे सीखते हैं वही टिकाऊ 
ओर फलदायक होती है । 

इसी प्रकार कौदार प्रद्चिक्षण के कुछ ओर भी नियम व्यक्त किये आ सकते 
हैं, किन्तु उनके उल्लेख की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं १ 


चोथा अध्याय 
भाषा-विकास (Language Development) 


भाषा का स्थान मानव-जीवन में वहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रसाद से हस 
आज सभ्यता की उच्चतम चोटी पर हैं। पझुओं में इसकी योग्यता न होने 
के कारण चे अपने विचार (T0u९॥!) को दूसरों से पूर्णतः व्यक्त करने में 
असमर्थ हैं । किन्तु, मनुष्य जाति में भी भाषा आरम्भ से ही विद्यमान नहीं 
रहती, वल्कि उत्पन्न होने के बाद शारीरिक, सानसिक एवं सामाजिक 
(90C4]) विकास के साथ यह भी विकसित होती है। लेकिन, इसके पहले 
कि हस भाषा विकास पर प्रकाश डालें, इसका उल्लेख कर देना आवइ्यक है 
कि इांब्दोच्चारण में शरीर का कोई एक आंग विशेष कास नहीं करता, अपितु 
कई अंगो का उसमे हाथ रहता है। ज्योन्ञ्यो उन अङ्गो मे परिपक्वता आती 
है त्यो-त्यो भापा भी विकसित होती है। अतएव भाषा विकास के लिये उन 
अङ्को का ( गला, स्वरयन्छर, फेफड़ा, जिह्वा आदि ) जिनका हाथ इसमें रहता 
है परिपक्व होना आवश्यक है। इनकी शिथिलता से सापानविकास भी 
उचित रूपेण नहीं होता। यहाँ हम भापाःविकास के क्रम पर संक्षिप्तः 
प्रकाश डालेंगे । ow 

१, साषा-विकास 

(अ) नवजात शिशु की प्रथम ऋन्‍द्व-ध्वनिः--जब बच्चा पैदा होता 
है तब उसमे क्रन्दन-ध्वनि करने की क्षमता रहती है, इसलिये इसके अतिरिक्त 
चह और किसी प्रकार की ध्वनि नही करता | इसका भी अर्थ वह कुछ नहीं। 
समझता । जब वह जोरो से साँस लेता है तब उस समय भी उसके मुँह से 
0) निकलती है, परन्तु उसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं 
होता है। इसे सहजध्वनि ( Reflex $0un ) के नास से झुकारना 
उचित जँचता हे । दाली महोदया का कथन है कि जब बच्चा भूख, प्यास, 
थकावर और जाडा अनुभव करता है तब भी वह कन्दन-$्वनि करता है । 
किसी संवेगात्मक परिस्थिति से घिर जाने पर भी बच्चा चिख्ळाता है। बह 
विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएँ विभिन्न शकार क कन्न 
ध्वनियों से करता है, इसलिये उसकी विभिन्न ध्वनियों से अन्तर पढ़ता है। 


he] 


कुछ ध्वनि ( Soun 


( ध्द ) 


उसका कहना है कि जब वच्चा दस सप्ताह के लगभग हो जाता है तच धह 
आरास का अनुभव न करने पर भी चिल्लाता ही हे, किन्त यदि इससे यह 
समझे कि बच्चा विभिन्न प्रकार की भ्वनियो के अतर को समझता हे तो 
यह पूर्णतः दोपपूर्ण होगा, कारण घस्तुतः वच्चे को इसका ज्ञान नही रहता । 


(ब) चळवलाना ( Bab ६ ):—वच्चे की सहजध्वनि से बल- 
बळाने की ध्वनि कुछ दिनो में निकलने लगती हे, अर्थात्‌ उसकी चिद्ळाहट ही 
बलबलाने में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि इसकी ध्वनि पूर्णतः निरर्थक 
होती हे, किन्तु वह उसी को दुहराता है। इस अवस्था का आविर्भाव दूसरे 
या तीसरे महीने में होता है आर लगभग पन्द्रहवे महीने तक यह अवस्था 
वनी रहती है । पुनः यही बलवलाना शब्दोच्चारण में परिवर्तित होकर भाषा 
कहलाने लगता है । वाळ स्वभाव के जानने वाले पण्डितो का ऐसा अनुमान 
है कि वच्चा इस ध्वनि को इसलिये दुहराता हे कि उसे ऐसा करने में 
आनन्द मिलता है। और इससे वच्चे की वागेन्द्रिय (277%) परिपक्क 
होती है जिससे भविष्य में उसको बहुत लाभ पहुँचता हैं । कुछ मनोवेज्ञानिको 
फे अनुसार यह बच्चे की वंझानुक्रम से प्राप्त प्रतिक्रिया है । इस सम्वन्ध में 
इसी प्रकार के ओर भी कई अनुमान किये गये हैं । यहाँ यह भी उल्लेख 
करना आवश्यक है कि यह बळूबलाना कई तरह का होता हे और अन्त 
मे इसी से मासा, दादा, नाना, पापा, आदि जेसे सार्थक शब्दों का भी 
आविर्भाव होता है। सबसे विचित्र वात तो यह है कि सभी देशों के बच्चे 
इन्ही शब्दों का उच्चारण प्रारम्भ में करते हैं। भापा-सेद ( Language 
ference ) इसमें किसी तरह का अन्तर नही छाता हे । 

इसी अवस्था में बच्चा सयानों द्वारा बोले गये विभिन्न शब्दों के अर्थ को 
समझने छगता है और उसी के अनुरूप अपने को वातावरण में अभियोजित 
करदा है । वह स्वतः शड्दों को बोलना नही सीखता, बल्कि उसका सीखना 
पूर्णतः जनुकरणात्सक (Imitative) होता है। उसके माता-पिता तथा 

अन्य संरक्षक जिन शब्दो को बोलते हैं चह उन्हीं का अनुकरण मात्र करता है 


आर वाद से उनके अर्थ को भी समझने लगता हे । वह उनके पूरे वाक्य का 
|] हरे A ~ ~ 

! ता अनुकरण करता है ओर न उसे हुहराता ही हे, बलिक उसमे से किसी 
एक शब्द को ही चुनकर उसका इस्तेमाल करता है । वही एक शब्द उसको 
पूरे वाक्य का मतलब देता है। 


~ ° 
कई सनोवज्ञानिक प्रयोगों से यह स्पष्ट 


है कि बच्चा सर्वप्रथम अ, आ, 
छठ, द्द्‌, उ, ऊ 


» ए, ऐ, आदि स्वर चरणो (V0we।5) का ही उच्चारण करता 


( ६७ ) 


है । तत्पश्चात वह व्यञ्जन वणो (07507475) को बोलता है जिन्हें वह 
आसानी से बोळ सकता है । कठिनाई से बोळे जाने वाले वणों का उच्चारण 
चाद मे करता है। 

जब उसकी वागेन्द्रिय कठिनता से उच्चारण किये जाने वाले व्यन्जन 
वर्णो के योग्य हो जाती है तो उन्हे भी वह बोलने रगता है । शली के अनु= 
सार स्वर वर्णो सें पहले पहल वच्चा ए तथा ड को बोलना शुरू करता है । 
कुछ अन्वेपकों का कहना है कि व्यन्जन वणो में सर्वप्रथम मका ही उच्चा- 
रण होता है । सभी अक्षरों का उच्चारण बच्चा चार महीने में करने लगता 
है, किन्तु यह विवादग्रस्त है | इन वर्णो के उच्चारण से किसी प्रकार का अर्थ 
नहीं निकलता, इसलिये ये बच्चे और सयाने दोनो के लिये निरर्थक होते हैं । 
वाद सें, जसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इनका परिवर्तित रूप बलब- 
लाना हो जाता हे । 

(ख ) प्रथम शव्द :--बच्चा पहला बोधगम्य शब्द कब बोलता है, 
उसके सम्बन्ध से मनोवेज्ञानिको में सतभेद है किन्तु, स्मिथ तथा शीं के 
के अनुसार बच्चा दसवें महीने भे ऐसा करता है। प्रयोगो के विभिन्न परि- 
णासो के आधार पर यही कहा जा सकता है कि चोवन सप्ताह का बच्चा दो 
शठ्दो को बोल सकता है जिसकी संख्या ६६वें सप्ताह मे सात हो जाती है । 
अन्ततोगत्वा ८६वें सप्ताह के बाद शब्द संख्या वहुत बढ जाती है। यहाँ यह 
प्रन होना स्वाभाविक है कि सर्वप्रथम वच्चा किस शब्द का उच्चारण 
करता है, किंतु इसका निश्चयात्मक रूप से उत्तर देना कठिन हे; क्योकि विचार 
करने पर मालूम होगा कि प्रथम उच्चरित शब्द नित्य-प्रति फे जीवन मे 
अनुभध किये जाने वाले पदार्थों का नाम रहता है। वह दादा, नाना, मासा 
आदि के स्वरूप का कोई भी शाब्द हो सकता है। भनोवेज्ञानिको का कहना 
है कि ऐसे शब्दो के उच्चारण मे अनुकरण का हाथ रहता है। इस प्रथम उच्च- 
रित्त शब्द को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के किसी एक श्रोणी में 
रखना समुचित अतीत नही होता; क्योकि वह शब्द बच्चा कई अर्था मे 
बोलता है। यदि वह दादा कहता है तो उसके दादा मात्र से मो खिलाओ, 
सुलळाओ या उठाओ हो सकता है । लेखक के एक विद्यार्थी की साठ सप्ताह की 
बालिका “बाबू? शब्द से कई भावो को व्यक्त करती है। वर्तमान मे वह कई 
अवसरों पर इसी बाबू शब्द का प्रयोग करती है । प्रयोगात्मक माणो से यही 
सिद्ध हे कि सभी बच्चे एक ही प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, 
लेकिन बुद्धि विशेषता के कारण शब्द प्रकार में भी अन्तर दिखिलायी देता है । 


( ६८ ) 


बच्चा का प्रथम शब्द कब उच्चरित होता है, इसके सम्बन्ध में मनो” 
चज्ञानिकों में मतभेद है। शला के मुताबिक साउचे' सप्ताह में ऐसा होता 
है, किन्तु चौंतीस सप्ताह में भी बच्चा प्रथम शब्द बोलता पाया गया है। 
गेसेल और थाम्पसन के अनुसार अद्ठाईस सप्ताह और बावन सप्ताह के 


अन्तर्गत बच्चा पहले शब्दु का प्रयोग करता है । 

i (द) शब्द्‌-कोष चुद्धि (Vocabulary Development):—इस के 
बाद बच्चा अपनी भाषा में दो शब्दों को इस्तेमाल करना झुरू कर देता है । 
कुछ बच्चे तो अठारह महीने में ऐसा करते हैं और कुछ दो वर्ष की अवस्था 
में | विभिन्‍न प्रयोगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक वर्ष का 
बच्चा तीन से कुछ कम शठ्दो को जानता है । तीन वर्ष की अवस्था के बच्चे 
का झव्द-भण्डार नो सो शब्दों से कुछ कम होता हैं। उसके बाद शब्द- 
भण्डार की गति मे तीब्रता आ जाती है जिसके फलस्वरूप चार वर्ष का 
बच्चा पन्द्रह सौ, पाँच वर्ष का बच्चा दो हजार तथा छः वर्ष का बच्चा 
पच्चीस सौ शब्दो को जानता है | इसके बाद के शब्द्‌ भण्डार को निश्चया” 
त्मक रूप से कहना कठिन है, किन्तु टरमन का कहना है कि आठ वर्ष का 
बच्चा छत्तीस सो, दस वर्ष का चौचन सो ओर ग्यारह वर्ष का बच्चा सात 
हजार दो सौ शब्दों को जानता है । कुछ मनोवेज्ञानिको का अनुमान इससे 
सी अधिक शठद संख्या का है। 

(य ) शाब्दन्चयन तथा वाकय-चिकासः--जेसा कि पहले ही व्यक्त 
किया जा चुका है, पहले पहल बच्चा संज्ञाव्सक शब्दों को ही बोलता है जिन्हे 
कि चह अपने चारों ओर पाता हे । प्रयोगात्मक प्रमाणो से यह स्पष्ट हे कि. 
दो वर्ष का बच्चा आधा से अधिक संज्ञा दाउद ही बोलता है। दो वर्ष से तीन 
वर्ष की अवस्था सें बच्चा सर्वनाम का प्रयोग करने लगता हे । पॉच-छः की 
उत्र से क्रियात्मक शड्दो की अधिकता हो जाती हे और बाद में विशेषण, 
अब्यय आदि शब्दो को विद्वृद्धि होती है। वाक्य विकास पर ध्यान देने से 
पता चलता हं कि जंसा ऊपर भी कारणवश कहा जा चुका हे, पहले बच्चा 
एक शब्द के ही वाक्य को बोलता है।यह वाक्य म्रइनात्मक, आदेशात्मक 
या साधारण कुछ भी हो सकता है। इस अवस्था को हम एकपदीय वाक्य 
(One worded 5€n€n१€ ) कह सकते हैं । यह अवस्था बालकों के 
र ph होती ठ इसके कुछ ही दिन पश्चात बच्चा दो 
अठारह माह से चोवीस क दर i hd Me 

६ ह्‌ न्तगत वच्चा ऐसा करने में समर्थ हो 


( ६९ ) 


जाता है । तीन वर्षीय बच्चे अपने वाक्यों में अधिकतर सर्वनाम शब्दों का 
प्रयोग करते हैं । चार-पाँच की उम्र वारे बच्चे चारपायी, करम, टेछुर, कुर्सी 
आदि शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं। वाक्यों में शब्दों की संख्या का 
व्यवहार बच्चे की मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। इस अवस्था के 
चाक्यों सें छः सात शब्द पाये जाते हैं । प्रारम्भ सें बच्चे के वाक्य एवं शाब्द 
दोनों सरळ होते है, पुनः वे वाक्य यौगिक (C0707) वाक्यों में परि- 
वर्तित होकर मिश्रित ( C0m09।९४ ) वाक्यों का रूप धारण कर लेते हैं । 
अवस्था बृद्धि के साथ साथ उनके वाक्यो सें कठिन शब्दों एवं सुहावरों 
की वद्धि होती है और अन्त में दस ग्यारह वर्षीय बच्चे कठिन तथा लम्बे 
वाक्यो को बोलने ऊगते हैं । 
२, संख्यात्सक ( Qu2nt।4।५९ ) विकास 
प्रायः ऐसा देखने में आता है कि दो वर्ष के बच्चे में परिमाण और 
संख्या की कुछ योग्यता विद्यमान रहती है। वह अपनी भाषा में अधिक, 
कस, थोडा, एक, बहुत आदि शब्दों का प्रयोग करता है। इससे ऐसा अनुः 
सान किया जाता है कि उसे एकवचन ओर बहुवचन का ज्ञान रहता हे । 
तीसरे वर्ष मे वह गिनती गिनना झुरू कर देता है, किन्तु उसके शिनने सें 
क्रस नहीं रहता । वह पाँच के बाद सात ओर सात के बाद छः आसानी से 
कह सकता हे। यदि उसको पाँच आम गिनने को दे दिये जायें तो सम्भव है 
चह चार को ही पाँच गिन ले । दह चार के वाद की संख्याओं का अर्थ भी 
नहीं समझता है। इसीलिये उससे ऐसी अशुद्धियाँ गिनने में हो जाती हैं । 
किन्छु, तीन चार महीने के बाद उसकी गलतियो में कसी पड़ने लगती है। 
इस अवस्था का बच्चा कितनी अध्छाई से गिन सकता है या उसके अर्थं को 
समझ सकता है, यह उसकी शिक्षा तथा सानसिक योग्यता पर निर्भर करता 
है । हाँ, शिक्षा का हाथ इसमें अधिक रहता है । चार वर्ष का बच्चा यो तो 
सो तक कभी-कभी गिनने में समर्थ होता हे, किन्तु उनके अर्थं को वह स्पष्ट 
नहीं जानता हे । एक से दस तक की संख्याओं का बोध तो उसे अच्छी तरह 
रहता है, किन्तु उनसे अधिक संख्याओं के यथार्थ अर्थ को न जानकर वह यही 
समझता हे कि इसका आशय अधिक से है। इस अवस्था में बच्चा किसी 
पदार्थ विद्येष के विभिन्न अंगों को समझता है, किन्तु उसे उसके आधे तिहाई 
या चौथाई का ज्ञान नहीं रहता । इस प्रकार उसे किसी चीज की पूर्णता का 
ही ज्ञान रहता हे. वह यह नहीं समझता कि इसके हिस्से भी हो सकते हैं । 
पाचवे वर्ष का बच्चा चौथाई या दो तिहाई का अथै समझता है किन्तु उसकी 


( ७° ) 


इस जानकारी का मतलब पूरे से कम का ही होता है, यथार्थ का नहीं । जब 
वह पाठशाला जाने की अवस्था में आ जाता हे तब उसे इसका ज्ञान अच्छी 
तरह हो जाता ,है और स्कूल में जाकर उसका ज्ञान पूर्णता को [प्राप्त हो 
जाता है । 


३, भापा-दोष ( Speech Defects ) 

बच्चों सें कई प्रकार के साषा-दोष पाये जाते हैं, किन्तु यहाँ हम सब पर 
प्रकाश न डालकर तुतलाना ( 52777760772 ) पर ही प्रकाश डालेंगे ; 
क्योकि इसका कारण और स्वरूप पूर्णतः मनोवेज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त. 
भी यह दोष कई बच्चों में पाया जाता है। यदि हम इसके स्वरूप पर विचार 
करें तो ज्ञात होगा कि यह दोष कई प्रकार से बच्चो की भाषा में रक्षिता 
होता है। कभी-कभी बच्चा किसी शब्द को उच्चारण करने में बहुत देर के 
बाद समर्थ होता है तो कभी उसी को कई बार दुहराता है। किन्तु, अधिक- 
तर किसी शब्द के पहले अक्षर को कई बार दुहराने के बाद तो वह पूरा 
शब्द बोलने में समर्थ होता हे जेसे, द, द, द, द, दा, दा, क, क, क; क प 
ड़ा आदि । बच्चा स्वर सहनियम के अभाव में किसी शाब्द को भी अच्छी 
तरह बोलने में असमर्थ होता है । 

अब यदि हम तुतलाने और हळकाने के कारण पर विचार करें तो माळमः 
होगा कि इस सम्बन्ध में कई सिद्धान्त विद्यमान हैं । थापे का कहना है कि 
बच्चे के तुतलाने में वागेन्ब्रिय का ही हाथ नहीं रहता, बल्कि सारे शरीर 
का सहयोग रहता है ! अतएव यह व्यक्तित्व के असंतुरन ( [2]27८€ ) 
के कारण होता है । 

डनळप के अनुसार बच्चा जब ऐसी भाषा को सीखता है जो समाज में. 
विहित नहीं समझी जाती है, तब वह उसे घर पर या अन्य छोगों के सामने: 
बोलने में हिचकिचाता है और परिणामतः उसमें तुतलाने की आदत पड़ 


जाती हे । इस प्रकार असामाजिक भाषा को अर्जित करना ही बच्चे के. 
तुतळाने के कारण हैं । 


कान ट्यमेल + 


व्ल्यूमेल का सिद्धान्त है कि बच्चा जब किसी शब्द को अच्छी तरह 


समझने मे असमर्थ होता है तब वह तुतळाता है । इसलिए सुने हुए शब्दों 


की स्म्टति ( €॥07} ) जब नहीं रहती है और बच्चा उन्हे बोलना 
चाहता है तब ध्वन्यात्मक स्मृति-अंशता ( Auditory Amnesia) के 
कारण वह उन शब्दों को बोलने से तुतराता हे। यह सिद्धान्त तुतळाने की 
शब्द-प्रतिमा-सिद्धान्त के नाम से विख्यात है । 


( ७१ ) 


ट्रेमिस का सत है कि जो बच्चा तुतछाता हे उसमें मस्तिष्क सम्बन्धी 
अव्यचस्था ( D5£४7)27८९5 ) यायी जाती है। मस्तिष्क के दोनों अद्ध 
भागों में इस तरह की गड़बडी रहती है कि उन दोनों में किसी एक की 
प्रधानता नहीं रहती, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष रहते हैं। इसलिए 
नाड़ी-शक्ति के संचालन से दोनों का बराबर हाथ रहने के कारण बच्चा 
तुतळाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार नाडी-सण्डल की अव्यवस्था ही 
बच्चों के तुतळाने का एकमाश्र कारण है । 
उपर्युक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त अधिकांश सनो वेज्ञानिको का कहना है 
कि तुतळाना व्यापार उन्ही बच्चो में देखा जाता हे जिनमें किसी तरह का 
मानसिक संघर्ष ( Menta] ८०7८४ ) और संवेगाव्मक गडबडी 
(Emotional distui bance) पायी जाती है। जब बच्चे की शारीरिक 
आवश्यकताओं ( ९८९०५ )--भूख, प्यास आदि की पूर्ति अच्छी तरह 
नहीं होती तब उसमें तुतलछाने का व्यापार होता है। बच्चों में स्वप्रस्थापन 
( Self 855८7४४07 ) की उ.कट इच्छा रहती है। इसलिए बे चाहते हैं 
कि सब लोग उनकी प्रशंसा करें अथवा उनकी ग्रधानता स्वीकार करें। परन्तु 
जब वे इस इच्छा को संतृप्त करने में असमर्थ होते हैं तब वे इस व्यापार 
का प्रदर्शन करते है। कहने का अभिप्राय यह है कि घर तथा स्कूल की 
अवांछनीय अवस्था जिससे बच्चे में भय, चिन्ता और अनिच्छित भाव आदि 
उत्पन्न होते है उसके तुतलाने का कारण हे । 
प्रायः ऐसा भी देखने मे आता है कि एक ही परिवार के बहुत से डके 
रडकियाँ अथवा अन्य च्यक्ति तुतछाते हैं । इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिको ने 
तुतळाने में बंशानुकम का असर प्रदरद्गित करने का प्रयास किया हे। इन 
कारणो के अतिरिक्त और भी कई कारण विभिन्न मनोवेज्ञानिकों द्वारा उप- 
स्थित किये गये हैं, परन्तु यदि हम इस पर विचार करें तो मालम होगा कि 
तुतळाचा किसी एंक कारणवरा ही नहीं होता, बल्कि कई कारणों का हाथ 
इसमे रहता है, किन्तु पारिवारिक अवस्था की इसमें प्रधानता रहती है । 
इस दोष को दूर करने के लिए थह आवश्यक है कि बच्चों की संवेगाव्मक 
गडबडी तथा मानसिक संघर्ष को दूर करने के लिए उन अंगो का निराकरण 
किया जाय जिनसे कि ये उत्पन्न होते हैं। उन्हे अन्य बच्चो के साथ रहने, 
बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ताकि वे अपने विभिन्न प्रकार के 
संवेगो को नियंत्रित करना सीख सकें। बच्चो" को परिस्थिति के अनुकूल 
अभियोनित करने की शिक्षा देना विशेष हितकर होता है । बच्चे के साथ 


( ७२.) 
सली 


सयानो को सहातुभूति रखनी चाहिये और उन्हें अपमानित करने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक बच्चो' के साथ खेलने का अवसर 
देना विशेष हितकर होता है; क्योंकि सामूहिक जीवन ( Group 
९) से वच्चे को अपवी सार्थकता सालस होता ह ओर वह सामा- 
जिऊ व्यवहार प्रदर्शित करने की कोशिश करता इे। उसके इस दोष पर 
ध्यान न देकर इसकी उपेक्षा करनी चाहिए ताकि बच्चा छज्जा का अनु 
भव न करे । उसे उच्च स्वर से पढने के लिए प्रोत्साहित करना अधिक 
लाभप्रद सिद्ध होता हे। दूखरो' के साथ वार्तालाप करने के लिए 
बच्चे से उत्साह भरना कम महत्व का नही है। आरास का सी ध्यान 
रखना ऐसे बच्चो' के लिए श्रेयस्कर होता है। मातापिता तथा शिक्षक 
मो इस वाणी दोप को दूर करने के छिए उपर्युक्त ब्रातो' के अतिरिक्त 
किसी दक्ष चिकित्सक का आश्रय लेकर शारीरिक दोष को दूर करवाना 
चाहिए ओर उसमे किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होने देना 


चाहिये जिससे कि वह खंवेगाठरळ उपद्रव और मानसिक संघर्ष का शिकार 
रा 
चन सक । NP 
क 
vg £4 Fl र 
वापा-विकास को प्रभावित करनेवाले अंग 

भापाविकास कई अंगो से प्रभावित होता हे, किन्तु यहाँ पर हम प्रमुख 

अंगा पर संद्विएतः प्रकाश डालेंगे । 


(१) शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वताः--भाषा-विकास पर 
'स्थ्य तथा परिपक्वता का असर चहुत अधिक पड़ता हे, जैसा कि हम लोग 
पहल हा दर चुके हैं । जंसे-जेसे आयु-बृद्धि के साथ-साथ शरीर परिपक्क होता 
है च॑स-चसं बच्चा को आपा से भी वृद्धि होती हे। शारीरिक परिपक्वता के 
ही चरते स्वरयंत्र तथा अन्य अंग भापा-विकास के लिए तत्पर हो जाते हैं 
आर उनको माढता के साथ-लाथ भाषा भी विकसित होती जाती है । यही 


कारण हे कि छोटे बच्चो” का भापा-विकास उस तरह का नहीं रहता जिस 
प्रकार कि परिपछ बच्चों का | 


स्वास्थ्य से भी भापा-निकास प्रभावित होता हे। परायः ऐसा देखने में 
नाता हे कि जो बच्चा जितना हृष्टःपुषट होता हे 


वह उतना ही घ्र बोलना 
भारम्न क्र देता 


अन्तु, दूसरा सूरण वच्चा चहत दिनों के चाट बोलना 
bp दा चग 

क्र । सयागवण यदि रबस्थ वच्चा भा रागम्रस्त हो जाता ह तब 
इसका भाषा-विक्षस दुछ दिनों के लिए अवरुद्ध: हो जाता हे और विकास 


( ७३ ) 


राति में पुनः तीब्रता उस समय तक नहीं आती जब तक कि वह फिर पूर्ण 
न्स्वस्थ नहीं हो जाता हो । यहाँ इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक हे कि स्वस्थ 

बच्चा का सापा-विकास रोगग्रस्त बच्चे की अपेक्षा शीघ्रतर क्यो' होता है ? 

सके उत्तर सें दो संभावित कारण (?05570]€ ८2५९8) व्यक्त किये जा 
सकते हैं। पहला कारण तो यह हो कि रुग्ण बच्चे का शारीरिक विकास 
पूणरूपेण न होने के कारण स्वर-यंत्र प्रति अंग भी पूर्णतः विकसित नही 
होते । इसलिए भाषा भी अच्छी तरह विकसित नहीं होती हे । दूसरा कारण 
यह हे कि स्वस्थ बच्चा अधिक लोगो' के सम्पर्क सें रहने के कारण नपे-नये 

शब्दी' को सीखने का अवसर पाता हे ओर उन्हे सीख रेता है, परन्तु रुग्ण 
बच्चा को थह सुविधा नहीं मिलती, अतएव उसका भाषा-विकास भी सुचारु 
"रूप से नहीं होता है । 

(२) शारीरिक गतिविधि (Phy ica] 3८७४9):--इसके पहले 
कि हम शारीरिक क्रिया का प्रभाव भापा-विकास पर प्रदर्शित करें, यह 
व्यक्त कर देना आवश्यक है कि हसारा शरीर-यंत्र इस प्रकार से बना हुआ 
है कि किसी तरह की क्रिया से सारा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए 
किसी समय भी एक ही क्रिया की प्रधानता रहती है और अन्य क्रियाएँ 
-गोण रहती हें । अतएव जब एक क्रिया की योग्यता से विद्धि होती हे तो 
अन्य क्रियाओ को करने की योग्यता की विवृद्धि स्थगित हो जाती है। जब चह 
क्रिया सुचारू रूपसे सामान्यावस्था मे होने रूगती है तब दूसरी क्रिया की 
योग्यता तीघ्रगति से विकसित होने ळगती है । जैसा कि हम लोग जानते हैं 
बोलना भी एक प्रकार की शारीरिक क्रिया हे, अतः इसका चिकास भी अन्य 
शारीरिक क्रियाओं से प्रभावित होता है । जब किसी अन्य शारीरिक क्रिया 
-की प्रधानता रहती है तब भाषा-विकास उस समय के लिये अवरुद्ध हो जाता 
है और जब इसकी गति में तीब्रता आती है तब अन्य क्रियाये शिथिल पड़ 
जाती हैं । इसलिये शर्छी का यह कथन कि बच्चे मे जब अन्य शारीरिक 
क्रियाओं का प्राधान्य रहता है तब भाषा-गति सन्द हो जाती है, पूर्णतः सत्य 
है । प्रयोग करने पर भी यही देखा गया हे कि जब बच्चा हाथ-पैर को चलाने 
आदि की क्रियाओं को अधिक मात्रा में करता है तो उसके भाषा-विकास सें 
मन्दता आ जाती है और जब वे क्रियायै अभ्यस्त हो जाती हैं तो भाषा-विकास 
पुनः अपनी तीब्रगति का अनुसरण करने लगता है। 

(३) बुद्धि (Intel॥९९n१८९):—बुद्धि ओर भाषा-विकास का सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ है । जो बच्चा जितना ही बुद्धिमान होता है वह उतनी ही 


( ७४ ) 


जढ्दी बोलना भी झुरू कर देता है। मन्द (>ध) बुद्धि, मध्यम बुद्धि तथा 
तीत्र-बुद्धिवालो पर अलग-अलग प्रयोग करने पर देखा गया हैं कि तीम्र-डुद्धि 
के बच्चे में बोलने का व्यापार अन्य दो ग्रकार के बच्चों की अपेक्षा पहले 
हुआ। और मध्यम इुद्धिवारे बच्चे में भापा-विकास मन्दवुद्धि घारे की अपेक्षा 
पहले हुआ । कहने का सारांश यह है कि मन्द डुद्धिवाळा लडका सबसे बाद में 
बोलना शुरू किया । इसी प्रयोग की सत्यता पर कितने मनोवेन्ञानिक विश्वास 
कर बच्चो के भापा-विकास का अध्ययन करके उनकी चुद्धि का अनुमान करते 
हैं। किन्तु टरमन का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोग की सत्यता को खण्डित करता है, 
क्योकि उसका कहना हे कि बच्चे बोलना मन्द बुद्धि के ही कारण देर से 
नहीं शुरू करते, बल्कि अन्य कारणों से भी करते हैं । अतएव भन्द बुद्धि के 
ही कारण बच्चा देर से नहीं बोलता । किन्तु, यहाँ यह स्मरणीय हे कि यद्यपि 
भाषाःविकास पर अन्य अंगो का सी प्रभाव पडता है, तथापि हम बुद्धि के 
महत्व की उपेक्षा नही कर सकते । घस्तुतः जो वच्चा चुद्धिमान होता है बह 
मन्द चुद्धिचाळे बच्चे की अपेक्षा अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह समझता 
है ओर उसके प्रति अपने भावों को भाषारूप मे मन्द-डुद्धि बच्चे की अपेक्षा 
पहले व्यक्त करता हे। इस सम्बन्ध सें इस प्रन का होना स्वाभाविक हे 
कि बुद्धि पर भापा-विकास निर्भर करता है या भापा-विकास बुद्धि-चिकास पर 
निर्भर करता है ? इस प्ररन का उत्तर निश्चित रूप से नही दिया जा सकता; 
क्योकि इस दिशा मे जितने भी प्रयोग हुए हैं उनके परिणामो में समानता 
नही पायी गयी है। इसलिए हम उत्तर स्वरूप यही कह सकते है कि ये 
दोनो एक दूसरे के सहायक हैं। थोड़े शब्दो में हम यही कह सकते हैं कि 
भापानविकास के साथ-साथ बुद्धि भी विकसित होती है । 

(४) लिंग-भेद्‌ ( Sex difference )--भाषा-विकास पर लिंग- 
भेद का प्रभाव देखने के लिए मनोवेज्ञानिको ने कई प्रयोग किये हैं। उनके 
प्रयोगात्मक परिणामो से यह स्पष्ट हो जाता हे कि लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा 
पहले बोलना आरम्भ कर देती हैं। वे बालकों से वाक्य-रचना, स्मरति विस्तार 
( Memory 527 ) शब्दकोष आदि मे श्रेष्ठ होती हैं। उनके लेखो का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि वे विषम तथा लम्बे वाक्यो की रचना 
आसानी से कर सकती हैं जिन्हें कि उसी अवस्था के डके करने मे असमर्थ 
दते हे । जितने भी प्रयोग इस दिझा मे किये गये हैं वे सभी इसी तथ्य को 
व्यक्त करते हैं कि लडको की अपेक्षा लड़कियों में भाषा-विकास जब्दी होता 


~ er अठ s ~ 
ई । सेकार्थी ने अठारह और चोबीस महीने के लड़के और लड़कियों के शब्दों 


( ७५ ) 


का अध्ययन किया तो उसे सारूस हुआ कि अठारह महीने के बच्चे जो कुछ 
ee _ [os ० RN (आय 

बोलते थे उसमें से चौदह प्रतिशत लडको का ओर अडतीस अतिशत 

लडकियों का और चोबीस महीने के बच्चों सें से ४९ प्रतिशत छडकों का और 

hs की 


७८ प्रतिशत रूड़कियों का समझ में आता था। इस तरह हम देखते हैँ कि 
भाषा-विकास को छिंग-भेद भी प्रभावित करता है । 


(५) सामाजिक वातावरण (Socal En vironment):ः—सामाः 
जिक परिस्थिति का भी प्रभाव भाषा-विकास पर कम नहीं पड़ता है। प्रायः 
ऐसा देखने में आता हे कि जो बच्चे संस्कृत एवं सम्पन्न परिवार से उत्पन्न 
होते हैं वे दरिद्र एवं असंस्कृत परिवार मे जन्म लेनेवाले बच्चो की अपेक्षा 
पहले भापा सीखते हैं। उनकी भाषा भी उन बच्चो की तुलना में श्रेष्ठ 
होती है। भापाविकास और सामाजिक परिस्थिति का सम्बन्ध देखने के लिए 
छः प्रकार के वातावरण में उत्पन्न होनेवाले तीन वर्षीय बच्चों पर प्रयोग 
किये गये । पहली श्रेणी से उन्ही बच्चों को रक्खा गया जो डाक्टर, प्रोफेसर 
वकील आदि के बच्चे थे। दूसरी श्रेणी में बच्चो के पिता व्यापारी, तीसरी 
श्रोणी में बच्चो के पिता कळक, चौथी श्रोणी में पिता कारखानों के कारीगर, 
पाँचवीं श्रोणी सें पिता बर्फ वेचनेवारे, दूधकी गाडी चलानेवाले आदि ऑर 
छठी श्रोणी में पिता मजदूर थे। प्रथम श्रोणी के बच्चो की वाकय संख्या 
अन्तिम दो श्रेणियों के बच्चों की वाक्य संख्या की अपेक्षा दूनी थी । इसके 
अतिरिक्त और भी जितने प्रयोग किये गये उन सब में सामाजिक परिस्थिति 
का प्रभाव भाषा-विकास पर देखा गया । 

इसके अतिरिक्त जुडवे बच्चों ( 7 /।75 ) का अध्ययन भी, सामा- 
जिक वातावरण के असर को जो भाषाविकास पर पडता है, उसकी परिपुष्टि 
करता हे । प्रायः बच्चो मे आपा का आविभांव दूसरों के सम्पर्क में रहने 
और उनके अनुकरण करने से होता है। जो बच्चे अधिकाँश अपने से श्रेष्ट 
व्यक्तियों के सम्पर्क में रहते हैं उनमें भापा-विकास उन बच्चो की अपेक्षा पहले 
होता है जिन्हें कि श्रेष्टजनो के सम्पर्क में रहने का अवसर नहीं मिळता । 
जो अपने से छोटे बच्चो के साथ रहते हैं वे अपने को उनसे श्रेष्ट समझते हैं 
और नयी भाषा को सीखने की कोशिश नहीं करते यही हालत जुडवे बच्चो 
की भी होती है। वे दोनो साथ-साथ खेलते, खाते-पीते तथा सोते हैं। वे 
अपने से सयानों के सम्पक में अधिकाधिक नहीं रहते, इसलिए उनसे कभी- 
कर्भी ऐसी भाषाओं का आविर्भाव होता है जिन्हें वे स्वयं बोलते और समझते. 
हैं। अन्य बच्चे या सयाने उनकी भाषा को नही समझते । जब वे पुनः 


( ७६) 


सयानों के सम्पर्क सें रहने लगते हैं तव उस रहस्यमयी भाषा को तिरस्कृत 
कर देते हैं । गुडएनफ ने जिन जुडवे बच्चो का अध्ययन किया उनमें भी पेसी 
रहस्यमयी भाषा पायी गयी जिसे दूसरा व्यक्ति समझने में पूर्णतः असमर्थ 
था। डेका अध्ययन भी इस तथ्य को प्रतिपादित करता है। डेनिस ने 
सेकार्थी तथा डे के प्रदर्शित पथ का अनुसरण करते हुए कई प्रकार के बच्चों 
के भाषा-विकास का अध्ययन किया । उसके अध्ययन से यह ओर भी स्पष्ट 
है कि जुडवे बच्चों में भापा-विकास उस ङुतगति से नहीं होता जिस गति 
से कि उन बच्चों में होता है जो सयानो के सम्पर्क में रहते हैं । 
( ६) अनुकरण:--उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि भापा-विकास 
में अनुकरण छा पर्याप्त हाथ रहता हे। इसलिये हम इसे एक अंग कह सकते 
हैं। इसके संबंध में पहले सी कुछ प्रकाश डाळा जा चुका है । इसलिये यहाँ 
इतना व्यक्त कर देना प्रयाप्त है कि बच्चों सें अनुकरण करने की प्रवृत्ति नर्वे 
महीने से ही उत्पन्न हो जाती हे। यही कारण हे कि वे अपने आस-पास 
रहने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। उसके माता-पिता 
या अन्य संरक्षक जो बोलते हैं उन्हे बच्चा जब सुनता है तो अनुकरण प्रवृति 
के सहारे बोलने की कोशिश करता है। यदि सयाने सुन्दर तथा परिमार्जित 
भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी वेसी ही भापा अनुकरण से सीखते हैं 
और यदि उनकी भाषा रद्दी तथा रूखी-सूखी होती हे तो बच्चे भी येसी ही 
भाषा सीखते है। जुड़वे बच्चो के भापा-विकास का अध्ययन भी इसी बात 
को प्रमाणित करता कि _भाषा-विकास मे अनुकरण का विद्येप हाथ रहता 
हैं। यही कारण है कि गूँगे बच्चों में सापा-विकास टीक से नही होता । 
अनुकरण के कारण श्रेष्ठ समाज के बच्चो की भाषा निसन समाज के बच्चो की 
भाषा से अच्छी होती है । अतएव साता-पिता तथा अन्य संरक्षको को बच्चों 


से हमेशा अच्छी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिये तथा बच्चों की भाषा 
की शिक्षण विधि पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


५. भाषा अध्ययन-विधियाँ 
( Methods of studying language development ) 


बच्चों की भाषा का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया जाता है। यदि 


भाषा का विकासात्मक अध्ययन किया जाता है तो उस समय प्रारम्भ से कुछ 
निश्चित काळ तक बच्चों के भाषा 


ps का अध्ययन किया जाता हे । इसे हम निर- 
न ध ( ontinuous method ) कह सकते हैं। भाषा-समद्धि 


( ७७ ) 


की जानकारी करने के लिये निश्चित अवस्था के बच्चों के वाक्यों और शब्दों 
का अध्ययन एक निश्चित समय तक किया जाता हे और उनमें भाषा का 
कितना चाइुल्य या अभाव है इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसे हम 
सीमित प्रयुक्त शब्द परिगणना पद्धति ( Limited method ) के नाम 
से पुकारते हैं। बच्चों मे भाषा संबंधी अन्तरो को जानने के लिये प्रश्नावलि- 
पद्धति ( Questionnaire meth0d ) काम में छायी जाती है। इस 
विधि से बच्चे के शब्द भंडार का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब हम 
इन पद्धतियों पर संक्षिप्ततः क्रमशः प्रकाश डालेंगे । 

(१ ) निरंतर विधिः--बच्चों में भाषा का विकास क्योंकर होता है 
हसे जानने के लिये मनोवेज्ञानिकों ने इस विधि को अपनाया है। इसके 
द्वारा आरंभ से छेकर पॉच-छः वर्ष तक की अवस्था के भाषा विकास-क्रम 
का अध्ययन किया जाता है। प्रेयर और स्टन ने इस पद्धति का इस्तेमाल 
किया था, किंतु यह पद्धति कई कारणो से दोषपूर्ण है। पहला कारण यह है 
कि इसके द्वारा एक व्यक्ति एक ही बच्चे का अध्ययन कर सकता है अधिक 
का नही । इसलिये एक बच्चे के भापा-विकास के क्रम को जानन्कर किसी 
सामान्य नियम ( 67९72] 777C72।९ ) का प्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता । एक ही बच्चे का एक ही मनोवेज्ञानिक के द्वारा कई वपा तक 
लगातार अध्ययन करना चीरस प्रतीत होता है। इसलिये इस विधि को 
अपनाने के लिये धैर्यशील होने की आवश्यकता है। सम्भवतः गेसेळ के अति- 
रिक्त और किसी मनोवेज्ञानिक ने इस विधि को सफलतापूर्वक अभीतक नही 
अपनाया है । यद्यपि इस पद्धति में ये सब कठिनाइयाँ हैं, किंतु यदि इसके 
द्वारा सापा-विकास-क्रम का अध्ययन किया जाय तो भाषा-विकास पर 
अच्छा प्रकाश पड़ सकता है । 


(२ ) सीमित प्रयुक्त शब्द परिगणना पद्धतिः--किसी बच्चे-विशेष 
का शब्दु-भण्डार कितना है इसकी जानकारी के लिये एक निश्चित समय तक 
उसके प्रयुक्त शब्दों का अध्ययन किया जाता है और बाद में उसके आधार 
पर उसके शब्द-भण्डार का ज्ञान प्रात किया जाता है | इस विधि से विभिन्न 
अवस्थाओं के बच्चो के शब्द ज्ञान अथवा साषा-ज्ञान का भी पता लगाया 
जाता है। यह विधि पहली से बहुत ही सरळ है ओर इसे कोई भी काम में 
ळा सकता है। इसके द्वारा विभिन्न अवस्थाओ के बच्चों का शब्द-भण्डार 
आसानी से मालूम हो जाता है । इसको बहुत से मनोंवेशानिकों ने अपनाया 
हे । इसके द्वारा बच्चों का भाषा संबंधी तुलनात्मक ( Comparative ) 


( ७८ ) 


अध्ययन भी किया जा सकता है। विदेशों में बच्चों की भापा की जानकारी 
के लिये इस विधि को लोग अधिकतर इस्तेमाल ०ग्ते हैं, किंतु खेद का विपय 
है कि भारतीय पंडितो का ध्यान अभी तक इधर नहीं गया हैं। हा, ऐसी 
आशा की जाती है कि भारतीय सरकार इस ओर अपना ध्यान दात्र ही देगी 
और भारतवर्ष में भी इस पद्धति से लोग लाभान्वित होंगे । 


(३) प्रइनावलि-पद्धतिः--बच्चो के भाषा-विकास की जानकारी के 
लिये विभिन्‍न सनोवेज्ञानिको ने प्रामाणिक प्रइनो को बनाया है जिनके उत्तर 
के आधार पर बच्चों के भापा-विकास पर प्रकारा पडता है। यह पद्धति 
अत्यन्त नई है और इसमें दिन प्रतिदिन उन्नति हो रहा है । ये प्रश्‍न घुद्धि- 
मापक प्रइनों फे ही समान हैं ओर इनके निर्माताओं मे दरसन तथा मिस- 
स्मिथ के नास विशेष उल्लेखनीय हैं । इन लोगो ने विभिन्न आयु के बच्चो 
के लिये विभिन्न माध्यम (9270270) के प्रश्न बनाये हैं और उन्हीं प्रइनों 
का उत्तर विभिन्‍न बच्चो से रिया जाता है। उन वच्चो के उत्तरो को एकत्रित 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी बच्चा-विशेष का भाषा-विकास 
सामान्य रूप से हो रहा है या नही। इससे यह भी मालूम हो जाता हे कि 
अघुक बच्चा का शब्द-भण्डार कितना है ओर चह अपनी अवस्थावारे अन्य 
बच्चों के समान है, पीछे है या आगे | 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय हे कि प्रइनाचलियो का निर्माण बहुत 
सावधानी के साथ किया गया हे, इसलिये इसके आधार पर भाषा की जान- 
कारी बहुत अच्छी तरह हो जाती है । आजकल अधिकतर इस पद्धति का प्रयोग 
सभी मनोवेज्ञानिक करते हैं । परन्तु, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी 
तक भाषा अध्ययन की जितनी भी विधियाँ ध्रचलित हुई है उन सभी में 
महत्वपूर्ण स्थान इस विधि का है। फिर भी, अभी तक कोई भी ऐसी विधि 
काम मे नही लायी जा सकी है जिससे कि साषा-विकास की निरन्तरता पर 
पूर्णरूपेण प्रकाश पड़ सके । इसके अतिरिक्त भी सापा-विकास के अध्ययन मे 
अभी तक एकरूपता (UnifOrini ६9) नही आ सकी है । यही कारण है कि 
कभ तक कई एक पहलुओ पर किये गये प्रयोगो के विभिन्‍न परिणाम प्रात 
इए हे, किन्तु आशा की जाती है कि इस दिशा मे शीघ्र ही ऐसी विधि का 
आविर्भाव होगा जिससे भाषा के सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा । 


६. भाषा की उपयोगिता 


मानव-जीवन म t 
कजावन से भाषा का जो महत्व है उसे वर्णन करना कठिन है, 


( ७९ ) 


क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ प्रत्यक्षतः अथवा अप्र- 
व्यक्षतः इसकी उपयोगिता न देखी जाती हो । 

बच्चो फे जीवव सें जो इसकी उपयोगिता है उसको संक्षिप्तः व्यक्त 
करने के लिये यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इसी के चलते हम बच्चे के 
आरस्भिक स्वरूप को जानने मे समर्थ होते हैं। आज सभी लोगो का यही 
विचार है कि बच्चे प्रारम्भ मे आत्मकेन्द्रित (£80८९॥770) होते है। यदि 
इस सम्बन्ध मे साधारण प्रन यह पूछा जाय कि बच्चो के आत्मकेन्द्रित 
होने का क्या प्रमाण हे तब सभी यही कहेगे कि बच्चों की भापा का अध्ययन 
करने से यह पता चरता हे कि वे सब कुछ अपने ही सस्बन्ध की करते या 
कहते हैं । यदि बच्चो मे भापा का अभाव होता तो हम बच्चो के स्वरूप को 
जानने मे कदापि सफळ नही होते । 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है बच्चा भाषा के माध्यम से ही 
अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। बच्चे मे ध्वनि का आविभाव 
उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए ही होता है। यद्यपि 
बच्चे अन्य भावसंगियों से भी अपनी आवश्यकताओं को अपने संरक्षको से 
सूचित करते हैं, परन्तु जिस अच्छाई के साथ आापा द्वारा ये अभिव्यक्त होती 
है उस अच्छाई के साथ अन्य भावभंगियो द्वारा नही। 


बच्चों की भाषा का विइलेपणातसक (^72]702!) अध्ययन करने 
पर उनके व्यक्तित्व के विभिन्‍न शील-गुणों का ज्ञान होता है। यद्यपि उनका 
व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित नही रहता तथापि उनके वत्तसान व्यक्तित्व के 
-सस्बन्ध में उनकी भाषा के आधार पर बहुत कुछ जाना जाता है। कई मनो- 
वैज्ञानिकों ने उनकी भाषा का विइलेषणात्मक अध्ययन करके उनके विभिन्न 
श्रीळ-गुणो को निर्धारित किया है। 

भाषा के सहारे बच्चे अपने विभिन्न म्रकार के संवेगाव्मक उपद्रव से 
छुटकारा पाते हैं । यदि कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि बच्चे में क्रोध 
अथवा क्षोभ का संवेग उत्पन्न होता है तब उस समय वह उसकी प्रतिक्रिया 
शब्दो द्वारा करता है ओर उसका संवेग कुछ झान्त हो जाता हे! इसी के 
द्वारा हम उन्हे भले-डुरे का भी सम्बद्ध-प्रत्यावतेन ( Conditioned. 
7€f।९ह ) के आधार पर ज्ञान कराते हे। 


बच्चो में मानसिक विकास पूर्णरूपेण नही रहता । अतएव जब वे किसी 
प्रकार का चिन्तन करते हैं तब उस समय उन्ह भाषा का आश्रय लेना 


( ८० ) 


पढता है। भाषा की सहायता के विना बच्चों में चिन्तन' प्रक्रियाका होना. 
कठिन है । इसीलिये जघ बच्चे कुछ सोचते हैं तो बोलते भी रहते हैं ।' 

इसी भाषा के चलते बच्चे अपने को वाताचरण के योग्य अभियोजितः 
करने में समर्थ होते हैं। वे अपने विचारो से भाषा के द्वारा दूसरों को प्रसा- 
वित करते हैं और दूसरे भी उन्हें प्रभावित करते हैं । इस प्रकार एक दूसरे 
के विचार को जानकर अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। भाषा के अभाव में 
सामाजिक अभियोजन कठिन हो जाता । हम थोढे शब्दों में यही. कह सकते 
हैं कि साषा का स्थान जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


पांचवी अध्याय 
सञ्गात्मक विद्यास ( Emotional Development ) 


१. संवेग का स्वरूप ( Nature of Emotion ) ७ 

संवेग पद का प्रयोग विभिन्न मनोवेज्ञानिकों ने विभिन्न अथा में किया है, 
परन्तु हम उच सब पर प्रकाश न डालकर उदाहरण द्वारा इसे समझाने का 
प्रयास करेगे । जैसा कि हम छोग जानते हैं सावल जीवन के तीन पहल 
हैं, प्रज्ञात्मक ( Cognitive ), भावात्मक ( Affect९ ) और 
इच्छात्मक ( (07092096 ) | संवेग का सम्बन्ध सानस-जीवन के 
भावात्मक पहलू से है। जब हम अपने मित्र को देखते हैं तो अच्छा मालूम 
होता है, किन्तु दुश्मन को देखते हैं तो डुरा मालम होता है। अच्छा या 
रुचिकर ( Pleasant ) और बुरा या अर्चिर ( Unpleasant ) का 
अनुभव “भाव? कहलाता हे । किन्तु, भय ( ॥िea7), क्रोध (Anger), 
प्रेम ( [0४९ ), असब्ता आदि के अबुसव संदेग कहलाते हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि साव ( ॥९९]।॥टु ) का आविर्भाव किसी रकार की संवे- 
दचा या मिया से होता है, किन्तु संवेग की उत्पत्ति इसमे किसी संवेदना से 
नहीं होती, अपितु किसी परिरिथति विशेष के प्रत्यक्षीकरण (Perception), 
कब्पना (748772£707) अथवा स्टति (M€m07}) से होती है । हम 
शेर को अपनी ओर आते देखते है और डरने ळगते हैं, शत्रु द्वारा किये गये 
अपसाच को याद्‌ करते हे और क्रोध हो जाता है। यदि हम इसकी व्याख्या 
परिभापा द्वारा देना चाहे तो कह सकते है कि संवेग वह जटिल ( Con 
?।९% ) भावात्मक ( ^.f€८६।४९ ) अवस्था है जिसका आविभांव किसी 
परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण, स्ति अथवा कल्पना से होता है। इससे हमारा 
कोइ अंगविशेष ही प्रभावित नही होता, बल्कि सारा शारीर प्रभावित होता 
है; क्योंकि उस समय आन्तरिक एवं बाह्य दोनों मकार के परिवर्तन होते हैं 
जस पर कि आगे चलकर विश्ञेष रूप से प्रकाश डाला जायया । यह जीव 
का व्यक्तिगत एवं सर्वव्यापक अनुभव है क्योकि एक-सी ही परिस्थिति में 
व्यक्तियों में विसिन्न संवेग आविर्भूत हो सकते हैं। सिंह को देखकर एक 
साधारण आदमी अयभाीत हो जाता है, किन्तु एक शिकार आनन्द का 


६ 


( ८२ ) 


अनुभव करने लगता है। स्वब्यापक अचुभव ई लिए कहा जाता हे कि 
इसकी क्षमता आबालदुद्ध , पशु-पक्षी आदि सभी जीवों से पायो जाती है। 
इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक संवेग में सुखद अथवा डुखद भाव अवश्य 
होता है। प्रेस-संचेग का सम्बन्ध सुखद भाव से ऑर भय का सम्बन्ध दुखद 
भाव से रहता है। यही अवस्था अन्य संवेगो की भी है। इसके मूल मे 
क्रियात्मक बृत्ति सी रहती है, अर्थात्‌ जव किसी तरह का संवेग होता है तो 
उस समय जीव किसी न किसी प्रकार की क्रिया भी करता हैं। जब वच्चा 
रद्ध होता हैं तब उस ससय वह अपना हाथ-पेर पटकने लगता हैं अथवा 
अपने या दूसरे के शरीर को काटने-पीटने लगता है। अय के समय रोने ओर 
भागने आदि के व्यापार देखने मे आते हैं। इसीलिए मेकडुगल ने सूल- 
पबृत्तियो ( [7570८६5 ) को संवेयो का प्राण माना है। स्टाउट ने सी 
क्रियात्मक वृत्ति पर जोर दिया है। इरी प्रकार ओर सी कई विशेषताएँ 
संवेगो की पाई जाती हैं, किन्तु यहाँ हस उनका उल्लेख न करके उनके 
विकास ऋमपर सं क्षिप्तत:यकाश 

का वर्णन 0d 


Ls 


डाळेये, तत्पश्चात्‌ बच्चों के कुछ संवेग-विनेषो 






५. संवेगो का आरस्म और उनका विकास 


वालको के संवेगात्मक विकास पर प्रकाश डालने के पहले यह व्यक्त 

कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पाचीनकाल से ही दाशंनिको से लेकर 
कुछ मनोचेज्ञानिको ते इस कथन को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि 
बच्चो मे कुछ संवेग जन्मजात ( 70077 ) और मौलिक (Primary) 
होते हैं । इसके साननेवालो में घाटसच का नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय 
हे, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होने ही इस सत्य को प्रस्थापित करने के लिये 
नवजात वच्चो से लेकर कुछ महीनो तक के बच्चों पर प्रयोग क्तिया । प्रयो- 
गास्मळ परिणासो के ही आधार पर उन्होने भय, क्रोध और प्रेस को जन्म- 
जात ऑर मालिक संचेग उद्घोपित किया हे। उनका कहना है कि ये संवेग 
जन्म के समय अथवा कुछ ही दिन वाद बच्चो से आविभूंत हो जाते 
हँ । संवेगों के परीक्षण की विधि भी उनकी विचित्र थी । वे प्रयोगशाळा में 
चच्चा को लाकर उन्हीं उत्तेजनाओं को उपस्थित करते थे जो कि प्रौढ़ व्य- 
क्तियो से भय, क्रोध अथवा प्रेस संवेग को उत्पन्न करती थी । विभिन्‍न परि- 
स्थितियों को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ वे इस निर्णय पर पहुंचे कि दुःखद्‌ 
उत्तेजना, आश्रय (50०07) सहसरा हट जाने ओर कर्कश शव्द (Loud- 


( ८४३ ) 


sound ) से बच्चों मे भय संवेग उत्पन्न होता हे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
चे अपनी सॉस गति को रोक लेते है, हाथ-पेर पटकने लगते हैं। इतना ही 
नहीं, बल्कि होठों के कॉपने और पुतलियों के इधर-उधर चलने की भी प्रति- 
क्रियाएँ देखने में आती है। इन उत्तेजनाओं के अतिरिक्त अन्य उत्तेजनाओ 
और परिस्थितियों के उपस्थित करने पर उनमें भय-संवेग की प्रतिक्रियाएँ 
परिलक्षित नहीं हुई । 

बच्चों की क्रिया ओर गति को अवरुद्ध कर देने पर उनमें क्रोध का 
संवेग आविसूत हुआ जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे चिह्लाना ( रोना ), शरीर 
को कडा करना, हाथ-पेर फेंकना आदि आरम्भ किये। इन अतिक्रियाओ के 
करने पर भी छुटकारा न सिळने पर उनमे साँस रोकने या चिल्लाने की प्रति- 
क्रिया देखी गईं । ऐसा वे उस ससय तक करते रहे जब तक कि उनका सुख- 
मण्डल फीका न पड़ गया । जो बच्चे कुछ बड़े थे उनमें परिस्थिति से छुटकारा 
पाने के लिये बाधक को सारने, दाँत से काटने, जमीन पर गिर कर रोने, 
आदि की प्रतिक्रियाषु देखी गई । 

प्रेस-्संचेग को उत्पन्न करने के लिये बच्चो को थपथपाना (2४।0), 
गुद॒युदाना (770८]77 9), झुमाना, (R0C॥7९), सुहाना आदि पर्याप्त 
थे। इस संवेग का प्रदर्शन भी बच्चे मुस्करा ओर गुलयुळा कर किए । कुछ 
बच्चो से जल्दी-जल्दी हाथ-पेर घुमाने की भी प्रतिक्रियाएं देखी गई । इस 
संवेग का प्रदुर्दान बच्चो ने अवसर विशेष पर शान्त होकर भी किया। 
कुछ बड़े बच्चे अपने हाथो को गोदी में जाने के लिए भी प्रसारित कर दिये । 

कहने का अभिप्राय यह है कि इन्ही सब प्रयोगों के आधार पर वाटसन 
ने उपर्युक्त तीनो संवेगो को जन्मजात असिच्यक्त किया । उसका कहना है 
कि जिस संवेग के कारण स्वस्थ बच्चे विभिन्न ्रतिक्रियाएँ करते हैं उन्हे 
संवेग-संघात ( Emotional pattern ) कहते हैं । विभिन्न संवेगो फे 
विभिन्न संघात होते है। प्रारस्भ मे ये ही तीन प्रकार के संवेग-संघात 
बच्चो में मौजूद रहते हैं और बाद भे इन्हीं संघातो से अन्य प्रकार के संवेग- 
संघात क्रमशः आविभूत और विकसित होते हैं । 

यद्यपि प्रारम्भ में वाटसन का मौलिक संवेग-सिद्धान्त बहुत दिनो तक 
सर्वप्रिय बना रहा, किन्तु इसकी सत्यता स्थाई रूप से न टिक सकी क्योकि 
इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि हुईं ओर उसकी सत्यता को 
प्रमाणित करने के लिये उन्होंने बच्चों पर प्रयोग करना झुरू किया। जिन 
उत्तेजनाओं से बादसन को बच्चो में क्रोध-संवेग की प्रतिक्रियाएं परिलक्षित 


( <३ ) 


हुई उन्हीं उत्तेजनाओं का प्रयोग अधिक बच्चों पर प्रेट, नेठखसन आर सन 
ने किया, परन्तु सभी शिक्षुओं में कोधात्मक प्रतिक्रियाएँ न होकर विभिन्‍न 
प्रतिक्रियाएँ हुई' । जब बच्चों के दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए गये तब 
उनमें से ५८ प्रतिशत शान्त होकर निष्क्रिय बने रहे ओर तीन प्रतिशत 
बच्चे कुछ देर शान्त रह कर सक्रिय ( AC।४९ ) बन गये। इसी प्रकार 
अन्य बच्चो की प्रतिक्रियाओं में भी भिन्नता पाईं गई । बहुत बच्चों की 
खामूसी के आधार पर इन मनोवैज्ञानिकों ने यह निश्चित किया कि क्रिया 
को अवरुद्ध कर देने पर बच्चों में क्रोध की प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि खासूसी 
की प्रतिक्रिया होती है । कुटी ने भी अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
है कि कर्कश शब्द ओर आश्रय का अचानक अभाव शिक्षुओं में भय उत्पन्न 
करने में समर्थ नहीं होता । डेनिस फे प्रयोग भी वाटसन के मौलिक संवेगः 
सिद्धान्त को पूर्णतः खण्डित करते हैं । 
शेरमन ने चारसन के प्रतिपादित सिद्धान्त की वास्तविकता की परीक्षा 
उसी के द्वारा अभिव्यक्त उत्तेजनाओ के साथ विभिन्‍न रीतियो से की । बच्चों 
के समक्ष उत्तेजनाओं को सस्ुपस्थित करने पर जो प्रतिक्रियाएँ उनमे 
जाविभू त हुईं उन खबों को चित्रित कर लिया गया । बाद में उन चित्रों 
को ओपचारिक ()/८०॥८०] ) विद्याथियो और अस्पताल की परिचारिकाओ 
( \75९5 ) को प्रददित कर उससे अभिव्यंजित ( Expressed ) 
संवेगो को व्यत्त करने के लिए कहा गया । यहाँ पाठको को यह ध्यान में 
रखना आवश्यक हे कि परीक्षार्थियों से विभिन्‍न चिन्नो की उपस्थित अवस्था 
से आवद्ध उत्तेजनाओं को नहीं व्यक्त किया गया । जब उनके निर्णयो पर 
विचार किया गया तो मालम हुआ कि उनमे समानता बहुत कम अंश में 
थी, किन्तु भिन्नता की मात्रा अधिक थी । दूसरी वार वास्तविक परिस्थिति 
स परीक्षाथियो को बच्चों के संवेग को उनकी प्रतिक्रियाओं फे आधार पर 
व्यक्त करने को कहा गया, किन्तु इस बार भी उन्हे डत्तेजनाओं का ज्ञान 
नहीं कराया गया । इस वार भी परीक्षार्थियों ने एक ही बच्चे की प्रति- 
क्रियाओं को विभिन्न संवेग-संघातों से अभिव्यक्त किया, उदाहरणार्थ, जब 
बच्चे स क्रन्दन ध्वनि हुई तो ओपचारिक विद्यार्थियों ने इसे वेदना-प्रतिक्रिया 
(Pain reacti0ns), परिचारिकाओं ने भरूख-प्रतिक्रिया और दूसरो ने 
भय अथवा क्रोध प्रतिक्रिया कहा । हॉ, जव तीसरी परिस्थिति में उन्हें बच्चों 
की प्रतिक्रियाओ के आधार पर उनके संवेगों को व्यक्त करने को कहा गया 
जिसमे उत्तेजना का भी ज्ञान परीक्षार्थियों को था, तब उनके निर्णयों में बहुत 


( <५ ) 


अंश तक ससानता और प्रतिपत्ता ( A2८9 ) पाई गई । इसलिये 
शेरमन ने अत्यन्त निश्चयात्मक रूप से इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया कि 
वस्तुतः बच्चों सें किसी प्रकार की विशिष्ट संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं । 
जो छोग उनमें भय, प्रेम अथवा क्रोध की प्रलिक्रियाएँ प्रारम्भ में देखते हैं वे 
उनकी प्रतिक्रियाओं को अपने दृष्टिकोण से देखते है जो पूर्णतः आमक 
( Erron€00s ) है । इस तरह शेरमन वाटसन के सौलिक संवेग-सिद्धान्त 
चूर्णतः खण्डन करते हैं । 
ब्रिजेज ने जो प्रयोग बच्चों पर किया है वे सभी वाटसच के सिद्धान्त को 
दोषपूर्ण प्रमाणित करते हैं। कहने का आशय यह है कि इस दिझा में इविंन, 
जोस, आदि जितने पण्डितो ने प्रयोग किया है उन सबके प्रयोगो से यह स्पष्ट 
हे कि प्रारस्भ में बच्चों मे कोई भी विशिष्ठ संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती । 
इन उपयुक्त प्रयोगात्मक विवेचनों के आधार पर हस इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं हम कि जब नवजात शिशु अथवा दो चार दिन के बच्चे के समक्ष किसी 
प्रकार की ऐसी उत्तेजना उपस्थित करते हैं जिससे खथानों में भय, क्रोध या 
प्रेम का संवेग उत्पन्न होता है तब उनमें उपयुक्त संवेगों से आबद्ध प्रतिक्रियाएं 
नहीं होतों, अपितु उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी उद्दीप्तावस्था ( Excited 
92९ ) का योतक होती है। यदि हम उनके प्रारंभिक व्यवहारों का 
अवलोकन करें तो हमे मालम होगा कि बच्चो के आदिम व्यवहार अस्पष्ट 
( ७०९४८ ) तथा अभिन्न ( Undifferentiated ) होते हैं जिन्हें हम 
एक दूसरे से अळग नहीं कर सकते और न उनको किसी नाम विशेष से ही 
पुकार सकते हैं । यथार्थतः उनमें शुरू| में समध्टि-व्यापार ( Mass 
&८८ए१५ए ) ही परिलक्षित होते हैं उनमें विद्विष्ठता ( Specificity ) 
तो कालक्रमेण आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी प्रकार की 
उत्तेजना उपस्थित की जाती हे तो शिशु में किसी संवेग विशेष का आविर्भाव 
नहीं होता, बल्कि वह उद्टीक्षावस्था अथवा उत्तेजित अवस्था में हो जाता है । 
इसी अवस्था से क्रमशः विभिन्न संवेगो का आविर्भाव समयाबुकूल होता हे। 
इस सम्बन्ध में त्रिजेज के अन्देषण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिये हस उसी 
के आधार पर यहाँ संक्षिप्ततः संवेगाव्मक् विकास का उल्लेख करेंगे । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है सर्वप्रथम शिक्ठु की प्रतिक्रियाएं उसकी 
उद्वीध्तावस्था की योतक होती हैं । उसी से बेचैनी अथवा क्लेश और प्रसन्नता 
सूचक प्रतिक्रियाएँ तीन माह तक विकसित हो जाती है। बेचेनी तो 
उसमें कुछ ही दिनों में दिखळाइ देने लगती हे, किन्तु सन्नता का विकास 


( <६ ) 


बहुत दिनों के वाद होता है । तव्पझ्चान वेचेनी से घृणा, क्रोध शर भय का 
विकास होता है और एक वर्ष में ही प्रसन्नता या उल्लास से अहलाद, प्रेम, 
स्नेह आदि संवेगो का आविर्भाव होता है । प्रारंभ में संवेगात्मक अतिक्रियाएँ 
बहुत ही सामान्य ( 6९7९72] ) होती हैं, किन्तु क्रमशः उनमें विशिष्टता 
आती जाती है। उनकी विकासगति भी इतनी मंद होती हें कि यह निझ््या- 
त्मक रूप से कहना बहुत कठिन है कि कब किस प्रतिक्रिचा का आविर्भाव 
और विकास होता है । व्रिजेज के अनुसार सभी संवेगो का विकास दो वर्ष 
की अवस्था तक हो जाता है भले ही उनकी प्रतिक्रियाएं सरल आर सुबोध 
हों । उसके बाद उन्हीं प्रतिक्रियाओ मे आयु ओर अनुभव वृद्धि के साथ-साथ 
विपमता ( Com! ) आ जाती हैं । परन्तु, ब्रिजेज का यह निर्णय 
सर्वाशतः उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि शोक जार चिन्ता का अनुभव कई 
वर्षों के बाद बच्चों को होता हे । सम्भवतः ब्रिजेज के निर्णय में यह दोप इसी- 
लिये है कि उसने दो वर्ष तक के बच्चे का ही अध्ययन करने का प्रयास किया 
है। यहाँ हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि बच्चों के संवेगाव्मक 
विकास में भी एक क्रम है ओर ज्यो-ज्यो उनकी उम्र और अनुभव में बृद्धि 
होती है त्यो त्यो-उन्हें नए-नए संवेगो का भी अनुभव होता है। हाँ, इतना 
अवइय है कि संवेग की प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ वहुत सरल और सीमित होती 
हैं, किन्तु कालक्रम से वे विषम और व्यापक होती जाती है | पहले बच्चे का 
क्रोध, भय अथवा स्नेह एक व्यक्ति अथवा चस्तु विशेष तक सीमित रहता 
हे, किन्तु क्रमशः दिन प्रतिदिन वह सीमा संकुचित न रह कर अत्यन्त प्रशस्त 
हो जाती है जिससे उसमें विभिन्त उत्तेजनाओ ओर परिस्थितियों के प्रति 
भय, क्रोध वा प्रेस का संवेग उत्पन्न होता हे। संवेग विकास से अवस्था 
ओर अनुभव का अत्यधिक हाथ रहता है इसलिये इन दोनों पर प्रकाश 
डालना अघासंगिक न होगा । 


३. संवेगात्मक विकास मे परिपक्वता तथा शिक्षण का स्थान 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि संवेगों के विकास में अवस्था और 
अनुभव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हे; किन्तु इस विकास में कोन अंग कितना 
सहायक होता है इस संबंध में मनोवेज्ञानिको में मतभेद है। वाटसन तथा 
उसके अचुयायियों का कहना है कि बच्चो में संवेगो का अविर्भाव और विकास 
सम्बद्धता(0707077) के कारण होता है। दूसरे पक्ष के मनोवेज्ञानिक 
परिपक्वता ( 2074६07 ) को ही संवेग विकास का एक मान्न प्रभाव 
शाली अंग मानते हैं । इसके पहले कि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच 


( ८७ ) 


उपयुक्त दो ऐं पक्ष के निर्णयों ओर व्याख्याओं का उल्लेख करना आव- 
हक 
गास्नक विकास में परिपक्वता के प्रभाव को व्यक्त-करते हुये गुड़- 
एनफ ने एक ऐसी दस वर्षीया वालिका का उदाहरण उपस्थित किया है 
जो जन्मान्च ओर बहरी थी दो इन्द्रियों के अभाव के कारण उस 
बेचारी को कभी सुनने ओर देखने का अवसर नहीं मिला, किन्तु बह क्रोध 
आर आनन्द का अनुभव करती थी । यदि संवेग-विकास, सम्बद्धता (शिक्षण) 
ओर अनुभव के कारण होता तो उक्त वालिका इन संवेगो का प्रदर्शन 
क्यांकर करती ? उसने न तो अपने जीवन मे किसी पदार्थ को देखा 
ओर न किसी शाब्द को सुना तब भला मिक्षण की गुंजाइश कहाँ ! इसलिये 
गुडएनफ का कहना है कि जब शिक्षण और अबुभव के अभाव में भी क्रोध, 
आनन्द आदि संवेगो को जीव प्रदर्शित कर सकता है तो इससे यह निर्विवाद 
है कि संवेग-विकास से आयु का ही हाथ रहता है| आयुश्वद्धि के साथ साथ 
जीव के सभी अंगो तथा बुद्धि में परिपक्वता आती है और परिणामतः 
उसमें विशिन्न संवेगा को अनुभव करने की शक्ति आती हे । 
,2(बैंग-विकास से परिपक्चता का महत्व प्रदर्शित करने के लिये जोस 
तथा सलेण्टाइन आदि ने सभी अवस्था के बच्चो पर एक छः फीट लस्बे 
साप के साथ प्रयोग किया, साप घूमने फिरने क्रे लिये बिल्कुक स्वतंत्र था। 
उस सॉप को देख कर दो वर्ष से कम उम्र वाळे बच्चो सें किसी प्रकार की 
भयात्मक प्रतिक्रिया न देखी गई, तीन वर्ष के बच्चों में उसके लिये अधिक 
चौकसी ओर सावधानी देखी गई । चार वर्ष के बच्चे उसे स्पर्श करना नहीं 
चाहे और बराबर उससे दूर रहने की कोशिश करते रहे। उनसे अधिक उम्र 
चारे बच्चो में भय-संवेग अत्यधिक मात्रा में देखा गया । कहने का तात्पर्य 
यह है कि छोटे बच्चो से भयावह ( 278९7005 ) परिस्थिति से किसी 
तरह का भय नहीं हुआ, किन्तु वही परिस्थिति बड़े बच्चों में अय उपपन्न करने 
में समर्थ हुई । इसलिये उपर्युक्त मनोवेज्ञानिकों का कहना हे कि शरीर 
विकास के साथ साथ मानसिक विकास होने के कारण परिस्थिति को 
समझने की योग्यता हो जाती है। यदि परिपछ्कता संवेग-विकास का 
कारण नहीं होती तो सभी अवस्थाओं के बच्चो में साँप को देख कर भथ 
उत्पन्न हुआ होता, किन्तु सब में ऐसा नहीं होता। अतएव परिपक्वता 
संवेग विकास का प्रधान कारण है । 
गेसेल भी इसी का प्रतिपादन एक उदाहरण द्वारा करता है। जब उसने 


( ८८ ) 


दस सप्ताह के बच्चों को एक घेरे में वन्द कर दिया तो उन ब्रा ने किसी 
प्रकार की ऐसी प्रतिक्रियाओं को नहीं किया जिन्हे हम बेचेनी का योतक कह 
सङेँ । जब उसी दशा में बीस सप्ताह के बच्ची की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण 
किया गया तव उनमें थोठे अंश से बेचेनी पाई गई, परन्तु उसी परिस्थिति में 
तीस सपघाह के बच्चे व्याकुछ होकर रोने, चिल्लाने आदि की प्रतिक्रियाएं करते 
हुए पाये गये । यहाँ परिस्थिति एक ही है, किन्तु विभिन्‍न अवस्था के बच्चों 
की प्रतिक्रियाओं में भिन्नता है जिससे यह स्पष्ट है कि संवेगात्मक विकास 
अवस्था अथवा परिपक्कता पर निर्भर करता है। 
इसकी पुष्टि के प्रमाण में ब्लाटूज तथा सिलिशेम्प का कथन है कि बच्चों 
में संयेगात्मक प्रतिक्रियाओं का विकास कमनः होता है, सभी पतिक्रियायें 
एक साथ आविर्भूत न होकर एक निश्चित समय में विकसित होती हैं । उदा- 
हरणार्थ, जन्म के कुछ दिनो बाद ही बच्चे क्लेश का अबुमव करते हैं, तीन 
महीने में उनमें आनन्द अथवा प्रसन्नता की प्रतिक्रियार्थ देखी जाती हैं। दो 
वर्ष के भीतर उनमें भय, क्रोध, प्रेम आदि संवेगो की प्रतिक्रियाएँ परिलक्षित 
होने लगती हैं । तीन वर्ष की अवस्था में बच्चा कद्ध होकर कुछ वकझक करने 
लगता है । कुछ ऐसे भी संदेग हैं जिनसे अवस्थायद्धि के साथ-साथ 
मंदता आने लगती है ओर आगे चलकर वे छुप्त-सा हो जाते हैं । संवेगो के 
विभिन्‍न विकास-क्रम इसे घुष्ट करते हैं कि संवेगो का विकास अवस्था-वृद्धि 
अथवा परिपक्वता पर निर्भर करता है । 
नर्सरी स्कूल के बच्चों की संवेगात्सक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके 
ब्रिजेज ने भी परिपक्वता के पक्ष से इसी से सिळता-जुळता प्रमाण दिया है । 
उसका कहना है कि नर्सरी स्कूल की विभिन्न संवेग-प्रतिक्रियाओं के निरीक्षण 
से यह स्पष्ट है कि अवरथा-ब्ृद्धि ओर अनुसव-बृद्धि के साथ-साथ बच्चो की 
संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में अन्तर पडता है। शिशुओं की प्रहसनात्मक और 
क्रन्दनात्सक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके वाशबरन तथा वेळी ने भी परि- 
पक्वता के ही पक्ष को परिएए किया है । 
इसी भकार दूसरे पक्ष के मनोवेज्ञानिको ने प्रयोगात्सक प्रमाणों के आधार 
पर 'शक्षण और अनुभव को ही संवेगात्सक विकास का एकमात्र कारण 
आ हे । ल सिद्धांत के परिपोपको से बाटसन का नास सर्वप्रथम 
een ne पहले ही कहा जा चुका हे, आह प्रेम, क्रोध ओर 
। साना है जितले अन्य संचेगों का विकास होता हे । 
उसका कहना है कि वच्चे आरम्भ में सिप कर्कश स्वर से अयभीत होते हैं 


( ८९ ) 


या आश्रयविहीन होने पर अय प्रदर्शित करते हैं, किंतु बाद में ज्यों-ज्यों 
उनका अनुभव सम्बद्धता के कारण वढता जाता है त्यो-त्यो अधिक परिस्थि- 
तियाँ से डरने छगते हैं। उसके दृष्टिकोण से आरम्भ में जिन परिस्थितियों के 
साथ बच्चे नहीं डरते चे ही परिस्थितियाँ बाद से उनके डर का कारण होती 
हँ । किंतु, उनका डरना परिपक्वता फे कारण नही, बढिक्रि सम्बद्धता के 
कारण जो अनुभव होता है उसके कारण होता है। अंधकार, सॉप, बिच्छू 
आदि से डरना इसी सस्बद्धता का परिणास है। इसी तरह अन्य सभी प्रकार 
के पदाथ सम्बद्धता के ही कारण प्रेस, क्रोध आदि संवेगो को उत्पन्न करने 
चाले होते हैं। वारसन ने जिस प्रकार बच्चों के अन्य व्यवहारों को सम्वद्धता 
के आधार पर समझने का प्रयास किया हे उसी घकार संवेगो की सी व्याख्या 
उसने दिक्षण ( सस्वद्धता ) के ही आधार पर की हैं। उसका कहना है कि 
शिक्षु शुरू में जिन चीजों से नहीं डरते बाद मे घर से विभिन्न प्रकार के अनु- 
भवो के कारण जो समस्बद्धत-प्रस्यावर्तन के द्वारा सीखे जाते हैं, डरने लगते 
हैं। उसने अपने सिद्धांत के पक्ष में अळवर्ट नामक एक बच्चे का उदाहरण 
दिया है जो पहले किसी रोर्वेदार जानवर से नहीं डरता था, किंतु बाद में 
सम्बद्धता के कारण चूहा, बिल्ली आदि सभी रोवेंदार जानवरों से डरने छगा। 
अन्त सें यहाँ तक हुआ कि समानता वाले पदार्थों से भी डरने लया । यद्यपि 
चाटन ने क्रोध पर बुरे प्रभावों की आशंका से किसी प्रकार बच्चों के साथ 
प्रयोग नहीं किया हे, तथापि उसका यह इद विशवास है कि सभी प्रकार की 
सं वेगात्सक प्रतिक्रियाओं का विकास सस्बद्धता पर ही निर्भर है। वाटसन कं 
इस सत का समर्थन अधिकांश व्यवहारवादी सनोचेज्ञानिक करते हैं ओर इस 
अकार वे शिक्षण की ही प्रधानता स्वीकार करते हैं। इन मनोवेज्ञानिकों में 
सेटियर, मेरी, जोंस, चेड्गर आदि के नाम विदोष प्रसिद्ध हैं। इस सत के 
-अनुयायी सभी सनोवैज्ञानिको का कहना है कि जिस प्रकार इस विधि से 
विभिन्न संवेगो का विकास होता है उसी प्रकार असम्बद्धता की विधि से 
किसी प्रकार का भी संघेग दूर किया जा सकता हे। इस पर आगे चलकर 
प्रकाश डाला जायेगा, इसलिये यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं है । 


अबतक हम दोनो पक्ष के प्रसाणो का अध्ययन करते रहे है ओर दोनों 
अंगो फे पक्ष मे पर्याज्ञ प्रयोगात्मक प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । किन्छु, हम 
किसी एक अंग को ही संवेगात्मक विकाख का एकमात्र कारण मानने के लिये 
तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से इसमे दोनों का समान हाथ रहता 
है। इसमे सन्देह नहीं कि सम्बड्धता के कारण हस बहुत चीजों से डरने या 


( ९० ) 


प्रेम करने ळगते हैं, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि परिपक्वता नगण्य 
है । शिक्षण के प्रभाव के लिये ज्ञानेन्द्रियों का सबळ होना आवश्यक है आर 

यह सवलता आयखुवृद्धि अथवा परिपक्वता पर ही निभर करती हैं। रोने, 

चिल्लाने और दौडने के लिये जिल प्रकार उनसे आवद्ध अंगो का परिपक्व 
होना जरूरी है उसी प्रकार परिस्थिति को समझने के लिये सू ओर समझ 
की जरूरत पडती है। यह समझ ओर सूझ अनुभव आर शिक्षण से ही सम्भव 
है । इसलिये हस यही कह सकते हे कि संवेगाव्मक विकास में दोनो ( परि” 
पक्दता और शिक्षण ) का स्थान समान महत्व का है। 


३, विशिष्ठ संवेग 





रखना जरूरी है कि जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चों में प्रेमांकर अंकुरित 
होने लगता है । यहाँ इस सम्बन्ध में यह प्रश्‍न होना स्वाभाविक है कि यह 
संवेग क्यों और क्योंकर विकसित होता है। यदि हन इसके कारण पर विचार 
करं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रारम्भ सें मानच शिक्षु अव्यत 
असहाय रहता हे, क्योकि अपने पालन-पोषण के लिये उसे पूर्णतः अन्य 
व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य जानवरों के बच्चो की तरह अपने 
पाळन-पोपण का प्रबन्ध वह स्वयं नही करता, कारण कि ऐसा करने की 
योग्यता उसमें कई वर्षों वाद आती है । इसलिये जिन लोगो पर उसकी रक्षा 
ओर देख-रेख का भार रहता हे उन लोगों के दयापूर्ण व्यवहार तथा सहा" 
यता के कार्य ही बच्चे के सन में उनके प्रति प्रेमांकुर उत्पन्न कर देते हैं । 
सहायता करने और दया प्रदर्शित करने में सर्वप्रथम माता-पिता का स्थान 
याता हे। इसलिये सबसे पहले उनमें भपने माता-पिता के ही प्रति प्रेम उत्पन्न 
होता है । वच्चो में अचुकरण्ीरूता अत्यधिक मात्रा में होती है। इसलिये 
जत्र वे अपने साता-पिता को परस्पर प्रेम प्रदर्शित करते हुये या अपने आप 
को प्रेम करते हुये देखते हैं तो वे भी वेसा करना शुरू कर देते हैं । 
आरम्भ में तो वच्चो का प्रेस माता-पिता के ही प्रति होता है, किन्तु 
ज्यो-ज्यो उनका सम्पर्क बढता जाता है त्यो-त्यों उनके प्रेम का क्षेत्र भी बढता 
जाता है । घर के जो व्यक्ति बच्चो के साथ खेलते है उसे भी बच्चे प्रेम करने 
लगते हैं । तत्पश्चात जिन बच्चो के साथ वे खेछते-कूदते हैं उन्हें भी वे प्रेम 
थवा स्नेह की इष्टि से देखने लगते है । पुन, वे अपने प्रेम का प्रकाशन उन 
पदाथा के प्रति करने रूगते हैं जिनसे वे खेलते या किसी अन्य तरह का कामः 
ते ह। चार-पाँच वर्ष के बच्चो ने अपने खिलौनों के रिये सबसे अधिक. 


क्‍ 


( ९१ ) 


प्रेम रहता है और उनसे वे बिछुड़ना नहीं चाहते हैं। इस उम्र की लड़कियाँ 
अपनी गुड़ियों को इतना प्यार करती हैं कि वे उनके सामने अन्य बहुमूल्य 
चीजों को भी तिरस्कृत कर देती है । इसी प्रकार आयु-बृद्धि के साथ उनके 
प्रेम की सीमा भी बढ़ती जाती है ओर अन्ततोगत्वा वे विइव के प्रति अपना 
प्रेस प्रदर्शित करने लगते हैं । 

यदि हम इस संवेग के विकास काळ को निर्धारित करना चाहें तो हमें 
ऐसा करने सें कठिनाई होगी, क्योकि बहुत से बच्चों सें आठ महीने भे ही 
प्रेम-प्रतिक्रियाएँ देखने मे आती हैं और बहुतो में बारह महीने की अवस्था 
में । इसलिये हम निइचयास्मक रूप से यही कह सकते हैं कि एक वप" की 
अवस्था से इस संवेग का आविर्भाव हो जाता है। 

इस संवेग का प्रकाशन भी बच्चे विभिन्‍न रूपों से करते हैं। कभी-कभी 
वे अपने प्रेस का प्रकाशन किसी वस्तु बा व्यक्ति के प्रति सुस्करा कर करते है । 
प्रेम-पात्र को देख कर हैस देने की प्रतिक्रिया भी दृष्टिगोचर होती है । प्रेमपात्र 
को थपकी देकर, चुम्बन कर और उसकी ओर ताक कर भी बच्चे अपना प्रेम- 
संवेग प्रकाशित करते हैं । माता को चूमने, उसे देख कर हँसने आदि बच्चो 
की प्रतिक्रियाओं का सभी लोग निरीक्षण कर सकते हैं । जब समवयस्क बच्चे 
परस्पर प्रेस करते हैं तो वे उस प्रेम का प्रकाशन परस्पर की सत्री से करते 
हैं । यदि हम प्रेम-संवेग की इन प्रतिक्रियाओं पर विचार करें तो हमें मालूम 
होगा कि प्रौढ़ जीवन में भी इन्हीं प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेस का प्रकाशन किया 
जाता है । चुम्बन और आलिंगन व्यापार सुस्कराने ओर हसने आदि की कमी 
प्रौढावस्था सें भी नहीं रहती प्रायः बच्चे और सयानो के प्रेम प्रकाशन के 
समान ही तोर-तरीके होते हैं । 

इस सम्बन्ध में यह उइ्लेखनीय है कि इस संवेग के विकास काल में 
अत्यन्त सावधान रहना चाहिये क्योकि अखावधानी से अनर्थ होने की 
सम्भावना रहती हे। पहली बात तो माता-पिता को ध्यान से रखने लायक 
यह हे कि वे ऐसी कोशिश करें कि उनके बच्चो का प्रेम उन्हीं तक सीमित 
न रहे बल्कि वे अवस्था और समयानुसार सभी व्यक्तियों ऑर चीजो को 
प्रेम-इष्टि से देखें ताकि वे विश्व को ही स्नेहमयी आखो से देखना सीखे । 
ऐस! न करने से बच्चों का दृष्टिकोण अत्यन्त सीमित हो जाता है और उनके 
व्यक्तित्व का विकास भी पूर्णतः नहीं होता । जिन बच्चों का प्रेम उनके माता- 
पित्ता तक ही समित रह जाता है वे दूसरो को प्रेम करना नहीं जानते ऑर 


रिणामस्वरूप असामाजिक बन जाते हैं । 


(€. 2२. .) 


दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य इस सम्वन्ध सें है वह यह है कि बच्चों 
को सम्ररिंगी ( {९ 59776 5९०) से ही मेत्री करने के लिये प्रोत्साहित 
'लहीं करना ,चाहिये बल्कि उन्हे विपमकिंगियो ( ००5६९ 5९७ ) से 
सी प्रेम करना सिखळाना चाहिये । इसकी उपेक्षा करने पर बच्चे भागे चळ- 
कर विषमकिंगियों से नहीं मिळना चाहते जिसके फलस्वरूप उनका जीवन 
अधूरा रह जाता है। इसलिये माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों का कर्तब्य 
है कि वे इस संवेग विकास में बच्चों का समुचित रूपे से निरीक्षण करें ताकि 
उनका यह संवेग अच्छी तरह विकसित हो सके । 


( व ) क्रोधः--ऋ्ोध का संवेग इतना व्यापक होता है कि इसका 
अनुभव प्रत्येक जीव करता हे । इसकी परिगणना कुछ सनोवेज्ञानिक मूर 
संवेग की श्रेणी मे करते हैं । कितनों ने इसे वीभत्स ( 0५75९ ) संवेग के 
नाम से अभिव्यक्त किया है। जब यह अत्यन्त प्रबळ रहता है तो उस समय 
जीव की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। क्रोधावस्था सें मनुष्य बहुत अधिक 
सक्रिय प्रतीत होता हें । 

इसके स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिये यह व्यक्त कर देना आवश्यक 
है कि कोघावस्था में मनुष्य के शारीर में वाझ और आन्तरिक कई प्रकार के 
परिवर्त्तन होते हैं। उसकी आँखें लाळ हो जाती है, सुखमण्डळ क्रोध से जलने 
'लगता है, सुँद सूखने के कारण वह जीभ चाटने लगता है, होठो में कॅपकपी 
आ जाती है। सारा शरीर क्रोधाग्नि की ज्वाला से थरथर कॉपने लगता है । 
हृदय की गति तीन्र होने के कारण साँस भी जल्दी जल्दी चलने लगती है । 
शरीर सें कई प्रकार के आंतरिक परिवर्त्तन होते हैं जैसे, रक्त-संचार की गति 
ओर रसायन में परिवर्तन, पाचन क्रिया की अवरुद्धता, अन्तःखाची अन्थियों 
(Endocrine 27१95) की क्रियाओं में परिवर्तन आदि । यदि हम इसके 
कारणो पर विचार करें तो मालम होगा कि आरम्भ सें बच्चे उस ससय क्रद्ध 
होते हैं जव उनकी क्रिया में किसी तरह की बाधा उपस्थित होती है। किन्तु, 
डोलाडं, डूब आदि पण्डितों का कहना है कि सिर्फ स्वतंत्र क्रिया की बाधा 
मात्र क्रोध उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती है । बलिक, जब वह किसी ध्येय 
को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की क्रिया करता हे और उस क्रिया को 
रोकने स जब वह उस फळ को पाने से निराश हो जाता है तब उसमें क्रोध 
काल भ होता हे । क्रिया फे अवरूद्ध होने पर उसके प्रतिकाराथं 
वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करता है जिन्हें हम लोग क्रोधात्मक 
मंतिक्रयाओ के नास से विस्ूपित करते है । 


( ९३ ) 


गुडएनफ ने इस सम्बन्ध सें बच्चो का जो अध्ययन किया किया है उसले 
यह स्पष्ट है कि यद्यपि बच्चे परिश्रांति, रुू्णता अथवा छुथा से पीडित 
अवस्था से भी क्रोध प्रदर्शन करते हैं, किन्तु अधिकांश उसी समय कुद्ध होते 
हैं जब उनकी किसी परकार की क्रिया से किसी कारणवश किसी प्रकार की 
रुकावट पड़ती हैं । इसलिये बच्चे, किसी चीज को उनसे ले लेने पर, हाथ 
सुह धोने, तेल लगाने, सुलाने, शौचादि के लिये कपड़ा पहनाने था निकालने 
आदि पर कद्ध हो जाते हैं। ऐसा करने से वे कुठ इसलिये होते हैं कि इन 
सव कामो के करने से उनके काम अथवा खेळ मे रुकावक पढती है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी प्रकार की निराशा उन्हे हाथ गती 
है तब उस समय चे क्रोधावेश मे आ जाते है । यह निराशा उन्हें कई प्रकार 
से मिळती है, जेसे, खेळने-कूदने के लिये अवसर या स्थान नही मिलना; उन्हे 
अकेले छोड कर कही चला जाना, उनके म्रिय पदार्थ को जवर्दस्ती छे लेना, 
किसी नियम को उनकी इच्छा के प्रतिकूछ पालन करने के लिये उन्हे बाध्य 
करना आदि । 

उपयुक्त कारणो के अतिरिक्त भी एकाध ऐसे कारण है जिनका उल्लेख 
करना यहाँ अनुचित न होगा । उन कारणो में हस ध्यान आकर्षण को व्यक्त 
कर सक्ते है। जब बच्चे समुचित रूपसे अन्य व्यक्तियों को अपनी 
ओर आफङ्कष्ट करने मे समर्थ नहीं होते हैतब दे क्रोध का प्रदर्शन 
इसलिये करते हैं कि दूसरो का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो | किंतु, सूक्ष्मतया 
विचार करने पर इस स्थळ पर भी बिराशा का ही सहस्व अळकता है । कभी- 
कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि बच्चे किसी कारणवश अपना 
अपसान अनुभव ळरते है, किंतु उसके प्रति उसी तरह का प्रतिरोध करने में 
असमर्थ होते है, तब ऐसी हालत मे भी वे अपने क्रोध का प्रकाशन दूसरे 
व्यक्ति अथवा पदार्थ के प्रति करते हैं। कभी कभी माता-पिता अथवा अन्य 
संरक्षक से अनुचित दण्ड पाने पर भी बच्चे कद्ध होते हैं । प्राघः इन्हीं कारणों 
से उनमें यह संवेग आविभू त होता है। 

अब प्रइन यह हे कि वे अपने इस संवेग को प्रकट क्योंकर करते हैं ? 
इस प्रइन का उत्तर देते समय यह ध्यान मे रखना आव्यक है कि शिझुओं 
में प्रारम्भिक कार में क्रोधाव्सक प्रतिक्रियाएँ बहुत ही सरळ और सीसित 
होती हैं, किन्तु अवस्था बृद्धि के साथ-साथ उनमे विषसता और उनकी संख्या ' 
सें अधिकता होती जाती है। उनकी प्रतिक्रियाओं में अवस्थाइडि के कारण 
परिवर्तन भी होता है। सर्व-प्रथम क्रोध का प्रकाशन बच्चे शरीर को कडा 


( ९४ ) 


कर, चिएळा और रोकर, जमीन पर लोटकर, दाँत से काटकर और चीजों को 
तोडफोड कर करते हैं । क्रोध की हाळत में वे अपनी सॉस को रोकते, पेर को 
जसीव पर परकते, खाना न खाने के लिये दाँत दबाते, सुह से खाना निकालते 
और इधर-उधर दौडले हैं । उनके क्रोध को प्रकाशित करने का यह ढंग तीन 
वर्ष तक देखने से आता हे । जब वे स्पष्टतः आसानी से बोलने लगते है तब 
वे डरा धसका कर अपशब्द द्वारा अपने क्रोध को दिखलाते हैं । क्रोधावस्था 
मे चे बहस करना भी झुरू कर देते हैं । सुँह फेर लेना, कपड़ों को फाड़ देना 
अथवा अपने शरीर को स्वयं पीटना आदि व्यापार भी इस अवस्था मे देखने 
को मिळते है । इन्हीं तरीकों से वे प्रत्यक्षतया अपने क्रोध को अभिव्यक्त 
करते हैं । परन्तु, कभी कभी स्थान विशेष पर वे अप्रव्यक्षतया भी अपने इस 
संवेग का प्रकाशन करते हैं । क्रोध का अप्रत्यक्षरूपेण बच्चा क्योकर प्रकाशन 
करता है, इसे डूब, डोळाड॑, मिलर आदि सनोवेज्ञानिको ने अपने प्रयोगो द्वारा 
स्पष्ट कर दिया है जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है । 
उपयुक्त विवेचनो के बाद यह व्यक्त कर देना जरूरी हे कि सर्वथा क्रोध- 
संवेग अवांछनीय नही है । वातावरण भे अभियोजन करने का यह 
भी एक साधन है । क्रोध के समय बच्चे अथवा प्रौढ़ अधिक शक्ति का अनुभव 
करते है और कभी कभी असंभव को भी संभव कर बैठते हैं । किन्तु इससे 
अधिकांश हानि होती है । बच्चे का शारीरिक और सानसिक स्वास्थ्य बिगढ़ 
जाता है ओर वह चिड्चिड़े स्वभाव का बन जाता है। बात बात में क्रोध 
करने के कारण चह असामाजिक बन जाता है, इसलिये उसके व्यक्तित्व का 
विकास सुन्दर रूप से नहीं होता। वस्तुतः यह संवेग उसके लिए बहुत 
घातक सिद्ध होता हे । 
इसके घातक परिणामो पर विचार करने पर यह कहने के लिये बाध्य 
होना पडता है कि माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों को बच्चो के इस संवेग का 
निवारण करना चाहिये । और ऐसा तभी हो सकता है जब कि वे उन्हें किसी 
तरह से उनकी क्रियाओ से बाधा न दें । यदि कोई बच्चा खेलना चाहता है तो 
उसे खेलने से न रोकें और यदि खेलना रोकना आवश्यक है तो उसे इस 
चालाकी के साथ रोके कि बच्चा को इसका अनुभव ही न हो । जिस चीज से 
र चाहिये ह यदि उसे लूँ भी तो उसको 
हम पहले ही देख छुके हैं कि हक कल 5 की ल 
भी बच्चे क्रोधी हो जाते है i या क 
$ इसलिये साता-पिता को इसके झोंके से बचाने के 


( ९५ ) 


लिये बच्चों को खाने-पीने की सुविधा देनी चाहिये । आरास का अवसर देने से 
और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने से भी उन्हें क्रोध करने से रोका जा 
सकता है। अनावश्यक दण्ड देना, वाध्य काम लेना आदि से बचना भी 
क्रोध निवारण से सहायक होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों के 
योग्य वातावरण रखने से हम उनके अनावश्यक क्रोध को रोक सकते हैं । 
(ख ) सय४+--जिस प्रकार क्रोध का अनुभव सभी जीव करते है उसी 
प्रकार भय की सत्ता ( £5९70९ ) भी सभी जीवों सें विद्यमान रहती 
है। सच तो यह है किये दोनो संवेग इतने व्यापक हे कि किसी भी जीव 
का इनसे छुटकारा नहीं होता । यह हम पहले ही व्यक्त कर चुके हैं कि 
वाटसन ने इसे सूलसंवेश कहा है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिये 
इसके ओर क्रोध के अन्तरो को यहाँ स्पष्ट कर देना जरूरी हे । किन्तु, इसके 
पहले क्रि हम दोनो के अन्तरो को प्रदर्शित करें यह ध्यान मे रखना आवश्यक 
है कि सभी जीवो में इसका आविर्भाव अपनी रक्षा ( Pr0€C£07 ) के 
लिये होता है। जब प्राणी ( O78275I ) को किसी तरह का खतरा 
-माळूस होता है तो उस खतरे से बचने के लिये उसमे सर्वप्रथम भय का 
आविर्भाव होता है । 
यदि हस भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञात होया कि भय की अवस्था में 
अरुचिकर और क्रोध की हालत में रुखिकर साव विद्यमान रहते है। यही 
कारण है कि भयानळ स्थिति से जीव भागता हे, किन्तु क्रोधात्मक परिस्थिति 
में डेटा रहता है | भय की उत्पत्ति किसी प्राणी या वस्तु से होती है, परन्तु 
क्रोध का कारण तो कोई न कोई जीव ही रहता है। वस्तुतः निर्जीव पदार्था 
के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्रोधावस्था में उनका तोड़ना फोड़ना 
उनके प्रति क्रोध का परिचायक कदापि नहीं होता । जिस स्थिति से भय होता 
है उससे हमलोग दूर होने की कोशिश करते है, किन्तु जिसके प्रति क्रोध 
उत्पन्न होता है उसको पछाडइना चाहते हैं। खतरे की अत्याशा (£४pec" 
६9007) से भय संवेग होता है, परन्तु क्रोध का आविर्भाव उस समय होता 
है जब हमे अपने प्रति की हुई दानि की याद आती है । इस तरह हम देखते 
हैं कि इन दोनो के स्वरूप मे बहुत भिन्नता है। 
यदि हम इस पर विचार करे कि बच्चो में भय किन-किन कारणो से होता 
है तब हमें साझूस होगा कि आरम्भ में बच्चे कर्कश ( ८०५१ ) अथवा 
कड़े शब्द से भयभीत होते हैं । इस सम्बन्ध में जेरसिल्ड तथा होल्मूश्न के 
प्रयोगो का वर्णन करना विश्ञेष सुविधाजनक होया । उच बच्चो की संख्या 


जिन पर कि प्रयोग किये गये १०५ थी। उनकी अवस्थाएँ भी सिन्ननभिन्न 
थीं । उन प्रयोयों से यह विदित होता है कि बच्चे साँप, बिच्छू, कुत्ता आदि 
जीवो से अत्यधिक उरते हैं। उसके बाद अन्धकारमथ कमरा, ऊँचा स्थान, 
अपरिदित व्यक्ति (5727९९7), कर्कश शब्द भय उत्पन्न करने से समर्थः 
होते हैं ! एकान्त में छोड़े जाने पर उनमें बहुत ही कम भय देखा गया । 

इसी के आधार पर यह व्यक्त किया गया हे कि भय मे अवस्था (^६९) 
का भी हाथ रहता है। पाचवे वर्ष तक भयाव्मक प्रतिक्रियाओं से कमी 
पडती जाती है । कुत्ते, साँप आदि का भय दो से तीन वर्ष की अवस्था में 
कुछ कम हो जाता है, डिन्तु उसमे निरन्तरता बनी रहती है। एकान्त" 
वास से दो-तीन वर्ष ळी उन्न में लडके अत्यधिक डरते है, परन्तु वही डर 
पाँच वर्ष की अवस्था से समाप्त हो जाता हैं । 

इस दिशा मे एक वर्ष तक के बच्चों पर जो प्रयोग किया गया उस से 
यह स्पष्ट हे कि शब्द, अभिनव परिस्थिति, व्यक्ति अथवा पदार्थ, जानवर, 
गिरती हुई चीज, आकस्मिक गति, (Sudden movement), शारीरिक 
कष्ट की धमी आदि से बच्चे बहुत डरते हैं। पॉच वर्ष के वाढ ये बच्चे 
सूतःप्रेत, रत्यु, एकांत, सुर्दा, खोपड़ी, देवी घटनाओ से अधिक डरने छगे। 


~ किक, 


प्रयोगात्मक प्रसाणो से यह सिद्ध हो छुका हे कि पाँच बण के बाद बच्चे 
राशि-सूत ( C0nC7९।९ ) पदाथा से कम डरते हैं, किन्तु काइपनिक 
( [m0a8.08।5 ) स्थिलियो से वे बहुत भयभीत होते हैं । हॉ, इस संबंध 
में यइ स्मरणीच है कि पाँच वर्ष के वाद, जेसा कि अभी ऊपर कहा मया 
है, कई नई परिस्थिलियाँ उन्हे भयभीत कर देती है । 
इन उपयुक्त कारणो के अतिरिक्त व्यो की रुप्णता ( I|ln55 } 
अय को उत्पन्न करती हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि रोगी और 
अस्वस्थ ( n९३।॥ ) बच्चे साधारण सी घटनाओं से भी भयभीत 
हो जाते हैं । जिस परिस्थिति का ज्ञान उन्हे नही रहता उससे वे इसलिये 
भयभीत होते हैं कि उससे उन्हे किसी खतरे की सम्भावना रहती है। अंध- 
विर्दास के कारण भी कभी-कभी बच्चे भयाकुल हो जाते है । माता-पिता कः 
दारुण व्यापार, असुरक्षित भाव (Feeling of insecurity) आदि भ्ये 
भय उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बच्चों 
5 भय मे सम्बद्धता ((०7१ा।07्गष्ठ) का हाथ अधिक रहता है । यदि 
चचा केसा परिस्थिति विशेष से डरता.हे तो बह उन सभी चीजो से डरने 


लगता ह जनका कि सम्बंध उस परिस्थिति बिशेष से किसी प्रकार का रहता 


( ९७ ) 


है। जो बच्चा बिल्ली से डरता है वह साहचयै ( A550Ciati0n ) और 
सम्बद्धता के कारण सभी रोवेंदार जानवरों और पदार्थों से डरने लगता हे। 
शिक्षण पर प्रकाश डालते हुये सम्बद्धता का वर्णन किया जा चुका है, इसलिये 
इसके विशेष वर्णन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । इस तरह से और भी 
कई अंग बच्चो में भय उत्पन्न करने में सहायक होते है जिनका उल्लेख 
यहाँ नहीं किया जायेगा । 

अब प्रश्‍न है कि भय बच्चों में प्रकट क्योंकर होता हे? यदि हम 
भयास्मक प्रतिक्रिघाओं पर विचार करें तो मालम होगा कि आरम्भ सें 
बच्चे इसका प्रकाशन चिल्ला कर करते हैं। अय के समय उनमें रोने, कॉपने 
दोड़ने, बड़ों से चिपकने, सिसकी भरने आदि के व्यापार देखने में आते 
हैं। जब उनकी अवस्था में वृद्धि होती है तब उनके भय प्रकाशन के 
ढंग सें सी अंतर पड़ जाता हे। बड़े होने पर भय के ससय उनकी आँखे और 
सुह खुल जाते हैं । साँख की गति तीब्र हो जाती है। बच्चा डर से कही 
छिप जाला है, धीरे-धीरे सन्द स्वर ( [0% \/070€ ) से बोलता है, किन्तु 
इस सम्बंध में वाटसन का कहना है कि भय की आरस्भिक अवस्था में बच्चे 
अपनी आखे बन्द कर लेते हैं, हाथो की झुह्ठियाँ बाँध लेते हैं और ओटों को 
दाँतो से दबा देते है, आदि । इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रतिक्रयाओ द्वारा 
दच्चे अपने भय का प्रकाशन करते हैं । 


उपर्युक्त विवेचनो के बाद अब हमे यह देखना है कि इस संवेग का असर 
बच्चो पर कैसा पडता है। इसके प्रभाव को व्यक्त करते ससथ यह ध्यान में 
रखना जरूरी है कि कुछ अंशों से भय का होना उनके जीवन के लिये हितकर 
हे । इसी के प्रसाद से वे अपने जीवन की रक्षा घातक परिस्थितियां से करने 
में समथ होते है, परन्तु निरंतर भय का शिकार बना रहना उनके लिये 
अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है। चे अस्वस्थ हो जाते हैं। उनमे कायरता 
आ जाती है, इसलिये उनके व्यक्तित्व का विकास भी सुन्दर रूप से नहीं 
होता हे । ऐसे बच्चे प्रायः जीवन भे असफल रहते हैं । 

इन डुष्परिणासो को ध्यान में रखते हुये मात्तापिता तथा शिक्षक को 
उचित है कि बच्चो को उन सभी परिस्थितियों से दूर रक्खें जो किसी मकार 
से भय उत्पन्न करने में सहायक होती हैं । बच्चे को स्वस्थ रखना और उसके 
साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना बहुत जरूरी है । उन्हें स्वयं भी भय मरदर्दित 
नहीं करना चाहिये क्योंकि यह संक्रामक ( C028075 ) होता ह । 
इसके अतिरिक्त भी उनमें उत्साह भरना और परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान 


७ 


( ९८ ) 


देना बहुत हितकर सिद्ध होता है। इन सब्र उपायों से बच्चें भय जेसे दारुण 
संयेग से वंचित रह सकते हैं | परन्तु, जो वच्चे किसी परिरिथति विशेष से 
भयभीत होते हैं उनके लिये उपर्युक्त परिचर्या के साथ-साथ यह जरूरी है कि 
उनके भय को विभिन्न समुचित उपायों से दूर किया जाये। इसके पहले कि 
हम भय निराकरण ( £]:7072£700 ) विधियों का उल्लेख करें, यह व्यक्त 
कर देना जरूरी है कि उपर्युक्त तीन संवेगों के अतिरिक्त आनन्द, दुःख, घृणा, 
ईप्या आदि ओर भी कई संवेग हैं, किन्तु उनपर यहाँ प्रकाश नहीं डाल कर 
उन विधियों पर प्रकाश डालना ही विशेष हितकर होगा । 


५, अवाँछनीय संचेग-निराकरण पद्धतियाँ 
(Methods of Eliminating Undesirable Emotions ) 

हम ऊपर देख चुके हैं कि बच्चों में हितकर ( 05९५] ) तथा हानि- 
कर ( ]27m0£0] ) दोनों प्रकार के संवेगो का विकास परिपक्वता और 
सम्बद्धता के कारण होता है । हितकर संवेगो के निराकरण करने की तो कोई 
आवश्यकता नहीं, किन्तु भय जैसे हानिकर संवेग का होना बच्चों के लिये 
उचित नहीं । इसलिये माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों का धर्म है कि बच्चों 
सें अवांङनीय संवेगों को विकसित न होने देँ। उनके निराकरण के लिये 
निश्नांकित पद्धतिया काम में छाई जाती हैं जिनका चर्णच हम संक्षिप्ततः 
करेंगे । 

(१) प्रत्यक्ष सम्बद्ध पद्धति ( Method of Direct Corr 
4£7077 ):-यह पद्धति भय जेसे हानिकर संवेग को विनष्ट करने में 
अत्यन्त लाभप्रद है । इसकी सब से बढ़ी विशेषता यह हे कि बच्चा जिस 
चस्ठु विशेष से भयभीत होता है उसका सम्बन्ध साइचर्य के द्वारा किसी 
ऐसे पदार्थ से कर दिया जाता है जो बच्चे के लिये अत्यन्त प्रिय होता है। 
उस प्रिय पदार्थ से साहचर्य ( 0५४०८४४०४ ) होने के कारण चह 
भयावह पदार्थ भी बच्चे के लिये कालक्रम सें रुचिकर हो जाता है और उसके 
प्रति बच्चे सें जो भय की भावना रहती है वह निर्मूल हो जाती है । एक बच्चा 
जो खरगोश से बहुत डरता था उसे टेबुङ पर बैठा कर भोजन दिया गया । 
जव वह भोजन कर रहा था उस समय उसके सासने खरगोश को छाया 
गया । बच्चा उसे सरांकित होकर देखता रहा और अजन भी करता रहा। 
इसी तरह कई दिन तक होता रहा और जब वह इस परिस्थिति से पूर्णतः 
अभियोजित हो गया तव क्रमशः खरगोश को उसके सन्षिकट खाने के समय 


( ९९ ) 


कर दिया जाता था। अंत में वह खरगोश उसके भोजन के करीब कर दिया 
सया, किन्तु बच्चा विरक्त ( [ndiffe720 ) ही रहा और भविष्य में जब 
खाते समय खरगोश उसके निकट लाया गया तब वह अपने हाथों से उसे 
यपकियाँ दे कर पुचकारने लगा । कहने का अभिप्राय यह हे कि जो बच्चा पहले 
उपर्युक्त निर्दोष ( Ha77।९55 ) जानवर से डरता था वही उससे खेळने- 
कूदने रगा । इसका एकमान्न कारण यही था कि उस जानवर का साहचर्य 
भोजन से प्रस्थापित हो गया ओर परिणामतः उसका अय भी नष्ट हो यया । 
यदि हम विचार करें तो हमें मालम होगा कि इसका प्रयोग हम लोग अपने 
बच्चों के भय को छुड़ाने के लिये नित्यप्रति करते हैं । परन्तु इस विधि से 
डर को हराने के लिये हमें यह नही भूलना चाहिये कि यह जितनी लाभप्रद है 
उतनी ही इसके प्रयोग के लिये दक्षता की भी आवइ्यकता हे । अंशमात्र की 
भूछ से कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा जिस वर्तु से रुचि रखता हो 
उसका सम्बन्ध भयद ( F€47£] ) वस्तु के साथ होने के कारण उससे 
भी भयभीत होने लगता है और बीमार पड़ जाता है। अतएव इस विधि को 
करास मे लाने के छिये यह आवश्यक है कि हस लोग सावधानी एवं धैर्य से 
काम रें अन्यथा लास के बदले हानि की सम्भावना रहती है। 

(२) सामाजिक उत्तेजना-पद्धति ( Social Stimulus 
mMeth0d):—यदि बच्चा अकारण किसी पदार्थ से भयभीत होता हे तब कई 
स्थलों पर उसके भय का उन्मूलन सामाजिक उत्तेजना-पद्धति से किया जाता 
है। यह पद्धति बहुत ही सरल है, क्योकि इसके लिये किसी प्रकार की विशेष 
तैयारी की जरूरत नही पडती । बच्चे को ऐसी परिस्थिति में रक्खा जाता हे 
जहाँ उसके समवयस्क बच्चे तथा अन्य प्रौढ़ व्यक्ति भी मोजूद रहते हैं। जब 
बच्चा यह देखता हे कि जिस वस्तु विशेष से वह डरता हे उप्तसे अन्य बच्चे 
या सथाने नही डरते हैं तब उसको आइचर्य होता है। इस कोतूहळ के चलते 
उसमें आव्म-प्रकादान ( 5९]६ 85567007 ) के भाव का आविर्भाव होता 
हे जिसके फलस्वरूप वह भी उससे नहीं डरता है। सामाजिक उत्तेजना उस 
में इस प्रकार का उत्साह भर देती है कि वह किसी प्रकार की भयावह वस्तु 
से नहीं डरता है | यह विधि हम लोगों के जीवन में सी देखने मे आती है। 
बहुत से लोग अन्धकारमय स्थान मे निर्भीकतापूर्वक इसीलिये चले जाते हैं 
कि अन्य समवयस्क भी वैसा ही करते हैं। किन्तु, इससे हर तरह का भय 
निर्मल नहीं होता, क्योकि कई स्थलों पर हम लोग किसी ध्येय विशेष से 
डरना शुरू कर देते हैं । ऐसे स्थलो के लिये यह विधि उपयोगी सिद्ध नहीं 


( १०० ) 


होती, किन्तु बच्चों के भय के उन्मूलन के लिये यह बहुत ही सरल पद्धति है 

(३ ) निषेधात्मक अभियोजन पद्धति (Method of negative 
2d2Pt07 ):--यह पद्धति भय को दूर करने के लिये दो तरह से काम 
में छाई जाती है । बच्चे को माता-पिता तथा अन्य संरक्षक जवतक सहायता 
देते हैं तब तक वह सहायता के लिये इच्छुक रहता है। किन्तु, जब उसे कोई 
सहायता देनेवाळा नहीं रह जाता है तब वह जिस परिस्थिति मे रहता हे उसी 
में अभियोजित हो जाता है। अन्धकारमप्र स्थान से वच्चे उसी समय तक 
डरते हैं जब तक कि वे यह समझते हैं कि उनका कोई सहायक है। किन्तु 
जब उन्हें यह विश्वास हो जाता हे कि उनकी सहायता करने वाळा कोई 
नहीं हे तब वे अंधकार सें डरना छोड़ देते हैं। इसलिये बच्चे के भय को 
दूर करने के लिये यह एक सुन्दर तरीका है कि उसे उसी परिस्थिति 
में अकेले रख दिया जाये जिससे की चह उरता है। ऐसा करने से उसका 
डर स्वतः खतम हो जायेगा । उपर्युक्त विधि परिणाम-नियम ( Law ० 
९९०! ) पर निर्धारित है । 


निषेधात्मक अभियोजन ( e३४९ 844P2ti0n ) की दूसरी 
विधि यह है कि बचा जिस जानवर अथवा परिस्थिति विशेष से डरता हे 
उसी को बार बार उसके सासने उपस्थित किया जाता है । इस तरह करने 
से वह वस्तु अथवा परिस्थिति विशेष परिचित हो जाती है भौर उसका भय 
चरा जाता है। एक बच्चे पर, जो विलायती चूहे से डरता था, इस विधि 
से प्रयोग करने पर देखा गया कि वह उस चूहे से पूर्णतः विरक्त हो गया 
ओर कुछ भी भयभीत नहीं होता था । वस्तुतः यह विधि भय को भगाने 
के लिये बहुत ही छाभप्रद सिद्ध होती हे, किंतु इसको अपनाने के लिये बहुत, 
चुद्धिसानी से काम लेना पढ़ता है । 

(४ ) च्यानभगन्पद्धति ( Method of Distraction ):— 
बश्च जिस चीज अथवा जानवर से डरता हे और यदि हम यह चाहते 
हैं कि वह उससे न डरे तब हमें उस डरने वाले पदार्थ फे निकर ऐसी 
उत्तेजनाओ को उपस्थित करना चाहिये जो बच्चे के ध्यान को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर सके । यदि बच्चा बिएळी से डरता हेतो जिस समय उसके 
सामने बिल्ली रहे उस समय उसको सुन्दर सुन्दर खिलौनों को देना चाहिये 
ताकि वह अपने खिलोनो में ही व्यस्त रहे और बिल्ली की परवाह न करे। 
मायः इस विधि का प्रयोग सभी माताएँ अपने बच्चों के ळाळन-पालन में 
नित्यप्रति करती हैं । शाब्दिक ( Verbal ) ध्यानसंग भी इस मे सहा 


( १०१ ) 


यक होता हे, किन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना बहुत कठिन है कि किस अंश 
तक बच्चा इस विधि से निर्भीक हो सकता है, क्योंकि यह बच्चे की प्रवृत्ति 
पर भी निर्भर करता है। यदि प्रयोक्ता की सामर्थ्यं ( (४०४०५) से 
बच्चे का विश्वास अधिक है तब तो इस विधि की उपयोगिता निस्संदेह बढ़ 
जायेगी अन्यथा पूर्ण सफलता नहीं मिछ सकती । इसके लिये प्रभावशाली 
( Effective ) ध्यानसंग तथा प्रयोक्ता ( Experinenter ) दोनों 
आवश्यक हैं । भले इस विधि से स्थायी रूप से भय अपहरित न हो, किंतु 
कुछ काळ के लिये तो अवश्य ही हो जाता है। 

(५) मोखिक अपील-पद्धति ( Method of verbal 
2९३]):-कुछ लोगो का दृष्टिकोण है कि बच्चा जिस चीज से डरता है उसके 
संबंध में यदि तरह-तरह की कहानियाँ सुना कर बच्चे का कौतूहल उसके 
प्रति जागरित कर देँ तो उससे उसका भ॑य खतम हो जाता हे। इसीलिये 
कितने माता-पिता अपने बच्चों को भूत-प्रेत, अंधकार आदि, जिनसे वे डरते 
हैं, की कहानियाँ सुना कर उनकी अभिरुचि उनमें उत्पन्न करते हैं । परि- 
णासतः बच्चों का जो भय उन चीजों के प्रति रहता है चह रफूचक्कर हो जाता 
है, किन्तु इस विधि से सब को सफलता नहीं सिलती । कई एक किये गये 
प्रयोगो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन उत्तेजनाभों से बच्चे 
डरते थे एक सप्ताह तक इस विधि का प्रयोग करने पर भी उसी भाँति उन 
से डरते रहे । परन्तु, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह पद्धति भय 
भगाने के लिये निरर्थक है, क्योकि बहुत से स्थलों पर ऐसा करने से करने 
चाले को आशातीत सफलता मिलती है। 

(६) दमन-पद्धति ( Method of Repressi0n ):—षसा 
अक्सर देखने मे आता हे कि यदि कोई बुरी आदत किसी बच्चे में 
पड़ जाती है तो सयानों तथा अन्य बच्चों के रजचाने तथा हसने से वह 
आदत छूट जाती हे। इसलिये कुछ लोग अपने बच्चों के किसी प्रकार के भय 
को दूर करने के लिये बच्चे की हँसी उडाते हैं और बच्चा ऐसी परिस्थिति से 
छुटकारा पाने के लिये डरना छोड़ देता है और जहाँ डरने वाळी चीज 
अथवा परिस्थिति उपस्थित हो जाती हे वहाँ निर्भीक बन जाता हे। यद्यपि 
इससे कहीं कहीं सफलता मिलती है, परन्तु यह पद्धति वस्तुतः हानिप्रद 
हे, क्योंकि सखौळ करने से बच्चे के भय मे भोर तीब्रता आने का डर रहता 
है या उसमें हीन-भाव ( Feeling of Jnferiority ) की प्रबळता 
हो जाती है जो उसके जीवन के लिये बहुत घातक सिद्ध होती है। अतएव 


( १०२ ) 


इस पद्धति को कास में लाने के लिये बुद्धिमान व्यक्तियों की ही आवश्यकता 
है, अपटु छोगों की नहीं । 

(७) अनभ्यास निराकरण-पद्धलि (Method of Di suse):ः— 
बहुत से माता-पिता और अन्य संरक्षक बच्चों के भय को हटाने के लिए अनः 
भ्यास पद्धति का प्रयोग करते हैं। बच्चा जिस चीज से उरता है उसी को 
उससे बहुत दिनों के लिये अळग कर देते हैं और जव बहुत दिनो फे वाद वह 
चीज पुनः उसके सामने आती है तब वह उससे नहीं डरता हे। किन्तु, यह 
विधि उसी समय लाभप्रद सिद्ध होती है जव बच्चा ओर डरने वाले पदार्थ के 
बीच बहुत दिनों का व्यवधान पड़ता है, अन्यथा नहीं । यहाँ पर प्रन हो 
सकता हे कि व्यवधान के कारण बच्चा मौलिक उत्तेजना से निर्भीक क्यों हो 
जाता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परिपक्तता ओर अनुभव 
के कारण बच्चा उस पदार्थ से नहीं डरता हे जिससे कि पहले उरता था। 
ऐसा करने से कुछ साल के लिये बच्चा उस चीज से अवश्य ही नहीं डरता हे, 
किन्तु इस विधि को विशेष उपयोगी बनाने के लिये बच्चे की परिस्थिति में 
परिवर्तन कर देना नितांत आवश्यक है। ऐसा परिवर्तन बच्चे की मनोदृत्ति 
( Attitude ) में परिवर्तन ला देता है जिसके फलस्वरूप बच्चा जिस चीज 
से पहले डरता था उससे बाद में नहीं उरता हे । 


उपयुक्त निराकरण पछतियो का संक्षेप रूप में वर्णन करने के बाद यह 
व्यक्त कर देना आवश्यक हे कि जिस प्रकार भय संवेग इन पद्धतियों से दूर 
किया जा सकता है उसी प्रकार अन्य अवांछित संवेगो का भी निराकरण 
इनके द्वारा हो सकता हे। किन्तु, इन पद्धतियों की उपयोगिता वातावरण, 
बच्चेकी बुद्धि, स्वास्थ्य तथा संवेग ्वलता आदि पर भी निर्भर करती है । 
यो तो सामाजिक उत्तेजना और त्यक्ष सम्बद्धता की विधियाँ विशेष 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं, किन्तु अन्य पद्धतियाँ एक दूसरे के सहयोग से ऐसे 
संवेगो के निराकरण में सहायक होती हैं । 

६. संवेगात्मक नियंत्रण और स्थिरता 

( Emotional Control & Emotional Stability ) 

हम संवेग के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में अब तक कहते आये हैं । यत्र- 
तत्र यह भी व्यक्त किया गया है कि बच्चों के संचेगात्मक विकास भें साता- 


पिता और अन्य संरक्षक क्योकर सहायक हो सकते हैं । यहाँ हम यह व्यक्त 
करने का प्रयास करेंगे कि बच्चों में संवेगात्मक संतुरून ( Balance ) और 


( १०३ ) 


नियंत्रण केसे छाया जा सकता है। किन्तु, इसके पहले कि हम उन उपायों 
का उल्लेख करें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संवेगात्मक संतुलन का 
क्या अभिप्राय है । यदि हम इस पर गम्भीरतया विचार करें तो मालम होगा 
कि जिस व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता ( Emotional Stability ) 
और परिपक्वता ( \a£urity ) रहती है वह अपने संवेगों का प्रकाशन 
परिस्थिति ओर आयु के अनुरूप करता है। यदि कोई वयोवृद्ध बच्चों-सा व्यच- 
हार करे और उसी को ध्यान आकर्षण का साधन ( Attention getting 
M€Cha0750! ) बनावे तो उसमें संवेगात्मक परिपक्वता कदापि नही है। 
संवेग-स्थिरता ओर परिपक्वता के ही कारण कोई अपने संवेगों का नियंत्रण 
कर सकता है। 


अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि बच्चो के संवेगों का निर्यत्रण संरक्षक 
क्योकर कर सकते हैं और उनमें संवेगात्मक स्थिरता कैसे आ सकती है ? 
यदि इस प्रश्‍न के उत्तर पर विचार किया जाये तो मालूम होगा कि माता- 
पिता अथवा अन्य संरक्षक बच्चो के संवेग को प्रत्यक्षतया न तो नियंत्रित 
कर सकते हैं और न उनमें स्थिरता ही छा सकते हैं, क्योकि संवेगों का 
सम्बन्ध बच्चों से रहता है, साता-पिता या अन्य व्यक्तियों से नहीं। तब अभि- 
भावको का क्या हाथ रहता हे? हाँ, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है 
साता-पिता तथा अन्य अभिभावकों के व्यवहार का उनके संवेगाव्मक जीवन 
पर बहुत अधिक असर पड़ता है। अतएव ये लोग अपने व्यवहार से ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे बच्चे अपने संवेग को नियंत्रित और 
स्थिर करने में समर्थ हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संवेगों के 
आविर्भाव में मनोवृत्ति का बहुत बडा हाथ रहता है, क्योंकि उसी के अनुरूप 
संचेग भी आविर्भूत होते हैं। इसलिये संरक्षक अपने बच्चों की ऐसी सनोजृत्ति 
बना सकते हे जिससे उनके संवेग नियंत्रित हो सकते हैं, ओर उनमें 
स्थिरता भी आ सकती है। यहाँ हम सवेगात्मक स्थिरता के लिये जो आव- 
सवक अंग ध्यान देने योग्य हैं उनका संक्षिश्ततः उल्लेख करेंगे। इन्ही के 
अभाव में संवेगात्मक अस्थिरता देखने में आती हे । 

(१ ) स्वास्थ्य :--संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य 
बहुत ग्रसुख अंग हे। जिस बच्चे को पुष्टिकर पदार्थ भोजन करने के लिये 
मिलते हैं उसका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है, इसलिये उसकी मानसिक 
अवस्था भी स्वस्थ रहती है। उसके संवेगो का विकास नियमित और 
सुचारु रूप से होता है, इसलिये वह उनको नियंत्रित करने में सफल होता 


( १०४ ) 


है। जो लड़के या लड़कियाँ हट्टे-कष्टे होते हैं वे बहुत कम क्रोध, भय आदि 
जैसे घातक संवेगों के शिकार बनते हैं। जो बच्चे रुग्ण और अस्वस्थ 
होते हैं वे आसानी से इन संवेगों के शिकार बन जाते हैं। इस तरह हम 
देखते हैं कि संवेगो के ससुचित विकास, नियंत्रण या स्थिरता के लिये 
शारीरिक स्वास्थ्य अत्यावश्यक अंग है। 


) पर्याप्त उपयुक्त उपकरण जिस बच्चे को सभी मकार की 
आवश्यक सामग्रियाँ सुलभ रहती हैं उसमें अनायास संवेग व्यापार नहीं देखने 
में आता है। भोजन ही उसके छिये एकमात्र आवश्यक अंग नहीं है, बढ्कि 
इसके अतिरिक्त भी और कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता बाल्य जीवन 
में रहती है। खेलने के साधन, परिधान, आराम की सुविधा, आर्थिक सम्प- 
ज्ता आदिका महत्व संवेगाव्मक विकास भें कम नही है। जिसको इन 
सबकी सुविधा रहती है वह संतुष्ट रहता है ओर हीन-भाव से रवतंत्र 
रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसको उपयुक्त आवश्यक साधनों 
की पर्याप्त सुविधा रहती है उसमें सवेगात्मक स्थिरता रहती है ओर वह 
अपने संवेगो का प्रकाशन भी समुचित रूप से करता है । 


(३ ) सुरक्षित शुह-जीबन ( Secured family Life ):-- 
बच्चे प्यार और अपने सहत्व के भूखे रहते है । उनके जीवन में इन इच्छाओं 
की संतृप्ति उच्चित रूप से आवश्यक होती है। जो माता-पिता अपने बच्चों के 
मातत आवश्यकतानुसार ही स्नेह प्रदर्शित करते हैं वे चस्तुतः बहुत डुद्धिमान 
होते हैं। आवञ्यकता से अधिक या कम मात्रा से छाळन-पाछन बच्चों के 
संवेगों का दिकास ससुचित रूपेण नहीं होने देता । स्नेह पाने से बच्चो में 
आकुलता ( ॥€५।।९557९55 ) और चिन्ता (^75%९) का आविर्भाव 

होदा, इसलिये जब उन्हें किसी प्रकार की निराशा ( frustation ) 
मिलती है तो वे अनुचित रूप से अपने संवेगो का प्रकाशन नही करते । 
पकन्छु, |जन बच्चा का छाळन-पाळन सझ्ुचित रूप से नही होता उनकी प्यार 
आर महत्व की राळसा की सन्तुष्टि नहीं होती और वे साधारण परिस्थितियों 
स भी संवेगात्मक अतिक्रियाएँ करते हैं । इसलिये ससुचित संवेयात्मक विकास 
सर स्थिरता के लिये सुराक्षत गृह-जीवन बहुत जरूरी हे। जैसा हिं ऊपर 
व्यक्त किया जा चुका है, सुरक्षित शृहजीवन के लिये माता-पिता का स सुचित 
व्यवहार बच्चों के प्रति निहायत जरूरी होता है ) क्योंकि दोनों अभिळापाओं 
का सन्तु उन्हीं से होता हे । 


(४ ) सामाजिक खावया :--आरस्भ सें बच्चो को सासाजिकता का 


( १०५ ) 


ज्ञान नहीं रहता, इसलिये उन्हें यह नहीँ मालम रहता है कि समाज के प्रति 
केसा व्यवहार करना चाहिये। किन्तु, जब उन्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ 
-खेळने-कूदने का अवसर दिया जाता है तब उन्हें नए-चए अनुभव होते हैं । 

उन्हीं अनुभवों के प्रसाद से वे दूसरे बच्चों के अधिकार की इज्जत करना 
-सी सीख जाते हैं। जबतक वे अपने अन्य साथियों के स।थ खेळने-कूदने 
अथवा व्यवहार करने का मौका नहीं पाते तबतक वे अपने भाव ओर संवेगों 
का प्रदर्शन सासाजिक रूप से नहीं करते । सासाजिकता तो उनमें सामाजिक 
खेलों से आती है। समाज में रहनेवाळा बच्चा अपने संवेगों में सन्तुछन 
लाने में समर्थ होता हे, क्योंकि वह वहीं इस बात को अच्छी तरहसीख 
लेता हे कि अमुक संदेग का किस प्रकार का प्रकाशन समाज मे विहित होगा । 
-इस के हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन से बच्चे में संवेगात्मक संतुरून 
आता हे | 


(५) संवेगात्मक परिस्थितियों का निरोध :वच्चो का मन 
अत्यन्त कोसळ होता है, इसलिये किसी प्रकार की घटना का असर उस पर 
अधिक पढ़ता है । यदि ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो उनकी क्षेमता के 
अनुरूप होती हैं तब तो बच्चे आसानी से अपने को उनके प्रति अभयोजित 
कर छेते है, किन्तु यदि वे घटनाएँ उनके सामर्थ्यं के बाहर होती हैं तब वे 
कई रकार के घातक अडुभवों के शिकार हो जाते है। स्वय किसी भयावह 
जानवर के चंगुल में पढ़ जाना, अपनी प्रिय वस्तु को नष्टप्राय होते देखना, 
किसी खतरे में पड़ जाना आदि ऐसी घटनाएँ हैं जो बच्चों को चिन्ताकुळ 
बना देती हैं । साता-पिता का पारस्परिक संघ, सामाजिक कळ आदि का 
भी प्रभाव बच्चों के मानस जीवन पर इतना छुश पडता है कि वें भय, चिन्ता 
आदि जैसे घातक और अवांछित व्यवहारो का प्रदर्शन करने छगते हैं । इस- 
लिये उनके संवेगात्मक सन्तुळन के लिये साता-पिता तथा अन्य संरक्षको को 
चाहिये कि वे यथासाध्य बच्चो को ऐसी उत्तेजना और संवेगात्मक परिः 
स्थितियों से बचावें जिनसे अय, चिन्ता आदि के अंकुर न जम सकें । 
(६ ) स्वप्रकाशन ( Self-Expression ) की सुविधाः--जिंव 
बच्चो को अपने साथियों को चुनने, उनके साथ खेंलने, अपने कपडे और 
खिलौनों को चुनने और ग्रह कार्यों मे हाथ बैंटाने की समुचित सुविधा रहती 
है उनमें संवेगात्मक विकास समुचित रूप से होता है। इसलिये उनके संवेग 
में संतुलन और संयम रहता है, किन्छु जिन बच्चों को ये सब सुविधाएँ नहीं 
रहती उनमें संवेगात्मक सनन्‍्तुरूच ( सि700 079 -09406 ) की अभाव 


( १०६ ) 


रहता है। इसलिये ऐसे बच्चे साधारण परिस्थिति में पढ़ने पर भी संवेगात्मक 
प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं । बच्चों के समुचित संवेगात्सक विकास के 
लिये स्वप्रकाशन और आत्मनिर्भरता ( 56[7 dependence ) आवश्यक 
होती है। इसके पक्ष मे कई प्रकार के ओपचारिक प्रमाण (Clinical-evi- 
९०८९) उपस्थित हैं । इसलिये माता-पिता को चाहिये कि बच्चों के इन 
कार्यो में अनावश्यक प्रतिवन्ध न लगावे । 

( ७) उत्तेजक परिस्थितियों का ज्ञानः--जिस प्रकार उपर्युक्त अंग 
बच्चों के संवेगात्मक नियंत्रण और संतुलन में सहायक होते हैं उसी प्रकार 
उत्तेजक परिस्थितियों और उत्तेजनाओं का सम्यक ज्ञान भी उनके संतुलन ओर 
समुचित विकास में सहाथक होता है। बच्चे को जिस परिस्थिति या उत्तेजना 
से भय, क्रोध या ळजा का भाव उत्पन्न होता हे यदि उसके वास्तविक स्वरूप 
का दिग्दर्शन करा दिया जावे तो वह उस संवेग का शिकार नहीं वन सकता 
और अपने में आसानी से संवेगात्मक संतुलन ला सकता है। ऐसे कितने 
उदाहरण हम लोगों को अपने जीवन में मिलते हैं कि यदि बच्चे को यह 
समझा दिया जाता है कि अंधेरे से डरना व्यर्थ है क्योंकि उसमें कोई तत्व 
नहीं रहता तो पुनः वह अंधेरे में भयभीत नहीं होता। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि परिस्थिति अथवा उत्तेजना का सम्यक ज्ञान संवेगात्मक सन्तुलन 
के लिये अपेक्षित है । 

ये जितने अंग व्यक्त किये गये हैं वे सभी बच्चों को संवेगात्मक विकास 
में ससुचित सहयोग प्रदान करते है जिसके परिणामस्वरूप उनमे संवेग्रात्मक 
सन्तुरन देखने में आता है । इसलिये इन उपर्युक्त अंगों का अभाव ही बच्चों 
के संवेगात्मक असन्तुर्न का कारण होता है जिससे आगे चळ कर उनके 
जीवन में संदेगात्मक परिपक्वता का पूर्णतः अभाव रहता हे । 


७. संघेग-अध्ययन-पद्धतियाँ 
( Methods of Studying Emotions ) 


प्रोढ़ व्यक्तियों के विभिन्न संवेगो की परीक्षा करने के लिये वर्तमान 
में कई मनोवेज्ञानिक पद्धतियाँ प्रचलित हैं । किन्तु, उन सभी पद्धतियों 
का व्यवहार बच्चों के संवेगो को जानने के लिये करना असम्भव है। हाँ, 
कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनसे बार संवेग पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और ऐसी 
आशा की जाती है कि सन्निकट भविष्य में इप्त दिशा में भी किसी प्रकार का 
अभाव नहीं रह जायेगा। हम यहाँ पर उन्हीं पद्चतियों पर संक्षिप्ततः 


( १०७ ) 


प्रकाश डालेंगे जिनका प्रयोग मनोवेज्ञानिक जगत में बाल संवेय की जानकारी 
करने के लिये होता हे । 

(१) भावभंगी तथा व्यवहार निरीक्षण-पद्धति ( Method 
of Studying facial expression & overt behaviour):— 
वच्चो के संवेग को जानने के लिये मनोवैज्ञानिको ने उनकी विभिन्न भाव 
भगियों का निरीक्षण करने की विधि प्रचलित की है। उनका कहना हे कि 
बच्चे विभिन्‍न संवेयों का प्रकाशन विभिन्‍न व्यवहारो से करते है। इसकी 
प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिये शब्ज प्रभ्वति कई विद्वानो ने बच्चों की 
विभिन्न अवस्थाओ को चित्रित करके अन्य लोगो से उनकी संवेगात्मक प्रति- 
क्रियाओं का निर्णय कराया हे ओर उन्हे इससे सफलता भी मिली है । किन्तु, 
शेरमन आदि ने जो प्रयोग इस सम्बन्ध में किया उससे यह स्पष्ट है कि यह 
पद्धति अत्यंत विइवसनीय नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों ( ]762०5) ने एक 
ही संवेगाव्मक प्रतिक्रिया को कई नामो से अभिव्यक्त किया है । वस्तुतः कुछ 
अंशों में इस विधि से बच्चो के संवेगो का ज्ञान होता है, किंतु वह ज्ञान 
अधूरा कहा जायेगा, क्योंकि कई संवेगो का प्रकाशन एक ही भावभंगी से 
अथवा कई भावभंगियों से एक ही संवेग का प्रकाशन बच्चे करते हैं। 

(२) चैद्युतिकत्वक प्रतिक्रिया-पद्धति ( Method of psychor 
galvanic Reflex ):--शिश्षुओं के संवेग को जानने के लिये आजकल 
विद्युत यंत्रो का भी सहारा लिया जाता हे। इनके द्वारा उनके संवेगो का 
ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह होता दै। सामान्यावस्था में चर्म अवरोध (5!7-- 
7€5I520C९€) में भी सामान्यता रहने के कारण एक नियमित रूप 
रहता हे, किंतु खंवेगावस्था में इस अवरोध मे शिथिलता आ जाती है। हम 
इस मवस्था को वेद्युतिकत्वक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। सम्प्रति जिस यंत्र 
का प्रयोग प्रायः संवेय जानने के लिये होता है उसे अंग्रेजी भाषा में साइको- 
गारुवेनोमीटर कहते हें । वस्तुतः यह यंत्र बच्चों के संवेगो का पर्याश्च ओर 
प्रतिपन्न ज्ञान देता हे । किंतु, सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते). 
क्योंकि इसके प्रयोग द्वारा संवेग अध्ययन करने के लिये इसके कौशल्य विशेष 
हैं जिन्हें जानना आधश्यक है । 

(३) आंतरिक परिवर्तन-निरीक्षण-पद्धति ( Se of In 
ternal observati0n):-—्रीर के आंतरिक न का निरीक्षण 
करके बच्चों के संवेगो का ज्ञान प्राप्त किया जाता हवै। इन आंतरिक परि- 
वर्तनों में हृदयगति, नाढ़ीगति, रक्तचाप ( Blood pressure), रक्तसंचारः 


( १०८ ) 


आदि का निरीक्षण आवश्यक रहता है। किन्तु, इन परिवर्तनां का अध्ययन 
हम साधारण तरीके से नहीं कर सकते, वल्कि इसके लिये भी यंत्रों का ही 
सहारा लेना श्रेयस्कर है। यों तो संपेग के समय साँस, हदय, नाटी की 
गतियों, रक्तचाप तथा रक्तसंचार सभी में परिवर्तन होते हें, किन्तु इन 
परिवर्तनों के आधार पर किसी संवेग विशेष को जानना बहुत कठिन हे। 
कारण, एक ही तरह के परिवर्तन कई संवेगों में होते हैं। इसछिये 
इससे इतना ही मालूम हो सकता है कि विशु संवेगावस्था से हे या 
नहीं । यह कदापि निश्चिततया नहीं साळूम हो सकता किं वह किस 
संवेयावस्था सें है। 
( ४) स्वतंत्र-खाहचर्यात्मक पद्धति ( Free Associative 
met0d ):--जिन बच्चो में भापा विकास पूर्ण रहता है उन्हीं पर यह 
पद्धति छागू की जाती है, क्योंकि इस पद्धति सें संदेग का अध्ययन करने के 
लिये युंग, केण्टोसनफ आदि समोयेज्ञानिकों द्वारा कुछ निश्चित उत्तेजक 
शब्द निर्धारित किये गये हैं जिनका प्रतिक्रिया शब्द (Response word) 
बच्चो को देना पड़ता हे । इस पद्धति से उनके सामान्य संवेगो पर प्रकाश नहीं 
पड़ता, बल्कि असासान्य संवेगात्सक अनुभवों पर ही प्रकाश पडता है। प्रयोक्ता 
जब किसी के संवेगातसक अनुभव का अध्ययन करना चाहता है तब वह प्रत्येक 
उत्तेजक शब्द ( $£0)५05 छ०7त ) के प्रतिक्रियाकाल ( Reaction 
Tne ), प्रतिक्रिया शब्द, झुखाकूति, प्रतिक्रिया की असफलता आदि 
विभिन्‍न अंगों को अंकित करता है। अधिक प्रतिक्रियाका, प्रतिक्रिया करने 
में अलफलता, उत्तेजक शब्द को दुहराना, हसवा, अप्रासंजिक और आत्मगत 
( Su९८६।४९ ) प्रतिक्रिया शव्द आदि असामान्य संवेगात्मक अवस्था के 
सूचक हैं। इस विधि से बच्चों की संवेगात्मक असामान्यता पर विशेष 
प्रकाश पढ़ता है। वर्तमान में यह विधि कई स्थलो पर काम सें लाई जाती 
है । कभी-कभी इसके साथ-साथ अन्य यन्त्रो का भी प्रयोग होता है। 


(५) प्रदचमार्-पद्धति ( Questionnaire method )— 
बड़े बालकों के संवेग को जानने के लिये विभिन्‍न सनोवेज्ञानिको ने विभिन्न 
प्वावलियो का निर्माण किया है जिनमें उडवर्थ का नास विशेष रूपेण 
उल्लेखनीय हैं । प्रइनों का उत्तर बच्चों को देना पड़ता है ओर तब उन उत्तरो 
के आधार पर उनके संवेगात्मक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे । यद्यपि 
यह पद्धति बहुत अंशों में लाभप्रद हे किन्तु, इसका भी प्रयोग उन्हीं बच्चों 
पर हो सकता है जिनमे भाषा का विक्वास पूर्णरूपेण हो चुका हे । 


( १०९ ) 


(६) प्रेसी 2-0 पद्धतिः--कई सनोवैज्ञानिको ने, जिनमें प्रेसी का 
नास अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, कई प्रकार के वाक्यो का निर्माण किया है जिनमे 
विभिन्न संवेगो के योतक शब्द वर्तमान हैं । उन शड्दी को बच्चों के 
सम्सुख रख दिया जाता हे ओर उन्हे उन शब्दों को जिनमें उनकी अभिदचि 
रहती है अथवा जिन्हे वे नहीं चाहते हैं काटने का आदेश दिया जाता है। 
परिस्थिति और प्रसंगवश निर्देशो से भिन्नता आ सकती है । जब वे आदेश 
का पूर्णतः परिपारन कर लेते हैं तन उन्हीं करे हुये झठदो के आधार पर उनके 
संवेगो को जाना जाता है। यह पद्धति भी आज कल विदेशों मे बहुत 
प्रचलित है किन्तु, इसका प्रयोग दडे वच्चो पर ही होता है। इस सम्बन्ध 
में यह उल्लेखनीय हे कि बहुत से मनोवैज्ञानिक इसे और प्रश्‍नमाला दोबां 
पद्धतियों को स्वयं कथन पद्धति के नास से अभिव्यक्त करते हैं, किन्तु हमने 
यहाँ दोनों को अलग-भरूग किया है, क्योंकि दोनो पदूधतियों में कुछ 
भिन्नता है | इसे हम शुणानत्ृ्त विधि भी कहें तो भद्भुचित नही होगा । 

इसी प्रकार आर भी कई ऐसी चिधियाँ हों जो बालको के संवेग के 
अध्ययन के काम मे छाई जाती हैं, किन्तु उन सब का उल्लेख करना 
यहाँ असम्भच है। उन सें से कुछ पदूघतियो का वर्णन व्यक्तित्व विकास 
में स्थर विशेष पर किया जायेया । 

८. संवेग का वादय-जीवन ये महत्व 

चाळकों के जीवन से संवेगा का क्या स्थान है, इसका उल्लेख थत्र तत्र 
संवेग विश्येपा पर प्रकाश डालते समय हुआ हे। इसलिये हम यहाँ इसके 
महत्व का संक्षिप्तः उल्लेख करके इस अध्याय को समाप्त करेगे । 

यदि हस इस पर विचार करें तो मालस होया कि इस ल में 
मनोवेज्ञानिको मे मतभेद है, किन्तु यथार्थतः इसका प्रभाव अच्छा और इरा 
दोनो पडता है । जितने थी संवेग हैं उन सब की छाप व्यक्तित्व निर्धारण में 
अधिक पढ़ती है । यो तो सभी वाल्य जीवन के लिये आवश्यक हैं, किन्ठु सभी 
सभय और सभी परिस्थितियों मे नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति विशेष 
में ही । सभी लोग जानते है कि क्रोध और भय के संवेयों का प्रभाव बच्चों 
के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत छुरा पड़ता है और बच्चा आगे 
चल कर कापुरुष ओर क्रोधी बन जाता है और समाजसे भी तिरस्कृत हो 
जाता है, किन्तु भय और कोध का महत्व कम नहीं है। ये ही ऐसे संवेग हैं 
जिन में बच्चा अपने को सामान्यावस्था से अधिक सक्रिय और शक्तिशाली 


पाता है और परिणामतः भयावह और घातक परिस्थिति से भाग कर अपने 


( ११० ) 


जीवन की रक्षा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे संवेगों से कम 
लाभ नहीं होता, परन्तु इससे यथह नहीं समझ लेना चाहिये कि सभी 
अवस्थाओं सें ऐसे संवेग वांछनीय फल देंगे। यदि वस्तुतः बच्चा क्रोध 
या भय की अवस्था में बराबर रहे तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर 
सकता और न समाज ही उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकता है | इसलिये 
अभिभावकों को चाहिये कि वे ऐसी परिस्थिति उपस्थित करें जिसमें बच्चे 
अपने संवेगो का प्रकाशन समुचित रूप से करें । 
प्रेस, विद्वा, प्रसन्नता आदि संवेग जीवन के लिये बहुत हितकर होते 
हैं । जिस प्रकार क्रोध, अथवा अय फे कारण पाचन-क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती 
हैं उसी प्रकार इन संवेगों में एक ऐसा रस निकरूता है जो मानसिक और 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त भी ये 
संवेग व्यक्तित्व-विकास सें अत्यधिक सहायक होते हैं । ऐसे बच्चे को सभी 
लोग स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। वे बहुत सामाजिक होते हैं और उनका 
व्यक्तित्व भी आसानी से विकसित होता है। वस्तुतः संवेगों का हाथ व्यक्तित्व 
विकास में बहुत रहता है। अतएव माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों को 
दुद्धिमानी से काम छेना चाहिये ताकि बच्चे अपने संवेगो का समुचित 
प्रकाशन ओर नियंत्रण करना सीख सर्के । 


ठगे अध्याय 
सामाजिक विकास 


१, विषय-प्रवेश 


. बालकों के लिये सामाजिक विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि उनके 
भावी जीवन की सफलता ( 57८८८७5 ) या असफलता ( ल्‍िशापा6 ) 
इसी पर निर्भर करती है। यदि हम उनके प्रारम्भ पर दृष्टिपात करें तो मालूम 
होगा कि जब वे उत्पन्न होते हैं उस समय उनमें सामाजिकता ( 50C2- 
Di!5 ) की गंध तक नही रहती, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि चे आरम्भ में असामाजिक ( 377-5009] ) रहते हैं । जन्म के समय 
न तो हम उन्हे सासाजिक कह सकते है और न असामाजिक, क्योंकि जब 
चे उत्पन्न होते हैं तो उनकी अवस्था ( (/0707007 ) इस तरह की रहती 
है कि उन्हे उचित-अनुचित या भले-बुरे का कुछ भी ज्ञान नही रहता। हाँ, 
उनमें सभी प्रकार की क्रियाओ की शक्तियाँ सुपुप्तावस्था मे पड़ी रहती हैं 
ओर जो क्रियाएं उनमें देखी जाती हैं वे बहुत सीमित रहती हैं । 

जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव बच्चो को अपनी रक्षा ओर पोपण के 
लिये बहुत दिन तक अपने मॉ-बाप अथवा अन्य लोगों पर निर्भर रहना पडता 
है, क्योकि वे अपने लिये कुछ करने में पूर्णतः असमर्थ रहते हैं । ऐसी अवस्था 
अन्य जानवरों के बच्चों की नही रहती । बहुतसे जानवर तो ऐसे होते है कि 
ज्यों ही उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं त्यो ही वे अपने खाने-पीने का काम स्वयं 
करने लगते हैं। हॉ, कुछ पशु-पक्षी ऐसे हैं जिनके बच्चे दस पॉच दिन 
या इससे अधिक अपने पालन-पोषण के लिये अपने माता-पिता पर निर्भर 
रहते हैं । किन्तु, हम लोगों के बच्चों के साथ ऐसी वात नहीं है । उन्हें तो वर्षो 
अपने माता-पिता पर था अन्य संरक्षको पर अपने पाळन-पोपण के लिये 


"पूर्णतः अवछम्वित रहना पडता है । 

परन्तु बच्चे को कुछ ही दिनों में यह ज्ञान हो जाता है कि वह बहुत से 
लोगों के मध्य में है, इसलिये वह अपनी माता अथवा धाय के प्रति अपनी 
प्रतिक्रियाएँ करना शुरू कर देता है। यद्यपि बच्चे की प्रारस्भिक सामाजिक 
प्रतिक्रियाएँ बहुत साधारण तथा सयानों के लिये निरर्थक होती है, किन्तु 


( ११२ ) 


कालान्तर में वे ही प्रतिकरियाएँ विषम एवं सार्थक हो जाती हैं। यहाँ यह 
उल्छेखनीय है कि बच्चों के सामाजिक विकास (Social Development) 
में साता का विश्लेष हाथ रहता है, क्योंकि जब वह अपने बच्चे को खिलाती 
पिछाती या सुळाती है तो सिर्फ उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूरंत 
मात्र तहीं करती, बल्कि उसे और प्रतिक्रियाओं के लिये उत्तेजित वथा 
धाहित करती है। इसलिये कुछ मनोवेज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि बच्चों' 
के सामाजिक विकाप्त की आधारशिला उनकी शारीरिक आवश्यकताए 
( Physical 7०९०७ ) हैं, क्योकि उनकी प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएं शारीरिक 
आवश्यकताओं की परिषूर्ति के ही लिए होती हैं। जेसा कि हम पहले कह 
चुके हैं, माता के प्रत्येक व्यवहार का असर बच्चे के व्यवहार पर इतना गहरा 
पढ़ता है कि वह उसके जीवन का अंग बन जाता है ओर उसी के अनुसार' 
उसका व्यक्तित्व विकास (Personality development) भी होता है। 


यहाँ यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि बच्चा जितने अधिक प्रकार 
के अनुभवों के बीच रहता है और जितनी अधिक योग्यता उसमें रहती हे. 
उतना परिपूर्ण तथा सुन्दर उसका सामाजिक विकास भी होता है। अतः 
च्चे के सामाजिक विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
उसके पारिवारिक तथा पाठशालीय अवस्थाओं आदि को सा जानें तभी हम, 
भावी सासाजिक विकास से सहायक हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। अब हम बच्चे 
के सामाजिक विकास पर क्रमणः संक्षिप्त रूपेण अकाश डालेंगे । 
NN Bo सामाजिक विकास ह 


। (१) प्रथन वर्षीय सामाजिक प्रतिक्नियाएँ ( Social responses 
in the first year 0f Ife ):--जेसा कि हस ऊपर व्यक्त कर चुके 
हैं, नवजात निश्च में कोई भी सामाजिक अतिक्रिया नहीं होती । लेकिन, कुछ 
एस मातानपता हैं जो बच्चे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी सामाजिक 
प्रतिक्रिया समझते है, परन्तु उनका यह असम मात्र हे। इस सम्बन्ध में 
यह उल्लेखनीय है कि बच्चे की प्रारस्भिक सामाजिक प्रतिक्रियाओं का 
निउचयास्मक रूप से वर्णन करना कठिन है, लेकिन यहाँ हम लोग पाश्चात्य 


सनोवज्ञानिकों के प्रयोगात्मक परिणामो के आधार पर उनके सामाजिक 
विकास पर संक्षिप्तः प्रकाश डालेंगे । 


मा वच्चा अपने जीवन के प्रथम साह मे अपनी परिस्थिति में विद्यमान 
ते ~ 
जनाआ स से बहुत रम उत्तेजनाओं प्रति अपची प्रतिक्रियाः 


( ११३ ) 


प्रदर्शित करता है, क्योकि उस समय उसमें न ज्ञान-शक्ति विकसित 
रहती है और न तो शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त मात्रा में रहती है । 
किन्तु, ज्यो-ज्यो उसकी उम्र में वृद्धि होती जाती हे त्या-त्यों उसकी 
प्रतिक्रियाओं की संख्या भी बढती जाती है और उन उत्तेजनाओ की भी 
संख्या चढती जाती है जिनके प्रति वह अपनी प्रतिक्रियाओं को करता है। 

हने का सारांश यह है कि ज्यो-ज्यो उसकी उम्र बढती जाती है त्यो-स्यो 
उसकी दुनिया का दायरा बढ़ता जाता है। बुहलर ने जो प्रयोग बच्चों 
पर किया था उससे यह स्पष्ट हे कि बचा पहले या दूसरे महीने में अन्य 
बच्चो की परवाह नही करता, किन्तु उसकी अभिरुचि अपने खिळोने मे प्रतीत 
होती है । यदि वह खिलौना उसके हाथ में दे दिया जाय तो सम्भवतः वह 
उसे कुछ समय तक पकड़े भी रह सकता है । किन्तु, खिलौने मे उसकी अभि- 
रुचि दो महीने के अन्त मे देखी जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि जिस 
प्रकार इस उम्र का बच्चा अन्य बच्चो की ओर से अपनी लापरवाही दिख- 
लाता है उस प्रकार की प्रतिक्रिया सयानो के ग्रति वह नहीं करता । जो लोग 
उसकी सेवा-झुश्रुषा करते हैं उनकी चेतना उसे अत्यधिक रहती है। इस 
अवस्था में जब कोई बच्चे की ओर देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और 
स्पर्श करने पर बहुत ही शान्त चित्त हो जाता है। 


दो से तोन महीने का बच्चा सयानों को देखकर सुस्ङुराने की क्रिया 
करता है और जब कोई ऐसा सयाना व्यक्ति जो उसकी सेवा में तढ्छीन 
रहता हे, उसे छोड़कर चल देता है तव वह रोने लगता है । जब उसके पास 
कोई जाता हे तो ऐसा देखने में आता हे जेसे किसी ने उसके कास में किसी 
प्रकार की खळबली डाळी हो । तीन महीने के अन्त में ऐसा भी देखने स 
आता हे कि जब उसके सामने जमीन पर कोई खिछोना रख दिया जाता है 
तब उसका ध्यान उस ओर स्वतः चला जाता हे । 

जब उसके निकट किसी की छाया मालम होती है अथवा जव वह किसी 
तरह का शब्द सुनता है तब वह अपना ध्यान उसी ओर लगा देता है । इसी- 
लिए वह उधर ही देखने लगता है । किसी के स्पर्श करने या अन्य प्रकार 
से उत्तेजित करने पर वह सुस्कुराता है, किन्तु वह सुस्कुराना सयाने के झुस्कु” 
राने के फलस्वरूप नही कहा जा सकता, क्योकि उस समय उसम क्रधान्वत 
शब्द ( A777 ४०८९ ) तथा प्रहसन मे भेद समझने की क्षमता नही 
रहती । इसीलिए वह पुचकारने, डॉटने और हसने आदि सभी के फलस्वरूप 
शुस्कुराता ही है । लेकिन, कुछ ऐसे वच्चे भी देखने में आते हैं जो सयाना के 


८ 


( ११७ ) 


सना करने का अर्थ समझ जाते हैं या उसके भाव-मंग्री ( Facial 
Expression ) को समझ जाते है । कहने का आशय यह हे कि झुरू में 
बच्चों से धनात्मक (?057£४९) प्रतिक्रियाएं ही होती है, निषेधात्मक नहीं । 
ऐसी निपेधात्मक (\४९९2।।४९) प्रतिक्रियाएं तो काळक्रस में होने लगती हैं । 
चार-पॉच सहीने की अवस्था का बच्चा दूसरे बच्चों को ध्यानपूर्वक देखता 
हेया उसे देखकर प्रसन्न सी होता है। इसीलिए उसके झुखमण्डल पर 
मुस्कुराहट रहती है । उसमें इस समय तक इतनी शक्ति आ जाती है कि वह 
दूसरे को सुस्कुराता हुआ देखकर झुस्ङुरा देता हैं या डॉटने पर रोने लगता हे । 
इतना ही नही, बल्कि यह भी देखने मे आता हे कि जब उसे कोई घुचकारता 
या सहलाता हे तब वह बहुत शान्त हो जाता है भौर अधिक छोगो के होने 
पर बेचैन ( ९5६९88 ) सा लगता है। 
छः-सात सहीने का बच्चा अपने सुह को हाथो से खेलने के लिए छिपाता 
है। जब कोई उसका हाथ पकढ़ता हे या उसके सुँह पर हाथ रखता है तब 
वह हसने लगता है । कभी-कसी किसी के हाथ को पकड़कर वह बैठने की 
कोशिश करता है और यदि उसे कुछ सहारा सिर जाता है तो कुछ सेकेण्ड 
या मिनट के लिए बैठ भी जाता हे। इस अवस्था में वह एक ही खिलोने से 
बहुत देर तक खेळता है और जब कभी उसे बिछोने पर सुलाकर घुचकारा 
जाता है तब वह खिछखिळाने लगता है । 
आठ, नो और दख सहीने का बच्चा कुछ उच्चारण करने लगता है और 
ऐसा मालम होता हे कि इस समय उसमें उन ध्वनियों के अनुकरण की 
शक्ति विद्यमान रहती है। इस उम्र का ऊछड़का बड़ो का ध्यान अपनी ओर 
आफक्रृष्ट करने के लिए चिल्लाता है । वह अपने हाथों को फैलाता और पुनरुक्ति 
( B2bb]!nए ) करता है। नो महीने का बच्चा अपने शरीर को घुसा-फिरा 
कर या दूसरो का कपड़ा खीचकर उनके ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करता 
है । दसवें सहीने में वह अपना खिलोना बड़ों को देकर उनके साथ खेलने 
की कोशिश करता हे । जहाँ तक समवयस्क बच्चो का सम्बन्ध है वह उनके 
साथ घुनरुक्ति द्वारा बोलने की कोशिश करता है या उनके कामों की नकर 
करता है ओर अपना खिलौना भी दूसरे बच्चों को दे देता है । 
ग्यारहवे और वारहवे सहीने के बच्चे में नवीन प्रतिक्रियाओं का विशेषतः 
आविर्भाव नहीं देखा जाता, 'छेकिन ऐसा देखने से आता है कि दस महीने के 
वाद च्या दूसरे वच्चों का कपडा खींचता, नोचला अथवा अपने खिलोने की 
पेला करता हं। इससे अधिक उसकी प्रतिक्रियाओं में अधिकता नहीं देखी 


( ११५ ) 


जाती । यहाँ यह स्मरणीय है कि बच्चों के सामाजिक व्यवहार सें व्यक्तिगत 
भेद पडता है, किन्तु उपयुक्त वर्णित प्रतिक्रियाएँ अधिकांश सामान्य बच्चों सें 
पायी जाती हैं । इसके वाद उनमें अन्य सामाजिक प्रतिक्रियाओं का आविर्भाव 
उनकी शिक्षा तथा उम्र आदि के अनुसार होता हे, जैसा कि आगे चलकर 
आलूम होगा । 

बारह से चोदहवें महीने के जब दो बच्चे एक साथ रख दिये जाते हैं 
तब उनमें किसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार देखने सें नही आता, क्योंकि 
इस उम्र के बच्चे अपने उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा अपने खिलौने पर 
विशेष ध्यान देते है। इस अवस्था के बाद उनमें सामाजिक व्यवहार अधिकः 
तर देखने में आता है ओर दो वर्ष के निकट अवस्था के बच्चों से रूड़ने-झगड़ने 
आदि व्यवहारो की अपेक्षा सहयोग ( C0-0per4ti0n ) एवं सेत्रीषूर्ण 
व्यवहारों का ही प्रदर्शन होता हे । 

बच्चा अपनी रुचि किसी बच्चे विदोष में भी दिखलाता है । इस उम्र के 
बच्चे भें अपने खिलोने से बढकर अपने समवयस्क साथियो मे अभिरुचि रहती 
है। अब बच्चे में खिलौने के लिए लड़ने-झगडने की प्रवृत्ति से भी कमी झा 
जाती है और उसके स्थान मे सहयोग चृत्ति अपना स्थान जमा लेती है । 
दो वर्ष की अवस्था होते-होते उसमे यह वृत्ति अत्यधिक हो जाती है ओर 
परिणामतः सभी बच्चे एक-दूसरे के सहयोग के लिए तेयार रहते हैं ऑर 
साथ-साथ खेलते-कूदते हैं। इस सम्बन्ध मे मार्गन द्वारा वर्णित प्रयोग 
परिणाम का आशय व्यक्त कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 

छः महीने से लेकर पच्चीस महीने तक की विभिन्न अवस्थाओं के बच्चे 
दो-दो के जोड़े मे रखे गये। चार महीने तक उन बच्चो को कोई खिलोना 
नही दिया गया । इसके बाद उन दोनों को एक-एक घन ( ५९ ) दे 
दिया गया और एक उन दोनो के बीच में रख दिया यया । इस अवस्था मे 
चे चार मिनट तक रखे गये। जिसके बाद उन दोनो से घन ले लिये गये 
और उनमे प्रत्येक को एक-एक घण्टी दे दी गयी। जब पुनः चार सिनट 
व्यतीत हो गया तो घण्टी छे ळी गयी ओर उनके बीच से एक डोर रखकर 
दोनो को एक छड़ी दे दी गयी । जव इस अवस्था से चार मिनट व्यतीत हो 
गये तो ढोल को अळग कर दिया गया ओर छड़ियाँ ले ली गयी । जिसके 
बाद उनमे से एक को गेंद पकड़ा दिया गया । यहाँ यह भी उल्लेख कर 
देना आददयक है कि गद देने के पहले उसका इस्तेमाल कंस हाचा यइ 


बच्चो को दिखला दिया गया था | 


( ९११६ ) 


इस प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओ तथा विभिन्न अवस्था के बच्चों की 
प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने से यही ज्ञात हुआ कि छः से आठ महीने का 
बच्चा न तो दूसरे बच्चे की ओर ध्यान देता है ओर न उसके खिलाने की हां 
ओर । कहने का आशय यह कि वह दूसरे बच्चे या उसके खिलाने से पुर्णतः 
विरक्त ( I70:ffe7€0 ) रहता है । नो से तेरह महीने का बच्चा खिलोना 
में अपनी अभिरुचि पहले की अपेक्षा अत्यधिक दिखळाता है । लेकिन, इसका 
यह मतलब नहीं कि वह अपने दूसरे साथी की ओर आकृष्ट होता है । इस 
समय भी वह उससे विरक्त ही रहता है । यदि बच्चा उसके खिलोने प्राप्ति में 
कभी घातक सिद्ध होता है तो उससे लड़ाई भी कर लेता है । परन्तु, इस 
संघर्ष को किसी विद्वेषी भावना का योतक नही समझना चाहिये, क्योंकि 
इस अवस्था के दो बच्चों में संघर्ष वेर-भाव के कारण नहीं, बल्कि उस 
खिलोते की अभिरुचि के कारण होता है । चौदह से अठारह महीने के बच्चों 
में एक दूसरे के प्रति मैत्रीभाव अंकुरित हो जाता हे क्योंकि थह उनके लिये 
परिवर्तन का समय रहता है। पच्चीस महीने की अवस्था में वस्तुतः दो 
समवयस्क्र बच्चो से पूर्ण सहयोग ओर मैत्री हो जाती है। 


२) णूवे पाठशाळीय ( pre-school ) बच्चे का सामाजिक 
विकासः- दो वर्ष से लेकर पाँच वर्ष की अवस्था को हम पूर्व पाठशालीय 
अवस्था कह सकते हैं, क्योकि यह अवस्था हमारे देश में घर पर व्यतीतः 
होती है, किन्तु पाइचास्य देशो मे यह अवस्था किंडर-गार्टन और नर्सरी स्कूर 
की होती है ! जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं दो वर्ष तक बच्चा अधिकांश 
आत्मकेन्द्रित (£९० Cen77c) रहता है। इस कारण वह अन्य व्यक्तियों 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, किंतु दो से पाँच वर्ष की उम्र 
तक वच्चा का सामाजिक विकास अत्यधिक सात्रा में तिन्रगति से होता हे । 
इसीलिए उसका दृष्टिकोण समाज के प्रति प्रशस्त हो जाता हे । मर्फी के अध्य- 
यन से यह स्पष्ट है कि इस समय बच्चा सामुदायिक होना पसन्द करता 
दे ओर अपने साथी के प्रति सहानुभूति ( 59m ) रखता है । 
इस अवस्था से छुछ वच्चे बिना आक्रामक ( A27९55/४९ ) हुए ही सहा- 
चुभूति दिखळाने की कोशिश करते हैं। उनमे रूड़ने-झगड़ने की भावना भी 
विद्यमान रहता ह । परन्तु, जेरसिल्ड प्रति विद्वानों द्वारा नर्सरी स्कूल के 

यच्चा पर किये गये प्रयोगो से यह स्पष्ट है कि यदि इन बच्चों को खेलने की 
पर्याप्त सुविधा दी जाय तो उनकी आक्रमक श्रवृत्ति या लड़ने-झगड़ने की 
भाचचा मे कमी आ सकती हैं । जिन वच्चो मे इन प्रद्चुत्तियों को पाया गया, 


( ६९७ ) 


वस्तुतः उनके नर्सरी स्कूल ऐसे स्थळा पर थे जहाँ उनके खेलने की सुविधा 
प्याश्ञ मात्रा में नहीं थी। यही सभी देशों के बच्चों के लिये सत्य समझता 
श्रेयस्कर है । 
सफा तथा न्यूकास्ब का विभिन्न प्रयोगो के आधार पर यही विचार है 
कि दो से पॉच वर्ष के बच्चो मे विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारो का 
आविर्भाव होता है। इस समय के बच्चे आज्ञाकारां ( 00९07€0६ ) होते 
हैं । इसलिये किसी आज्ञा का पालन वे बहुत विनञ्रता के साथ करते हैं । 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उन्हे सामाजिक जीवन प्रिय मालूम पड़ता 
है । इसलिये जब दो वपं से तीन वर्ष के बच्चे को घर में खेलने का साथी 
नहीं मिलता है तो वह अपने घर से बाहर निकल कर किसी दूसरे घर मे 
साथी खोजने के लिये चला जाता हे | यदि संयोगवश उसे कोई नहीं मिलता 
है तो वह पुनः घर में आकर रोने लगता है और छोटी-छोटी चीजों को तोड़ने- 
फोड़ने लगता है । किन्तु, इस सम्बन्ध से यह स्मरणीय है कि इस अवस्था में 
बच्चा अधिक बच्चो के समुदाय मे नही रहना चाहता । उसके लिये एक ही 
साथी पर्याप्त रहता है। यही कारण है कि ऐसे दो बच्चों को हमलोग इधर- 
उधर घूमते, सिट्टी का घर बनाते, इंदो की रेलयाड़ी बनाते आदि खेलो में 
संलग्न देखते हैं । ढाई से तीन वपं के बच्चे प्रायः अपने संरक्षकां की आज्ञा 
का उलंघन ( :500९ ) करते और अपनी जिद्द पर अड़ जाते हैं, 
क्योकि इस समय प्रतिरोध ( ॥२९9:5£7८९€ ) एवं निषेधाव्मक प्रति- 
क्रियाओं का बाहुल्य रहता है । परन्तु, ज्यो-ज्यों उनका अनुभव विवृद्ध होता 
है त्यो-त्यों ऐसी प्रतिक्रियाओ मे न्यूनता आने छगती है। तीन से चार वर्ष 
की अवस्था के बच्चों मे आत्मकेन्द्रित होने के भाव में बहुत कमी आ 
जाती है और मैत्री एवं सामूहिक भावो (G0५ 4९९॥प९) की प्रबळता 
रहती है। इसलिये इस अवस्था के बच्चे कई बच्चो के ससुदाय में सामूहिक 
खेळो को खेळते हुए पाये जाते हैं । इसी अवस्था में उनमे दूसरो के अधिकार 
की इज्जत करने की भावना जागरित होती है। चे धीरे-धीरे अन्य सामाजिक 
कामों में भी सहयोग देने ळगते हैं। इस समय वे सामाजिक नियमों का 
अधिकाँश प्रतिपाळन करते हैं क्योकि सामाजिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व 
का कुछ ज्ञान उन्हें हो जाता है । कुछ बच्चे तो इस समय दूसरों के दुःख से 
दुःखीऔर सुख से सुखी होते हुए भी पाये जाते हैं । अब बच्चा इस योग्य हो 
जाता है कि अपनी चीज को अपना समझने लगता है, इसलिये जब कोई उससे 
कोई खेलने या अन्य काम की चीज मॉगने लगता है तब वह यह सोचने 


( ११८ ) 


छगता है कि उसे देना उचित है या नहीं। यहाँ यह व्यक्त कर देना अप्रा- 
संगिक नहीं होगा कि इन सामाजिक व्यवहारों का विकास खेलनेवाले अन्य 
साथियो के साथ में ही होता है । इस विकास के धनात्मक तथा निपेधात्मक 
दोनों पहलू साथ-साथ विद्यमान रहते हैं । 


चार से पाँच वर्ष के बच्चे की दँसने, रोने और चिल्लाने की क्रियाये 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है, क्योकि इनसे सामाजिक विकास के अध्ययन 
में बहुत सहायता मिलती है। किंडर गार्टन और नर्सरी स्कूछ के बच्चे उस 
बाल-संसार के सदस्य रहते हैं जहाँ सभी बच्चे समवयस्क रहते हैं। ये बच्चे 
कभी एक और कभी-कभी दो मित्र बना लेते हैं, किन्तु उनकी मैत्री बढी क्षण- 
भंगुर (6007279) होती है, यद्यपि इसका अपवाद (Exception) 
भी होता हे । इन बच्चों सें चार वर्ष की अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा 
के लिये होइ ( (१0770९(४0०॥7 ) भी ळग जाती है। ये बच्चे सथानो के 
साथ निम्नांकित तीन क्रमो में रहते हैं । पहली अवस्था मे बच्चे सयानो पर 
पूर्णतः निर्भर रहने के कारण निष्क्रिय रहते हैं। दूसरी अवस्था जो ढाई 
तीन वर्ष के छगभग आती है, उनमें बच्चे अधिकतर स्वतंत्रता एवं शक्ति 
के अभिलषित रहते हैं। इसलिये अपने सभी व्यवहारो को विहित करने 
की कोशिश करते हैं । अन्तिम या तीसरी अवस्था सें बच्चे अपने में आव्स- 
विश्वास ( S€If-Cc0nfiden7८९) एवं सहयोग का प्रदर्शन करते ई, 
किन्तु इन सभी व्ययहारों से व्यक्तिगत अन्तर पडता है ओर बाद में उनकी 
शिक्षा एवं वातावरण पर उनका सम्पूर्ण विकास निर्भर करता है? 


( ३ ) मध्यकालीन सामाजिक विकास ( Social Develop- 
ment In the middle period of Children ):--पाँच से ग्यारह 
चर्ष की अवस्था को जो हमारे देश से प्राइमरी कक्षा तक की होती है हम 
सध्यकारीन अवस्था कह सकते हैं । इस अवस्था के लड़के पाठशाला जाना 
घ्ारम्भ कर देते हैं । उनमें भाषा और शारीरिक विकास इतना हो जाता है कि 
चे खेलों में होड़ लगाने के इच्छुक हो जाते है और अपने सभी भावों को 
भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं । सामूहिक खेल (70 ए।45) और सामूहिक 
जीवन ( Group life ) सं ही उच्तका समय व्यतीत होता हे । अब उनका 
क्षेत्र सीमित न रहकर विस्तृत हो जाता हे और पाठशालीय वातावरण मे 
ये अपने को अभियोजित करना सीख जाते हैं। उनके संवेगात्मक अनुभव 
पहले के समाच तीब्र नही होते। चे माता पिता पर अधिकांश निर्भर नहीं 


( ११९ ) 


करते आर न तो उनके अनावश्यक ( 00९0९5279 ) दुछार को ही 
चाहते है । सात वर्ष के बाद था उसके लगभग के बच्चे बडो से स्पष्टतया वाते 
नही करते , क्योकि वे उनसे अलग रहना ही पसन्द करते हैं। पाठशाळीय 
विद्यार्थी कभी-कभी अपने शिक्षको का विरोध करते हुए भी देखे जाते है । 
जेसे-जेसे उम्र बढती जाती है, वेसे-वेसे उनमे समुदाय में रहने के भाव मे 
प्रबलता आने लगती है ओर परिणामतः सासूहिक खेलो और कार्या भे उनकी 
दिलचस्पी अत्यधिक बढ जाती हे । बच्चो से सेन्नी स्थायी रूप धारण करने 
लगती है जो इस काळ के बाद ओर भी घनिष्ठ हो जाती है । इस प्रकार की 
मेत्री के उदाहरणो की कमी व्यावहारिक जीवन सें नही है । स्पर्धा (Comp- 
९07 ) तथा प्रतिद्वन्दिता ( R।४2।79 ) इस अवस्था की खास 
विशेषताएं हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि इस अवरथा के वच्चो में लिंग 
चेतना (5९% ८0॥5C0057९55) अत्यधिक रहती है, इसलिये लढके रडकों 
के झुण्ड से और रडकियाँ लडकियों के झुण्ड मे रहती हैं। इसी अवस्था की 
विशेषताओं के योतक बाळचर, बालिका निर्देशिका आदि संस्थाएँ हैं। इस 
समय के वच्चो के लिये ये संस्थ।एँ बहुत हितकर सिद्ध हो रही हैं । 

(४) अन्तिम अवस्था का सामाजिक विकास :--इस अवस्था में 
हम १२ वर्ष से लेकर सत्रह वर्ष के व्यवधान को रख सकते हैं, जो हमारे देश 
मे मिडिल कक्षा से लेकर आगे की होती है। जेसा कि हम ऊपर व्यक्त 
कर चुके है, बच्चों की उम्र ज्यों-ज्यों बढती जाती है त्यों-त्यो वे बडे से बढ़े 
समुदाय में रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वे बाळचर, बालिका 
निर्देशिका आदि संस्थाओं से भाग लेते है । अब उनका सम्बन्ध पारिवारिक 
वातावरण या गाँव के वातावरण से ही नही रहता, बल्कि उसका दायरा और 
भी बढ जाता है। बहुत से बच्चे उच्चांग्ळ विद्यालयों ( High English 
SC],00]5 ) तथा महाविद्यालयों ( C0]९९९७ ) में शिक्षा के लिये प्रवेश 
कर जाते हैं । उच्च माध्यस ( [।॥ 927027 ) की पुस्तकों का अध्य- 
यन करने से अनुभव के साथ समाज ज्ञान भी बढता है। क्रमशः चे अनेक 
संस्थाओं ( 5002€!]९5 ) और कळबो के सदस्य बन जाते हैं ओर उनकी 
सामाजिकता में उन्नति होने लगती हे। चलचित्र ( C77€772 ) तथा रेडियो 
आदि यन्त्रो की सहायता से उनका शमाज परिवार, गाँव, प्रान्त, देश आदि 
की सीमा का अतिक्रमण कर विश्व से हो जाता है ओर उसी के अनुरूप 
उनमें अभियोजन क्षमता भी आदी है । हों, तेरह चर्प से सन्नह चप के वच्चे 
कभी-कभी एकांतवास ( ]07९]0९55 ) भी पसन्द करते हैं, किन्ठु इससे 


( १२० ) 


यह नहीं समझना चाहिये कि इससे उनके सामाजिक विकास की सीमा 
अत्यन्त सीसित रह जाती है। ऐसा प्रायः सभी छढके और लड़कियाँ के 
सम्बन्ध मे घटता है, परन्तु इसका कारण अधिकांशतः संवेगात्मक रहता है 
जिसके कई कारण होते हैं । अब हम बच्चों के कुछ प्रसुख सामाजिक व्यवहारो 
पर संक्षिप्त रुपेण प्रकाश डाछंगे । 
३. सामाजिकता (S०cability) ओर नेतृत्व (Leadership) 
जन्म के कुछ दिन बाद कुछ बच्चो सें नेतृत्व के गुण देखे जाते है। जब 
दो बच्चे खेलने के लिये एक साथ रख दिये जाते हैं तो उनमे से एक दूसरे 
पर अपना अधिकार जमा छेता है और दूसरा पहले का अलुयायी 
( £0]।०७९7 ) बन जाता है। आरम्भ से, बच्चा नेता बन सके इसके लिये 
यह आवश्यक है कि वह अन्य बच्चो से अधिक बळवान हो ताकि सबको अपने 
बळ से अपने अधिकार मे कर ले । इसलिये जब कुछ बच्चे ससान अवस्था 
के एक परिस्थिति मे रख दिये जाते हैं तो उनमे से जो सबसे बिष्ट रहता है 
और दूसरों को मारता-पीरता है वही उनका नेता बन जाता हवै । अन्य वच्चे 
उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जिस बच्चे का सम्वन्ध जितने अधिक 
बच्चा से रहता है वह उतना ही सफल नेता बनता है। अतएव बचपन 
में नेतृत्व का, सम्पर्क-चिस्तार एक टिशेप गुण हैं। इस सम्बन्ध से यह 
उल्लेखनीय है कि इस काळ का नेतृत्व टिकाऊ नही होता, क्योकि इसका 
आधार शारीरिक बल रहता है । 
अवस्था के साथ-साथ नेता के गुण में भी परिवर्तन होता रहता है। 
आारस्भ में बच्चा दो चार बच्चो के समुदाय का नेता रहता है। बाद मे जैसे- 
जेसे उसका सम्पर्कविस्तार बढता जाता है वेसे-वेसे उसके अनुयायियों की 
संख्या भी बढ़ती जाती हे । जब वह एक बड़े समूह में प्रवेश करता है तब 
नेता होने के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने अन्य साथियो की योग्यता 
और रुचि को जान सके। उसमे संगठन-झक्ति (Organizing Capac ty) 
अत्यावश्यक हो जाती है। जो बच्चा शरीर का हृष्ट-पुष्ट रहता है तथा अन्य 
लड़को से बुद्धिमान रहता है वही नेताका काम करता है, क्योंकि उसमें 
कल्पना-्शक्ति और संगठन-शाक्ति अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक रहती है । जो 
लज्जा खसे मे दक्ष रहता है बह इस अवस्था का बहुत सुन्दर नेता होता 
है ओर अन्य सभी बच्चे उसके इस गुण के कारण अपना अधिनायक 
( ८/९३९7 ) समझते हैं। यद्यपि नेता के लिये बुद्धि का होना आवश्यक 
हे, किन्तु इसके साथ-साथ शारीरिक शक्ति, छगन ( ??2९7७5(९7८९ ), 


( १२१ ) 


'खेलचातुर्य आदि गुणों का होना भी जरूरी है। बुद्धि के प्रसाद से बच्चा 
अपने समूह के बच्चों की रुचि को जानने में समर्थ होता है, किन्तु अन्य गुणं 
के कारण वह अन्य बच्चो को हमेशा अपने अधिकार में रखता है। यही कारण 
है कि कुछ बच्चे बुद्धिमान होते हुए भी नेता नही बनते, क्योकि उनमे शारी- 
रिक-विकास, संगठन-शक्ति, खेळ-प्रवीगता आदि गुणों का अभाव रहता है। 


४. बच्चों से स्वत्वभाच 

बच्चों में स्वस्वभाव ( Feeling 0f Ownness ) आरम्म से ही 
दिखलायी पडता है, इसलछिये जब वे कई बच्चो के साथ रहते हे तो खेलने की 
चीज को लेने की कोशिश करते हैं । जब माता या अन्य कोई व्यक्ति खिलौना, 
मिठाई या अन्य कोई चीज बाँटता है तो उनकी यही कोशिश रहती है कि 
सम्पूर्ण या अधिकांश उन्ही को मिल जाय । इसलिये कुछ ऐसे बच्चे दिखलायी 
पड़ते हैं जो अन्य बच्चो को कोई चीज नही देने देते और ढे देने पर जमीन 
पर लोट कर रोने और चिल्लाने छगते है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
खिलौने या किसी स्थान विशेष पर या आसन बेठने के लिये उनमे 
"विवाद अथवा झगड़ा हो जाता है। लोअर और प्राइमरी पाठशालाओ मे 
-बच्चे जमीन पर बैठने या किसी चटाई विशेष पर बेठने के लिये आपस मे 
-छडाई झगड़ा कर लेते हैं ओर अध्यापक के यहां दरखास्त देते हैं। एक वच्चा 
अपना अधिकार पहले से बेठे रहने के कारण बतलाता हे। उपर्युक्त सामाजिक 
व्यवहार स्वत्वभाव के परिचायक हैं। किस प्रकार का स्वस्वभाव हितकर 
या अहितकर है, इसका ज्ञान शिक्षा और अनुभव के कारण होता हे। 
जअतएव माता-पिता और शिक्षकों का परम कत्तव्य है कि वे वच्चो को इस 

दिगा में समुचित शिक्षा दें। 


५. बच्चों में शक्ति-प्रदर्शान ( Self-Assertton ) 

शक्ति को व्यक्त करने का भी भाव बच्चों में देखा जाता है यदि हम लोग 
उनके खेलो पर ध्यान दे तो उनके इस भाव की सत्यता स्पष्ट हो जायगी । जब 
बच्चा दूसरे बच्चे, सयाने या अन्य किसी व्यक्ति के कन्धे या पीठ पर सवारी 
करता हे तो वह इसीका दिग्दर्शन करता हे । अक्सर ऐसा देखने मे जाता 
है कि बच्चे किसी ऊँचे स्थान पर वेठ कर दूसरों को सम्बोधित कर 
अपने इस व्यवहार को दिखळाते है । उनके दिखाने का एक सध्त्र "येय 
यही रहता हे कि वे इतने शक्तिशाली है कि इतनी ऊ चाया पर चढ़ सकते 
है । जव बच्चे की किसी क्रिया मे कोई सयाना विवन दालता टँ तव बच्चा 


( १२२ ) 


जमीन पर लोट कर या रोकर इसी शक्ति का प्रदगच करता है, किन्तु 
पाठको को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि शक्ति-प्रदशन आर आक्रासक 
दृति ( ^.९7९55४९7९58 ) एक नहीं है। बच्चों मे आक्रामकबृत्ति 
का प्रदर्शन हीन-भाव ( Feeling 0f Tnferi0ri(y ) के कारण होता 
है। ऐसा व्यवहार वच्चे उसी समय करते हैं जब वे अपने को अरक्षित 
( [प5९८पा८त ) समझते है । परन्तु शक्तिप्रदर्शन बच्चों से उस समय 
होता हे जब उनमें आत्मविश्वास रहता है ओर जब वे अपने को सुरक्षित 
समझते हैं। एक ही चीज के लिए दो वच्चे जब आपस में संघप करते हैं 
तब हमे आक्रामक वृत्ति का उदाहरण मिळता है। इसी प्रकार स्पधा, विरोध 
आदि के व्यवहार भी बच्चों मे विद्यमान रहते हैं ओर काळक्रस से विकसित 
होते हैं । परन्तु, उनपर हम यहाँ प्रकाश नहीं डालेंगे! इतना इस 
संबंध में व्यक्त कर देना आवश्यक है कि सामाजिक विकास बच्चों का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होता हे । इसलिये माता-पिता, शिक्षक तथा अन्य संरक्षकों 
का कत्तव्य है कि वे अपने बच्चों के सामाजिक विकास को समुचित बनाने के 
लिये उनको उचित शिक्षा एवं अवसर दें। 


६, सामाजिक विकास के विभिन्न अंग 
( Different factors of Social Development ) 


अब्र तक हम सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते 
आये हैं, परन्तु यहाँ हमें देखना है कि इस विकास को प्रभावित करनेवाले 
कोन-कौन से अंग हैं और उनका असर क्योंकर पड़ता है। हस यहाँ उन्हीं 
अंगो का बहुत ही संक्षेप में वर्णन करेंगे जिनका हाथ सामाजिस विकास मेँ 
अत्यधिक रहता हे । 

(क) स्वास्थ्य तथा मनोरंजन ( Health & Recrea- 
07 ):— सामाजिक विकास में स्वास्थ्य तथा सनोर॑जन का हाथ अत्यधिक 
रहता है। प्रायः सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने के इच्छुक होते 
ह । इसालिये वे एस ही बच्चो को अपने खेलने के साथी बनाते हैं जो उन्हीं 
के समान खेळ सकं । इस कारण चे उन बच्चो के साथ नही खेलते जो अस्थ- 
स्थता के कारण अच्छी तरह नहीं खेळ सकते । चे रोगी बच्चे अपनी अस” 
सर्थता को शीघ्र ही जान जाते है और परिणामतः वे हीन-भाव से पीडित 
इने के कारण अपने को पूर्णत असुरक्षित समझते है । इस अभाव का भाव 
उनम इतना प्रबळ हो जाता हे कि चे स्वयं किसी बच्चे के साथ खेलने की: 


( १२३ ) 


ha 


हिम्मत नहीं करते ओर सदा वे अपने को बाळसमाज से अळग रखते हैं! 
समाज से अळग रखने के कारण उन बच्चो का सामाजिक विकास उचित- 
रूप से नही होता। उनमे डरने की आदत हो जाती है । ऐसे बच्चो में 
आस्सविशवास भी नही रहता । जिस तरह अस्वस्थ बच्चों का सामाजिक 
विकास उचित रूप से नही होता । उसी प्रकार कुरूप (2।9 ) तथा अखा- 
सान्य बच्चो का भी सामाजिक विकास अच्छी तरह बही होता, क्योंकि उनमे 
अपनी कुरूपता पुवं असासान्यता के कारण हीन साव प्रबळ हो जाता है 
जो उन्हे समाज से हमेशा अलग रखता है । परिणामतः उनमें समाजो- 
पयोगी गुणा का आविर्भाव नही होता । 


अनन्द मनोरंजन विश्राम का भी महत्व समाजिक विकास मे कम 
नहीं है । जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, बच्चों के यथार्थ सामाजिक व्यव- 
हारो का विकास उनके अन्य खेळनेवाळे साथियों के साथ होता हे। 
इसलिये जिन बच्चो को खेळने-कूदने की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिलती है 
उनमें सामाजिकता का विकास भी सुन्दर रूप से होता हे, किन्तु जिनको ˆ 
खेळने-कूदने या अन्य प्रकार के मनोरंजन का अवसर नही सिलता उनमें 
विभिन्‍न प्रकार के असामाजिक ( ^7-5074] ) व्यवहारो का अविः 
भाव होता है | कई मनो वेज्ञानिक प्रयोगों के करने से यह स्पष्ट हो गया है 
कि जिन बच्चो को सनोरंजन की सुविधा नहीं रहती वे अपराधी बच्चे 
बन जाते हैं और ऐसे ही कार्यो मे अपना समय वे व्यतीत करते हैं । खेळ 
तथा अन्य प्रकार फे मनोरंजन के ही र्बदोळत बच्चे अपने में आत्मनिर्भरता 
( Self-dependence ), आत्मविश्वास, तुरुषार्थ, अध्यवसाथ आदि 
सामाजिक गुणो का बीजारोपण तथा विकास करते हैं । इसलिये विदेशो 
में मात-पिता तथा बच्चे हमेशा साथ-साथ खेलते हैं, किन्तु उन दोनो के 
सनोरंजन के साधन विल्कुल भिन्म रहते हैं । माता-पिता को बच्चे को जहाँ 
उत्साह और निर्देश देने की आवश्यकता प्रतीत होती है वहॉ झट से उनकी 
सहायता के लिये मौजूद हो जाते हैं। इस अंग को इतना महत्व दिया गया 
है कि विदेशो मे ऐसे नगर बहुत से हैं जहाँ बच्चों के लिये सर्वकालीन' 
मनोरंजन का सुन्दरतस प्रवन्ध किया गया है। भारतवपं में भी कुछ 
शिक्षित व्यक्तियो के प्रयास से बालकों के मनोरंजन का यत्र-तत्र प्रबन्ध 
हुआ है और हो भी रहा है। किन्छु, उन प्रबन्धो को हम सर्वांग सुन्दर 
नहीं कह सकते । अभी ऐसा नही हुआ है कि बच्चे वर्षा, धूप या जाडा 
किसी समय अपने मनोरंजन में रत हो सकें, किन्तु ऐसी आशा की जाती हे. 


(. १२७४ ) 


कि इस देश मे भी जगह-जगह बाळ-मनोरंजन का प्रबन्ध शीघ्र ही हो 
जायया । 

इस अंग के महत्व को ध्यान से रखते हुए सभी माता-पिता तथा 
शिक्षकों का यह परम कत्तव्य है कि वे अपने वालको के खेलने-कूदने, मनो- 
रंजन के अन्य साधनों तथा स्वास्थ्य का पूर्णरूपेण समुचित ग्रबन्ध करें तभी 
उनके बच्चो का सामाजिक विकास सुन्दर रूप से हो सकेगा । 

(ख) पारिवारिक वातावचरणः--आरम्भ में बच्चे का वातावरण माता- 
पिता तथा परिवार के अन्य छोगों तक ही सीमित रहता हे, इसलिए उसके 
सामाजिक विकास पर सर्वप्रथम माता-पिता के व्यवहार का असर पड़ता 
है। बच्चा शुरू मे अपनी माता से ही पहले पहल यह सीखता है कि उसे 
कैसा व्यवहार करना चाहिए और केसा नहीं करना चाहिए । बच्चे और 
माता-पिता के बीच कई प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। कुछ माता-पिता ऐसे 
होते हैं जो अपने बच्चो को आवश्यकता से अधिक लाइ'प्यार करते हें और 
अनावश्यक सहायता करते है, ऐसे बच्चे कदापि अपने को समाज में सुन्दर 
रूप से अभियोजित करने में समर्थ नही होते हैं। वे बरावर निर्भर 
( Dependent ) बने रह जाते है और उनमें आत्मविश्वास का अभाव 
रहने से अरक्षित ( [7 5€C77 £$ ) एवं हीन भाव समाज के सम्मुख 
होने पर विकसित हो जाता है। कालान्तर मे वे तरह-तरह के ऐसे व्यवहारों 
का प्रदशन करते हैं जो समाज के प्रतिकूल होते हैं । 


दूसरे प्रकार का सम्बन्ध माता-पिता और बच्चे में तिरस्कारमय होता है । 
मातानपेता अपने बच्चे को पूर्णतः तिरस्कृत ( ९४९८६ ) कर देते हैं 
आर अनावश्यक डॉटते-डपटते रहते है। ऐसे बालकों की जीवन-लीला और भी 
दयनीय होती है। वे इस तथ्य को समझ जाते हैं कि वे तिरस्कृत है ओर 
उनका स्थान समाज में कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों में अरक्षित एवं हीन 
भाव के कारण आशंका ( £९३7), अससर्थता आदि के भाव अंकुरित 
हो जाते ह€ं। परिणासतः जब वे बच्चे पारिवारिक सीसा को पार करके पाठ- 
झारा तथा खळ क सदान से जाते हैं तो चे दूसरों से प्रेम एवं स्नेह की आशा 
करते हैं, परन्तु जब उन्ह वहां भी निराशा मिलती है तब वे समाज सें 
उस्ेुस व्यवहारो का प्रदर्शन करते है जिन्हें समाज नीच दृष्टि से देखता हे । 
उसे वच्च मायः अपराधी ( ९7९7 ) बन जाते हैं और परिणामतः 
उनका सामाजक विकास कभी भी पूर्णरूपेण नहीं होता । 

तीसरे प्रकार का सम्बन्ध माता-पिता तथा बच्चे में इस प्रकार का रहता 


( १२५ ) 


हे कि उनमे से एक प्यार करता है और दूसरा घृणा और तिरस्कार करता है। 
इस परिस्थिति मे वच्चे की अवस्था वहुत ही नाजुक हो जाती है, क्योकि 
वच्चा अपने को ऐसी दशा मे कभी सुरक्षित नही पाता है। माता-पिता में से 
ही एक व्यक्ति उसे नाना प्रकार की गलतियों को करने के लिये प्रोत्साहित 
करता हे, बच्चा भी एक को प्रेम, ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखता है तो दूसरे 
को अपना शत्रु ओर घातक समझता है। ऐसे व्यवहारो का असर उस पर 
इतना गहरा पड़ता है कि वच्चा कभी भी अपने को समाज के अनुरूप नही 
चना पाता हे ओर फलतः अवांछनीय व्यवहारो से समाज के अन्य व्यक्तियों 
को भी वढ असन्तुष्ट करता है। 

चोथे प्रकार का सम्वन्ध माता-पिता और बच्चे में इस तरह का रहता है 
कि न मातानपिता बच्चे का तिरस्कार करते हैं और न तो आवश्यकता से 
अधिक उसे प्यार ही करते हैं। इसलिये ऐसी अवस्था मे बच्चे का सामाजिक 
विकास बहुत सुन्दर तरीके से होता हे। जहाँ उसको प्रोत्साहन की 
आवश्यकता रहती है वहाँ वह प्रोत्साइन पाता है और जहाँ उसे दण्ड की 
आवश्यकता रहती हे चहाँ उसे दण्ड मिळता है। ऐसी परिस्थिति में पला 
हुआ बच्चा एक आदर्श सामाजिक प्राणी होता है, क्योकि उसके माता-पिता 
विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान उसे करा 
देते हैं । उसमें पुरुपार्थ, आत्मविइवास, नेतृत्व आदि गुणों का विकास बहुत 
अच्छे ढंग से होता हैं। जब घर मे नवागन्तुक ( 9727९९75 ) आते हैं 
तो वच्चा को उनका अतिथि सत्कार करने के लिये सिखळाया जाता हे या गृह 
सम्बन्धी समस्याओं मे भी वह अपना हॉथ बटाता हे । इस प्रकार वह बच्चा 
एक सुन्दर सामाजिक प्राणी बन जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 
माता-पिता में ही किसी कारणवश निरंतर संघर्ष चला करता है जिसके कारण 


उन्हे बच्चे की देख-भाळ के लिये समय नही मिलता ओर बच्चे का सामा- 
० बे 
जिक विकास ठीक से नहीं हो पाता हे । 


माता-पिता और बच्चे के इन सम्बन्धो के अतिरिक्त बच्चे के सासा" 
जिक विकास पर उसके पारिवारिक स्थान का भी असर पढ़ता है । यदि बच्चा 
अकेले रहतः हे और यदि माता-पिता बुद्धिमानी से काम नहीं लेते है तो वह 
बच्चा भी बिगड जाता हे। यदि कई भाई-बहन रहते है ओर उसे सुन्दर 
शिक्षा नहीं मिलती है तब भी बच्चा बर्बाद हो जाता है । अतएव माता-पिता 
को चाहिये कि वे ऐसा व्यवहार न करें ताकि बच्चे का सामाजिक विकास 


अवरुद्ध हो जाय और वे बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि वह एक सुन्दर सासा- 
जिक जीव बन सके । 


( १२६ ) 


(ग) सामाजिक उयवस्था(5०८।2] 070९7):-सामाजिक व्यवस्था 
जिस प्रकार की रहती हे उस्ती प्रकार बच्चे का सामाजिक व्यवहार भी होता 
। आरम्भ में ये प्रतिक्रिया एँ तो उतना असर नहीं डालतीं जितना कि उनका 
असर बाद में पडता हे। समाज के रीति-रिवाज ( Customs ) धम, 
माध्यम ( 5६27427 ), संस्कृति ( ट५।६५7९ ) आदे के अडुरूप हा 
बच्चे को किली प्रकार की प्रतिक्रिया करने से लिए उत्तेजनाए मिलता हं । 
उन्ही प्रतिक्रियाओं का उसके जीवन में एक विशेष स्थान हो जाता ह। इस 
प्रकार सामाजिक व्यवस्था का सी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। 

( ६) संघ, संस्था तथा अन्य सामूहिक परिस्थितियाँः--जव बच्चे 
कुछ बड़े हो जाते हैं ओर उनके सामाजिक वातावरण का दायरा बढ जाता 
हे तब चे पाठशाळा, संघ तथा अन्य खेळनेवाले साथियो के सम्पर्क में जाते 

। अब वे अपना संसार अलग बना लेते हैं ओर उनके जीवन का अधिकांश 
उन्हीं साथियो के साथ व्यतीत होता है । वहाँ वे उनके सम्पर्क मे तरह- 
तरह के सामाजिक व्यवहारो को सीखते है। वही पर उन्हे उचितानुचित 
अथवा चेतिकता ( ॥074]£5 ) की शिक्षा भी मिलती है, यही उनका वह 
समाज है जहाँ उनमे सामाजिकता!पूर्णतः विकसित होती हे । प्रयोग करने पर 
देख! गया है कि जो बच्चे पाठशाला या अन्य संस्था अथवा संघ के सदस्य 
रहते है चे इन संस्थाओं मे न रहने चारे वालको की अपेक्षा अपने को समान 
से सुन्दरतम अंभियोजित करते हैं और उनमें अपराधियों की संख्या दूसरे 
प्रकार के बच्चों से बहुत ही कम रहतो हे। वारुचर, वालिका निर्देशिका 
{ Gir] एए ) आदि संस्थाओ से सामाजिक विकास में अत्यधिक सदद 
मिलती है । इसीलिये इनका प्रचार जगत के कोने-कोने से किया जा रहा है । 
प्रायः सामाजिक विकास के ये प्रसुख अंग हैं, निनका प्रभाव उस पर 
पड़ता है। अन्य जो अंग हैं उन पर प्रकाश यहाँ नही डाला जायेगा, क्योकि 
वे इतने प्रधान अंग नहीं हैं । 
७, सासाजिकन्व्यचहार के अध्ययन की पद्धतियाँ 
बच्चा के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कई रीतियो से किया जाता 
है, किन्तु यहाँ निम्नांकित प्रसुख पद्धतियो का संक्षिप्त वर्णन करके हम इस 
अध्याय का समाप्त करेगे। यहा इतना ध्यान से रखना आचतञ््यक है कि 
जितना पद्धातया का आविर्भाव हुआ हे उनसे से एक पद्धति भी सर्वांग 


सुन्दर नहा ह, परन्तु यदि कई पद्धतिया का आश्रय लिया जाय तो परिणाम 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकते है । 


( १२७ ) 


{ १) विशिष्ट जीवन-वर्णन-पद्धति ( Biographical Method ) 
बच्चो के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने की यह वही पद्धति है 
"जो बाळ-सन के अन्य पहलुओ को जानने के काम में लायी जाती है । 
साता-पिता तथा अन्य संरक्षक बच्चे का क्रमबद्ध जीवन वणन करते हैं और 
उसी के आधार पर वेया अन्य व्यक्ति जो सामाजिक विकास का अध्ययन 
करना चाहते हैं, उस जीवन वर्णन का अध्ययन करते हैं । यद्यपि यह पद्धति 
पूर्णऊ्पेण संतोषप्रद नही हे, जेसा कि पहळे अध्याय में इसके सम्बन्ध में 
कहा जा चुका हे, छेकिन यदि इसका निर्माण करते समय बच्चे की प्रारम्भिक 
प्रतिक्रियाओं एवं अभिव्यंजित ( £2|7९७९० ) भावो पर विद्येष ध्यान 
दिया जाय तो सामाजिक विकास को जानने के लिए यह बहुत सहायक 
पद्धति हो सकती है। 
( २) प्रयोगात्मक पद्धति ( Experimental Method ) 
अब बच्चो के सामाजिक विकास का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक 
पद्धति कुछ दिनों से काम में लायी जाती है। इसमे नियंत्रित परिस्थिति 
-में बच्चो को रखकर उनके स्वाभाविक व्यवहारों का शान प्राप्त किया जाता 
हे। यदि किसी कथन की सत्यता की जाँच करनी रहती है तब भी हम 
इसी पद्धति का आश्रय लेते हैं, किन्तु इस पद्धति के सम्बन्ध मे यह स्मरणीय 
है कि बच्चो को इसका ज्ञान नही होना चाहिए, अन्यथा उनके व्यवहार की 
स्वाभाविकता समाप्त - हो जाती है । इसके निर्णय जिस प्रकार अकाट्य एवं 
विश्वसनीय हो सक्ते हैं उससे कही अधिक कठिनाई इसको इस्तेमाल करने 
से होती है। सभी लोग इस वेज्ञानिक पद्धति का उपयोग सफलतापूर्वक 
नहीं कर सकते । इसकी सफलता के छिप प्रयोक्ता को बहुत ही दक्ष तथा 
सावधान होने की जरूरत है । 
( ३) परीक्षण पद्धति ( Testing method ) 
आजकल बच्चे के सामाजिक अभियोजन को जानने फे लिये भनो वेज्ञा- 
निको ने कई परीक्षणो का निर्माण किया है। रोजर महोदय का एक परी- 
क्षण हे जिसमे बच्चे से अपनी पाठशाळा के उद्धत या विनत्र विद्यार्थी 
-के विपय में सोचने को कहा जाता हे जिसके बाद उससे तरह-तरह के प्रश्‍न 
किये जाते हैं । प्रश्‍न निस्नांकित तरह के होते है;--- 
( १ ) क्या तुम उसको चाहते हो ? 
( २) क्या उससे घृणा करते हो ? 


( १२८ ) 


(३ ) क्या उसके समान होना चाहते हो ? 
(४ ) क्या उसका मित्र चनना चाहते हो ? 
(५ ) क्या उससे डरते हो ? आदि। 
ऐसे विभिन्‍न प्रइनों का उत्तर जव बच्चा देता है तव प्रयोक्ता को उसके 
सामाजिक अभियोजन, दिवास्वप्न, हीन भाव आदि दोप-गुणों का ज्ञानः 
संख्यात्मक ( (27£६2८।४९ ) हो जाता ह । 
दूसरे परीक्षण मे सामाजिक विकास के अध्ययन करने के लिए बच्चों 
को शब्द चित्र या मोखिक खाका दिखला कर उसको पढाकर ऐसे ळढफे या 
रढकियो का नाम लिखने का आदेश दिया जाता है जो उनके अनुरूप हों ! 
कभी-कभी शब्द चित्र बहुत विषम और कभी-कभी बहुत ही सरळ होते हैं । 
निम्नांकित उदाहरणो से यह ओर भी स्पष्ट हो जायरा । 
( १ ) यह लड़का बरावर अपने साथियो से रडता है । 
( २) यह एक लड़की है जो अपने भाई को बहुत प्यार करती है । 
(३ ) यह व्यक्ति अपने शिक्षकों का बहुत आदर करता है । 
( ४ ) यह बच्चा बहुत शरारती हे । 
( ५ ) यह अपने साथियों को हँसाता है । 
इसी प्रकार के विभिग्न शब्द चित्र देकर उसके अनुकूल वच्चे का नासः 
करण करने को कहा जाता है और इस तरह उसके विभिन्न सामाजिक 
पहलुओं को जाना जाता है। इस पद्धति का विदेशो में बोलबाला है ये और 
वहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है । 


(४ ) मूल्यांकन पद्धति ( Rating method ) 
इस एद्धति से वच्चो के सामाजिक व्यवहार की जानकारी के लिये प्रयोक्ता 
दो तीन बच्चो को ऐसी परिस्थिति मे रखता है जहाँ वे अपनी स्वाभाविक 
प्रतिक्रियाओं को करते हैं। वह ऐसे स्थान पर पर्दे की जोट में वेडा रहता 
है जहाँ से उसे उनके सभी: व्यवहार दिखलायी 
उसकी उपस्थिति का ज्ञान नहीं रहता 


निरीक्षण करने के वाद प्रयोक्ता उनका सुल्यांकन करता हे । कभी-कभी एक 
ही परिस्थिति में कई प्रयोक्ता उनकी प्रतिक्रियाओ का निरीक्षण करके 
मूल्यांकन करते हैं और बाद मे एक दूसरे के साथ अपने सूल्यांकनों की; 
तुलना करके किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। यद्यपि इस पद्धति में 


कुछ दोप स्वतः रह जाता है, किन्तु कई प्रयोक्ताओं के मूल्यांकन करने से 
अधिकांश सफलता ही मिलती हे । 


पड़ते हैं, परन्तु बच्चों को 
। बहुत देर तक उनके व्यवहारों का 


( १२९ ) 


( ५) अभिव्यंजित कौशब्य पद्धति ( Expressive Tech- 
77076 ) :— सामाजिकता का अध्ययन उव सभी परिस्थितियों में किया जा 
सकता है जिनमें कि बच्चे अपने स्वाभाविक च्यवहारो को करते हैं। इस 
रीति से बच्चों के सामाजिक व्यवहार को'जानने के लिए उनके खेलों, वाता- 
ार्पो, चित्रकारियों आदि के लाथ प्रदर्शित व्यवहारों को देखते हैं। जिस 
बच्चे का जैसा सासाजिक अभियोजन रहता है ब्रह वेसा ही व्यवहार इन 
विभिन्न परिस्थितियों में करता है और उसके व्यवहार एवं सामाजिक 
अभियोजन का ज्ञान प्रयोगकर्ता को सरलतया हो जाता है। इस पद्धति सें 
बहुत सावधानी एवं दक्षता की आवश्यकता है । प्रयोगकर्ता जितना अनुभवी 
रहता है उसका निर्णय उतना ही परिपक्व होता है। 

(६) सामाजिक तथ्य अध्ययन चिछि ( Method of social 
climates ) :--प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा किसी परिस्थिति विज्ञेष के 
सभी अंगों को नियन्त्रित कर किसी अंग विशेष का प्रभाव बच्चों के 
सामाजिक विकास पर देखा जाता है। किन्तु, इस विधि से किसी सम्पूर्ण 
परिस्थिति का प्रभाव बच्चों पर समुदाय में कया पडता है, इसका अध्ययन 
किया जाता है। उदाहरणार्थ दो ससुदाय के बच्चो की क्रियाओ की तुलना 
विभिन्न बातावरण में की जाती है और इस प्रकार सम्पूर्ण परिस्थिति के 
विभिन्न अंगों का जो प्रभाव बच्चों की सामाजिकता पर पढ़ता है उसकी 
जानकारी की जाती है। अभी यह पद्धति बिलकुल नयी है और आशा की 
जाती है कि इससे बहुत ही शीघ्र अत्यधिक सफलता सिलेगी । 


(७) मोरेनो पद्धति ( S0ci0m९t7} ) :—इस पद्धति का नाम- 
करण, जेसा कि इसके नास से ही स्पष्ट है, मोरेनो सहोदय के चास पर ही 
है। वही इस पद्धति के जन्मदाता हैं। उनका ऐसा मत है कि हम व्यक्ति 
विशेष को समुदाय और समुदाय को उसके निर्माणकर्ता विभिन्न व्यक्तियोंके 
ही प्रसंग में अच्छी तरह समझ सकते हैं | इसके द्वारा हस बच्चो के सामुदायिक 
विभिन्‍न सम्बन्धो को जानते हैं। छोटे बच्चे के व्यवहार का तो अध्ययन 
समूह में की गयी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओ के आधार पर होता है, लेकिन 
बड़े बच्चों की सासाजिकता का अध्ययन बच्चों के समूह से उनसे पूछे गये 
विभिन्‍न प्रइनों के उत्तर के आधार पर होता है। यह पद्धति बहुत विकट 
है और बच्चों के उत्तर भी प्रइनो के स्वरूप पर ही निर्भर करते है। इस 
कारण निर्णय निश्चित नहीं होते। अभी इस पद्धति का प्रयोग करनेम 

बहुत खी कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ता है और विर्णय भी प्रतिपन्न 
नहीं होते हैं । किन्तु, आशा की जाती है कि बाळमनोविज्ञान के पण्डित इसको 
शीघ्र ही एक सफल एवं प्रमाणिक पद्धति बनाने का प्रयास करेंगे ओर 
साधारण जनता भी इससे रूभान्वित हो सकेगी । 





९ 


सातवों अध्याय 
बुद्धि-विकास ( Intelligence Development ) 


१, बुद्धि का स्वरूप 


बुद्धि पद का प्रयोग साधारण भाषा से चातुर्य, प्ता, तत्क्षणता 
(शा), दूरदर्शिता आदि अर्थों से होता है, अतएव इसका प्रयोग सदा एक 
ही अर्थ में नहीं दोता। किन्छु, मनोवेज्ञानिको ने इख पद की व्याख्या 
द्वारा इसके स्वरूप को व्यक्त करने का प्रयास किया है। यद्यपि इसके 
सम्बन्ध में असी तक जितने मनोवेन्ञानिकों ने अपना विचार च्यक्त किया है 
उनमें समानता नहीं हे, तथापि हम कुछ प्रमुख मनोवेज्ञानिको के विचारों पर 
प्रकाश डालकर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का प्रयास करेंगे | कारण, जितना 
शीघ्र हम लोग इस पद्‌ को समझ जाते हे उतनी शीघ्रता से हस इसकी 
न तो व्याख्या कर सकते हैं और न इसके स्वरूप को ही व्यक्त कर सकते हैं । 
यदि हम इसके इतिहास पर रष्टिपात करें तो हमे मालम होगा कि 
प्राचीन कार से ही इस पद का प्रयोग सभी भापाओं मे होता चला आ रहा 
है, किन्तु भारताय ऋषि सहपियों के बाद याल्टन को छोड़कर और किसी ने 
इस पर प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि उसने भी सन्द 
( Du! ) एवं तीक्ष्ण ५ B7९ ) बारूकों को चिभिन्न श्रेणियों में 
रखने का म्रयास किया, तथापि वह यह नही व्यक्त कर सका कि वस्तुतः 
बुद्धि क्या है अथवा इसका स्वरूप ( \207९ ) क्या है ? विने ने उसके 
कार्य को आगे बढाया, लेकिन वह भी इसकी कोई निश्चित परिभाषा नही दे 
सका । हाँ, इतना अवश्य है कि उसके अनुसार सभी प्रकार की मानसिक 
योस्यताओं का मध्यमान ( ^४९7३९९ ) ही इद्धि है। इसीलिये उसने 
यह कहा है कि बुद्धि वस्तुबोध ( Comprehension ), आविष्कार 
Gnvention), अभिसंघान ( Direction ) (आदेश ) एवं आलोचना 
का सस्मश्रण मात्र है । अपने इस सिद्धान्तके पक्षमें उन्होने कई 
एक झसाण भी उपस्थित किया है। कुछ अनोवज्ञानिकों ने इसे शिक्षण 
( Learning ) की योग्यता मात्र कहा है। परन्तु, विचार करने पर 
यह स्पष्ट हो जायगा कि हम चुद्धि को शिक्षण-मात्र की योग्यता कदापि नहीं 


( १३१ ) 


कह सकते | हाँ, इतना अवश्य है कि इससे बुद्धि पर कुछ अंश तक प्रकाश 
अवश्य पडता हे । 
स्ट महोदय के अनुसार बुद्धि मनुष्य की वह सासान्य योग्यता है 
जिसके द्वारा वह अपने जीवन की समस्याओ को सुलझाने में सफलमनोरथ 
होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ मनोवेज्ञानिकोंका दृष्टिकोण हे कि नई 
परिस्थिति में अभियोजनशीलता की शक्ति ही बुद्धि है । परन्तु, यदि हम इन 
दोनों परिभाषाओं पर विचार करें तो हमे यह स्पष्ट हो जायेगा कि इनसे भी 
यही प्रकट होता है कि बुद्धि मे शिक्षण की योग्यता विद्यमान रहती है। 
कोळचिन भी इस सम्बन्ध मे वातावरण से अभियोजनशीलता पर ही जोर 
देते हैं । परन्तु, हेगारटी महोदय के सुताबिक विषम (C072।९%) मानसिक 
क्रियाओं का सम्मिश्रण ही चुद्धि है। इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य 
है कि वे मानसिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत मूलप्रवृत्ति ( Instinct ), 
पेच्छिक क्रिया ( Voluntary A(t0n ), संवेग तथा झीलयुण 
( 7725 ) की परिगणना नही करते। टरसन महोदय ने अमूर्त चिन्तन 
( Abstract thinkin ) की योग्यता को ही बुद्धि कहा है। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि सभी मसनोवेज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या अपने अपने ढंग 
से करने की कोशिश की हे, किन्तु किसी की परिभाषा दूसरो को संतोष- 
प्रद सिद्ध नहीं हुई है। इसीलिये कुछ छोगों ने अन्त मे यही कहा है कि 
बुद्धि वही है जिसे की डुद्धि-परीक्षण ( Intelligence ९55 ) के द्वारा 
हम जानते हैं । 
इस स्थळ पर स्पीयरसैन के सिद्धान्त पर प्रकाश डालना आवश्यक 

प्रतीत होता है। उनका सिद्धान्त हे कि च.हे बुद्धि की व्याख्या किसी प्रकार 
क्यो न की जाय किन्तु, इतना मानना आवइयक है किं इसके दो अंग 
( F2C07५ ) होते हैं। पहले अंग को सामान्य ( G€7९73] ) और 

दूसरे को विशिष्ट ( 5€८।८ ) कह सकते हैं। बुद्धि के सामान्य अंग 

की कार्यवाही ( ()9९८7७(707 ) हम छोगो को अपने सभी कामों में 

देखने में आती हे, किन्तु विशिष्ट अंग किसी कार्यचिशेष में ही देखने मे 

आता है । इस प्रकार बुद्धि का सामान्य अंग सभी कार्यों को प्रभावित करता 

है, किन्तु विशिष्ट अंग विभिन्न कार्यो के लिए विभिन्न होते है । स्पीयरमेन 

का यह सिद्धान्त गणितास्मक निर्णयो पर आधारित है ओर इस सिद्धान्त को 

अधिकाँश मनोवैज्ञानिक अपनाते भी हैं। परन्तु, थस्टन महोदय का कहना 

है कि हम बुद्धि की व्याख्या स्पीयरमैन के दो अंगों के सिद्धान्त पर नहीं कर 


( १३२ ) 


सकते । इस तरह वे कई प्रकार की मानसिर्क योग्यतार्ओ का मतिपादच करते 
हैं| हाँ, चे स्पीयरमैन के सासान्‍्य अंग की अवहेलना भी नहीं करते और 
इस प्रकार अप्रत्यक्षतया रपीयरमेन को खण्डित करने स अपने आप को अस- 
मर्थ पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हे कि जितनी भी इद्धि की परिभाषाएँ 
दी गई हैं उन सव में सन के प्रज्ञात्सक पहलू ( Cognitive aspect ) 
पर ही जोर दिया गया है और इस प्रकार पूर्व एवं पश्चात की सभी परि- 
भाषायै स्पीयरमेच के ही सिद्धान्त को अप्रव्यक्षतया सण्डित करती हैं। हम 
लोगों के दृष्टिकोण से अभी तक इसके सम्बन्ध सें जितने सिद्धान्त सोजूद 
हैं डन सब मे स्पीयरमैन का ही सिद्धान्त मान्य है। यद्यपि बर्टा तथा अले- 
क्जेण्डर आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त को कुछ अंशों में संशोधित करने का 
प्रयास किया है, किन्तु हमारे दृष्टिकोण से स्पीयरमेन के ही सिद्धान्त का 
प्रतिपादन उन लोगों ने भी किया है । 


२. बुद्धि-चिकास 


बुद्धि परीक्षणो से यह स्पष्ट हे कि ज्यांज्यो वाळकों का शारीरिक 
एवं मानसिक विकास होता है त्यों त्यां उनकी बुद्धि विकसित होती 
जाती है। जन्म के समय उनमे बुद्धि पर्याप्त भात्रा में विद्यमान नहीं 
रहती, बल्कि उसका विकास आयु बृद्धि ओर शारीरिक विकास के साथ 
होता है। परन्तु, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बुद्धि आयु के 
साथ साथ बढ़ती रहती हे, क्योंकि इसके विकास का क्रम विचित्र है। 
सामान्यतः बच्चों की बुद्धि सें विकास चार-पाँच वर्षों तक बहुत ही तीन्रयति 
से होता है जिसके पश्चात विकास गति कुछ दिनों के लिये सन्द पड़ जाती 
हे । यह अवस्था दस से ग्यारह वर्ष तक रहती है। पुनः इसके पश्चात 
चौदह अथवा सोलह वर्ष तक विकास गति प्रचलित रहती है जहाँ यह अपनी 
अल्तिम सीमा पर पहुँच कर रुक जाती है। किन्तु, कुछ सनोचैज्ञानिको का 
सिद्धान्त है कि अठारह वर्ष तक बुद्धि अपने विकास की चरम सीमा पर 
पहु चती है। यह अठारह वर्ष की विकास-अवधि तीज जुद्धिवाले बालकों के 
ख्य लागू होती है, क्योकि उनके बुद्धि-चिकास का क्रम सासान्य बाळक के 
विकास-कम की अपेक्षा तीबतर होता है और विकास की चरम सीसा सोलह 
वर्ष न होकर अठारह वर्ष होती है। कभी कभी तो यह अठारह वर्ष की 
अवस्था को भी पारकर के अपनी चरमसीमा पर स्थिर हो जाता है। भन्द 
वारको में डुद्धि-विकास का क्रम सामान्य एवं तीक्ष्ण चुद्धि के बालकों की 


( १३३ ) 


अपेक्षा मन्द गति से होता हे ओर यह अपनी चरससीसा पर सी सासाल्य 
वाळक की अपेक्षा दोनतीन वर्ष पहले ही पहुँच जाता हे। 


इस सम्बन्ध से यह स्मरणीय है कि कुछ लोग बुद्धि-विकास तथा 
अनुभवचिकास को एक ही समझते हैं, किन्तु उनका ऐसा समझना दोषपूर्ण 
है, क्यांक ज्ञान आर अनुभव का विकास उम्र की धृद्धि के साथ साथ होता 
हैं। उसकी गति से जीवनपर्यन्त कभी रुकावट नही पढती है, परन्तु बुद्धि: 
विकास तो अधिक से अधिक सासान्यतः सोलह से अठारह वर्ष की अवस्था 
तक अपनी चरमसीमा पर पहुँचकर सदा के छिये स्थगित हो जाता है। 
सम्भवतः तीस वर्षीय बढ़ा भाई सोलह वर्षीय छोटे भाई से अनुभव और 
ज्ञान से अधिक हो सकता हे, किन्तु यदि दोनों ही सामान्य हैं तो यह कभी 
भी सम्भव नही कि बढ़ा भाई छोटे भाई से अधिक अवस्था के कारण अधिक 
बुद्धिमान भी हे । अनुभव ओर ज्ञान सलुप्य की परिपक्वता पर निर्भर करते 
हैं, किन्तु सोलह अथवा अठारह वर्ष के वाद डुद्धि अवस्था पर निर्भर नहीं 
करती । उसका पूर्ण निकास इसी अवस्था में समाप्त हो जाता है । 


३. चुद्धि-चितरण ( Distribution of Intelligence ) 


। यदि हम विभिन्न भनोवेज्ञानिको के प्रयोगों के परिणाम पर दृष्टिपात 
कर तो हमे ज्ञात होगा कि सभी बालक अथवा वयस्क समाव मात्रा सें 
बुद्धिमान नहीं है, वल्कि उनसे अन्तर है । किन्तु, इसका यह मतलब नहीं हे 
कि उनसे इस प्रकार का अन्तर हे कि हम उनके अन्तरो की एक निश्चित 
खीसा थना सकते हैं। हॉ, इतना अवश्य है कि अड्पसंख्यक वाळक अथवा 
व्यक्ति ऐसे है जिन्हे हम डुद्धिमानो की उच्चतम श्रोणी में रख समते है और 
लगभग उतनी ही संख्या सें अथवा उससे कुछ ही अधिक ऐसे हैं जिन्हे हम 
निम्नतम ( ],0%९5 ) श्रोणी से रख सकते है । परन्तु, बहुसंख्यक वाळक 
ऐसे है जिनकी बुद्धि औसत है । इसके अळाचे भी कुछ चाळक ऐसे मिलेंगे जो 
ड़स आखत से कुछ ही अंश मे अधिक था कस हैं, लेकिन इनकी संख्या 
औसत से बहुत ही कम और अन्तिम दोनो प्रकार के वालको से बहुत ही 
अधिक है । कहने का अभिप्राय यह है कि छुद्धि-वितरण एक शंखला पस 
क्रमशः है और एक को दूसरे से अलग करना साधारण कास नहा हे । 
बुद्धिमान बालकों को उच्चतम श्रेणी मे रखे जानेवाले को सख्या अत्यटप ह । 
उससे कम छुद्धिचाले बालकों की संख्या पहले प्रकार के बालकों से अधिक हे । 
औसत बुद्धि चालो की संख्या बहुत अधिक है और आसत से कम बुद्धि वाले 


( १३४ ) 


चारूकों की संख्या औसत छुद्धिवालों से कम किन्तु, सबसे कम चुद्धिवालों को 
संख्या से अधिक हे । छुद्धि वितरण का नियस अन्य श्रीलयुणो के भी वितरण 
में देखा जाता है। प्रयोगात्मक ग्रमाणो ( Experimental evide- 
7८८७ ) के देखने से पता लगता है कि प्रतिभाशाली ( 00705 ) वाळक! 
की संख्या एक से दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। प्रखर बुद्धि ( Very 
5९707 ) तथा तीब्र छुद्धि (57 0।) बालों की संख्या सोलह प्रतिशत 
के लगभग है, सामान्य बुद्धि ( \07702| ) वालों की संख्या लगभग पेंसठ 
प्रनिशत, मन्द ( D४] ) एवं विवंल बुद्धि वालो की संक्या पन्द्रह प्रतिशत 
और मूर्ख ( \]0707 ) तथा जड़ ( ।4।0! ) बालको की संख्या दो से 
तीन प्रतिशत के लगभग हे। इस कथन की सत्ता हस किसी समाज के 
बालकों के साधारण अवलोकन से भी जान सकते हैं । यदि हम किसी गाँव 
के एक हजार के वाळकों की बुद्धि का निर्णय किसी पर्राक्षण अथवा पद्धति 
द्वारा करें तो हमें बुद्धि वितरण का यही क्रम तथा नियम मिलेगा । 


४, वंशाजुक्रम तथा बुद्धि 


वंशाचुक्रम ओर बुद्धि के सम्बन्ध को जानने के लिए हमें यह 
नहीं भूलना चाहिये कि इन दोनो सें बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
कहने का सारांश यह हे कि चुद्धि को हम ळग अपने जीवन मे अर्जित 
नहीं करते बल्कि, यह जन्मजात होती हे। इतना अवश्य है कि इसका 
पूर्ण विकास वाताचरण के अन्तर्गत होता है। यदि हम इस तथ्य का 
पता लगाने के लिए किसी समाज के चञ्च का अवलोकन करें तो 
हमें भालस होगा कि बुद्धिमान बालकों के साता-पिता तथा पूर्वज बुद्धिमान 
ही थे और सन्द चुद्धिवाले बालकों के साता-पिता सन्द ड्ुद्धिचारे थे। 
इंतना ही क्यों वलिक, हस एक ही समाज के विभिन्न बालकों की बुद्धि मे भी 
अन्तर पाते हैं। यह अन्तर इमी सत्यता को प्रमाणित करता हे कि बुद्धि 
अर्जित नहीं बल्कि, जन्मजात होती है जिसे कि वाळक अपने वश लुक्रम 
से प्राप्त करता है। प्रतिभाश/ली पुरुषों के जीवन वृत्तान्त का अध्ययन करने 
से यह हात होता हे कि वे अपने बाल्यकाल से ही अपनी बुद्धि का परिचय 
दे चुके थे । स्वासी शंकराचार्य, ऋषे दयानन्द, याल्टन, न्यूटन आदि सहा- 
पुरुषो का इतिहास इसी पक्ष को प्रतिपादित करता हे । हाँ, कभी-कभी इसमें 
अशुद्धियाँ भी देखने को सिलती हैं, क्योकि बहुत से प्रतिभाझाली महापुरुष 
अपने लड़कपन सें बहुत भन्द समझे जाते थे, परन्तु बाद में उनकी अतिभा 


( १३५ ) 


का ज्ञान लोगों को हुआ। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उनमें 
उनके बाल्यकाल में भी वही प्रतिभा विद्यमान थी किन्तु, उन्हें विकसित 
करने का अवसर नहीं मिला । अतएव यह तथ्य भी वंशानुक्रम तथा बुद्धि के 
घनिष्ठ सम्बन्ध के सिद्धान्त को खण्डित नहीं करता । 

इसके अतिरिक्त भी प्रायः यह देखने में आता है कि सन्दडुद्धि के बच्चे 
सन्द माता-पिता से ही उत्पन्न होते हैं। अतएव इसके आधार पर हम 
यही कह सकते हैं कि बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। गोड'डं महोदय 
का कालिकाक वंश का अध्ययन भी इसी सत्यता का प्रतिपादन करता है। 
हम भन्दछुद्धि के बाळक को कैसे भी सुन्दर वातावरण में क्यों नहीं रखे 
परन्तु, वह कदापि प्रतिभाशाली नहीं हो सकता । इसी प्रकार प्रतिभाशाली 
बालक गन्दे वातावरण में रहने पर भी अपनी प्रतिभाशीलता का ही प्रदर्शन 
करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों का सम्बन्ध बहुत 
घनिष्ट है । 


५, चुद्धि तथा वातावरण 


हम ऊपर बुद्धि और वंशानुक्रम के सम्बन्ध को देख चुके है । अब 
हमें यह देखना है कि चातावरण का प्रभाव बालकों की बुद्धि पर क्या 
पडता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुद्धि जन्मज,त होती है | इसलिए 
चातावरण का महत्त्व उतना अधिक नहीं है जितना कि वंशानुकस का। 
परन्तु, इससे यह नहीं ससक्ष लेना चाहिये कि बुद्धिविकास में वातावरण 
का कुछ हाथ ही नही रहता। सच्ची बात तो थह है कि प्रायः सुन्दर 
एवं उपयुक्त वातावरण के लड़के बुद्धिमान तथा अवांछनीय वातावरण 
के लड़के मन्द बुद्धि के होते हैं। वातावरण जितना ही उपयुक्त होता हे 
उतना ही अधिक अवसर बुद्धिविकास को प्राज्ञ होता है। प्रतिभाशाली बच्चे 
भी दूषित एवं दयनीय वातावरण सें पडकर अपनी प्रतिभा को अवसर के 
अभाव में खो बैठते हैं और साधारण बुद्धि के बाळक भी सुन्दर वातावरण मे 
पड़ने के कारण बुद्धिमान बन जाते हैं । यद्यपि यह ठीक है कि बुद्धि जन्मजात 
है, तथापि हमें यह मानना ही पडेगा कि बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए 
उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है। दूषित वातावरण मे रहने से 
चालकों का स्वास्थ्य टीक नहीं रहता ओर स्वास्थ्य-के अभाव में डुद्धिविकास 
चूर्णझ्पेण नहीं होता । यही कारण है कि उच्च व्यवसायियो के लड़के निम्न 
कोरि के व्यवसायियों के लड़कों से विशेष बुद्धिमान होते हैं । 


( शरे६ ) 


दे, बुद्धि तथा लिंगभेद ( Sex Difference) ' 


अभी तक जितने प्रयोगात्मक प्रसाण उपस्थित है उनके आधार पर हम यह 
नहीं कह सकते कि दके और लड़कियों की बुद्धि में महान अन्तर होता हे । 
टरमन महोदय ने जो बुद्धि-परीक्षण लड़के ओर लड़कियों पर किया उससे यही 
सिद्ध होता है कि चोदह वर्ष की अवस्था तक लड़कियाँ लड़को से कुछ अधिक 
बुद्धिसत्ती होती हैं। वर्ट ने भी जो ग्रयोग तीन हजार लन्दन के वञ्च पर 
किया उससे भी यही पाया शया कि चौदह वर्ष तक किसी उम्र की लद़- 
कियाँ लड़कों से बुद्धि में श्रेष्ठतर थीं । किन्छु, चर्ट महोदय का विश्वास है कि 
जिस प्रकार लड़कियाँ अन्य शीलशुणों में लड़को से शीघ्र श्रीढ हो जाती हैं 
उसी प्रकार उनसे बुद्धि-विकास भी लड़कों की अपेक्षा शीघत्रता से हो जाता 
है । इसी कारण इस अवस्था तक लड़कियाँ लड़को की अपेक्षा विद्येप बुद्धि- 
मती प्रतीत होती हैं । इस अवस्था के बाद किसी प्रकार का वोद्धिक अन्तर 
इन दोनो में नहीं दिखाई देता। दूसरे मनोचेज्ञानिको ने भी इस कथन का 
प्रतिपादन किया है। इसलिये हम कह सकते हैं. कि लड़ेके ओर लड़कियों मे 
डुद्ध्थात्मक अन्तर ( Intellectual Difference ) नहों होता, क्योंकि 
बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है । 


५. बुद्धि और जातिभेद ( Racial Difference ) 


वर्ण ओर राष्ट्रीयता का प्रभाव बुद्धि पर देखने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने 

कई प्रयोग किया है। इस दिगा मे सर्वप्रथम गाल्टन महोदय का प्रयास 
स्तुत्य है । उन्होंने कई व्यक्तियों के जीवनचरित्र का अध्ययन किया तथा कई 
प्रयोगों को भी अपनाया । अपने अन्वेपण के आधार पर उन्होने अपना यही 
निर्णय दिया कि चुद्धि पर जाति तथा राष्ट्र का अभाव पढ़ता है। उन्होंने 
नीझो को अन्य यूरोपीयनो की अपेक्षा बुद्धि में 
अनेक अमेरिकन सनोवैज्ञानिको ने इन दोनो का अभाव बुद्धि पर दिखलाने 
का प्रयास किया है जिससे सेयो, फरगुसन, तथा सेक्य़ा आदि विद्वानों के 
नास विशेष उल्लेखनीय हैं । परन्तु, यहाँ हमें यह नहीं भूछना चाहिये कि 
अनेक जातियों में जो बुद्धयात्मक अन्तर किसी अंश से मिलता, उसका पूर्ण 
श्रेय जातिभेद को ही नहीं देना चाहिये। जो अभी तक डुद्धि-परीक्षण आप 
हैं वे स्थरू आज और राष्ट्र विशेष के ही रिये विशेषतया उपयुक्त हैं, दूसरों 
2 3 अतिरिक्त भी सामाजिक वातावरण की हेस उपेक्षा 
। सस्कृत ( एश) लोगो का जुद्धि-परीक्षण में 


हीन पाया । इसके बाद भी 


( १३७ ) 


सफळ होना और पिछड़े बच्चों का अंशतः सफल होना पूर्णतः स्वाभाविक हे, 
क्योंकि इसमें अनुभव ओर ज्ञान का कम हाथ नहीं रहता। 

_ डाक्टर सोहना ने जो जुद्धि-परीक्षण भहस्मदीय तथा अन्य जातियों 
ओर चार वर्णों के वाळकों पर किया है उसमें उन्हें हिन्दू और झुसलमानां की 
छुद्धि में जों अन्तर मिला है, वह नगण्य है । हाँ, ब्राह्मण औ शूद्र बालको की 
बुद्धि भें लगभग सात प्रतिशत का अन्तर सिला है। किन्तु, यह अन्तर हम- 
लोगो को वर्ण-प्रसाद के कारण नही समझना चाहिये बल्कि, सामाजिक 
वातावरण तथा शोभन सुयोग के अभाव के कारण समझना चाहिये । असी 
भी हमे झाद्गों तथा अन्य वर्णो सें उतने ही प्रतिभाशाली बाळक मिलते हैं 
जितने कि ब्राह्मणो में जड ओर मूढ सभी वर्णो और जातियो में पाये जाते 
हैं । अतएव हम लोग यही कह सकते हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव 
अत्यधिक पड़ता है किन्तु, इसके छिये वर्ण एवं जातीय-भेद को महत्त्व देना 
सझुचित नही । क्योंकि जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है, बुद्ध्यात्मक 
अन्तर दो चर्ण या जाति के बालकों मे वातावरण आदि कई अन्य अंगो के 
के कारण होता है । 


गा ८, मानसिक आयु ( Mental Age or M. A. ) 


जैसा कि आगे चलकर ज्ञात होगा घुद्धि परीक्षण विभिन्न अवस्था के 
बालकों के लिए बनाए गए हैं । अवस्थाविद्रोष के बालक के लिए परीक्षणविरोष 
निर्धारित रहता है । यदि कोई बाळक जिसकी वास्तविक उम्र चार वर्ष की है, 
पाँच वर्ष के वाळक के लिए निश्चित परीक्षण में सफल हो जाता है तब उसकी 
मानसिक शायु पाँच वर्ष की समझी जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
चाहे वास्तविक अवस्था जितनी भी हो परन्तु, जिस उम्र के परीक्षण को बाळक 
पाख करता है उतनी ही उसकी सानसिक आयु समझी जाती है। यदि एक 
आठ वर्ष का बालक दस वर्ष के लिए निर्धारित परीक्षण सें सफल होता है तब 
उसकी मानसिक आयु दस वर्ष की कही जाती हे। यदि दूसरा बालक जिसकी 
उम्र भी आठ वर्ष की हे परन्तु, वह छः वर्ष के लिए निर्धारित परीक्षण को पास 
करता है तब उसकी मानसिक आयु छः वर्ष की ही कही जाती हे। अपनी 
अवस्था से अधिक अवस्था की परीक्षण में पास करने वाळा व लक अधिक 
बुद्धिमान समझा जाता है और कस अवस्था के लिये निर्धारित परीक्षण को 
पास करनेवाळा बाळक मन्द छुद्धि का समझा जाता है । वास्तविक अवस्था 
के लिये निर्धारित परीक्षण से सफल होनेवाला बाळक सामान्य बुद्धि का 


( १३८ ) 


समज्ञा जाता है । मनोवैज्ञानिक जगत को मानसिक आयु की देन का श्रेय 
अलफ्रेड बिने सहोदय को हो हे जिनके परीक्षणों पर आगे चलकर प्रकाश 
डाला जायगा । 


९, बुद्धि उपलब्धि (Intelligence quntient or T. ©.) 


जैसा कि आगे चलकर सालूम होगा विने महोदय किसी बालक की बुद्धि 
को उसकी सानसिक आयु के ही आधार पर निर्धारित करते थे । किन्तु, बादमें 
बुद्धि निर्धारण ( Determination of Intelligence) बुद्धि उप- 
लब्धि के आधार पर होने लगा। इसका श्रेय स्टर्न॑ महोदय को है। 
आजकल किसी बालक विशेष की बुद्धि का पत्ता उसकी बुद्धि उपलव्धि के 
आधार पर लगाते हैं। हम बुद्धि-उपरब्धि को मानसिक आयु में वास्त- 


विक आयु का भाग देकर जानते हैं । इसको हम निस्नाकित प्रकार से व्यक्त 
कर सकते हैं । 


मानसिक आयु ( Mental Age) 


बुद्धि उपलब्धि = -दस्तचिक अ ? Cr oncl0dicaT AEE) 


ऐसा करने पर अगर भागफळ एक आता है तब बाळक सामान्य बुद्धि 
चाला समझा जाता है। जत्र भागफळ एक से अधिक आता हे तब वह अधिक 
चुद्धिचाळा समझा जाता है परन्तु, एक से कम आने पर वह बाळक सन्द 
चुर, का समझा जाता है । इसे संख्यात्मक व्यक्त करना विशेष हितकर होगा । 

मानसिक आयु ८ + ६ वास्तविक आयु = ह डुद्धि उपलब्धि, अतएव 
अखर-बुद्धि । 

मानसिक आयु ४-५ वास्तविक आयुर बुद्धि उपलव्धि, जतएव 
सन्द इद्धि । 

सानसिक अ'यु ७+ ७ वास्तविक आयु = १ बुद्धि उपलव्धि, अतएव 
साधारण बुद्धि । 

आधुनिक काळ में भागफळ में सो का गुणा करके बुद्धि उपलब्धि निका- 
खते हैं । गुणनफरू सो होने पर वाळक सामान्य चुद्धिवाळा और सो से कम 
होने पर सन्द डुद्धिवाळा समझा जाता है। इसे हम सिम्नांकित प्रकार से 
च्यक्त कर सकते हैं । 

द सा० अ[० 


__3 ७० 
६ वा० आ० 


xX १००८८ 
३ 





= तीब्र बुद्धि । 


( १३९ ) 


४ सा० आ65 
९ चा० अ[० 
७ साच अ 
७ वाण आठ 
चुद्धि उपलब्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण निम्नांकित प्रकार से 
किया जाता है । 
६ $ ) प्रतिभाशाली (९77६5) ५४० से लेकर ऊपर तक बुद्धि उपलूष्धि। 
( २ ) प्रखर चुद्धि ( Very 
superior ) १२० से १४० तक ,, 9 
(३ ) तीन बुद्धि ( Bright) ११० से १२० तक ,, 3 
( ४ ) सामान्य बुद्धि ( Normal 
Intelligence) ९० से ११० तक ,, 39 


% १००=८०=सन्द्‌ बुद्धि t 


% १००८८ १०० = सामान्य बुद्धि | 


(७५ ) मन्द्‌ बुद्धि ( [)पा। ) «4४० से ९० तक ,, 33 
€ ६) निबंल बुद्धि ७० से 4० तक , छ, 
(७ ) मूर्ख ( Moron ) ७५० से ७० तक , „, 
 €८)मूढ(Imbecrie) २५से ५० तक ,, 
{ ९) जड़ ( [d।० ) २५ तक ,, द 


१०, बुद्धिमापक पद्धतियाँ ।ॐ~ 
अव तक हम बुद्धि के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते रहे हैं । अब 
हमें यह देखना हे कि हस बुद्धि को किन-किन पद्ध तियो से नाप सकते हैं । 
'परन्तु इसके पहले कि हस उन पर प्रकाश डालें यह व्यक्त कर देना आवश्यक 
है कि इसको नापने क्री आज बहुत सी वेज्ञानिक पद्धलियाँ मौजूद हैं, परन्तु 
इनके पहले भी बुद्धि की जानकारी फे लिए कुछ अवेज्ञानिक पद्धलियाँ प्रचलित 
थीं । यहाँ हम उनमे से प्र्ुख पद्धतियो पर ही संक्षिप्ततः प्रकाश डालेंगे । 


( १) अवलोकन पद्धति ( Ovservational Method ):— 
बहुत लोगो का ऐसा दृष्टिकोण था कि हस चाळको की शारीरिक रचना 
तथा व्यवहार का अवलोकन करके उनकी चुद्धि का पता छगा सकते 
हैं। जिन बालको का व्यवहार सभयावुकूल तथा नियमित होता था उन्हें 
बुद्धिमान समझा जाता था किन्तु, जिनके व्यवहार में किसी प्रकार का संतुरून 
नहीं रहता था उन्हें मन्दद्धि का समझा जाता था। इसी प्रकार जिनके 
आारार का संगठन- सुन्दर होता था तथा जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं 


( १४० ) 


पाथा जाता था उन्हें छुद्धिसान समझा जाता था परन्तु, विना डीलडील वारे 
बाळक को जिसमें कि किसी प्रकार के संगठन का अभाव पाया जाता था उसे 
सन्दडुद्धि का समझा जाता था। यद्यपि यह पद्धति आज भी अशिक्षित 
जनता के चीच वालको की बुद्धि जानने के लिए समादर की दृष्टि से 
देखी जाती हे तथापि यह बुद्धि जानने की वेज्ञानिक पद्धति नहीं हे। 
पहली बात तो यह हे कि इसके द्वारा कोई भी बुद्धि झा अनुमान ही कर 
सकता है उसको निश्चयात्मक रूप से नहीं व्यक्त कर सकता । इसके 
अतिरिक्त भी शरीर गठन तथा व्यवहार बहुत ही आसक होते हैं--इसीलिए 
कानको रॉक उल्टा ही होता हे। अतएव यह पद्धति किसी अंश में भा 


विश्वसनीय नही कही जा सकती और विज्ञान के इस युग में इसका प्रयोग 
कदापि श्रेयस्कर नहीं है । 


(२) वार्तालाप पद्धति ( Conversational method ) +— 
वालकों की बुद्धि को जानने का प्रयास वार्तालाप पद्धति द्वारा भी प्राचीन 
कार से होता आ रहा है, क्योकि कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि मजुष्यं 
की वाणी उसकी बुद्धि का योतक है । जो चालक जितनी अव्छाई और सरलता 
के साथ बातचीत कर सकता था वह उतना ही बुद्धिमान समझा जाता था * 
और जिसमें जितनी कसी पाईं ज्ञाती थी उसे उतना ही मन्द समझा जाता 
था । इसस सन्देह नही कि बाळक की वाणी से उसकी छुद्धिस'ची पर प्रकाश 
पड़ता हे परन्तु, हम यह नहीं भूलना चाहिये कि चाणी-दोप ऑर कई कारणा 
से भी हो सकता है, जेसे अस्वस्थता, अंग-संग, संवेग आदि । इसलिये हम 
इस पद्धति को कभी सी उपयुक्त पद्धति नहीं कह सकते । इस पद्धति से 
हस छुद्धि का अनुमान ही कर सकते है निश्चित निर्णय नही कर सकते । 
इतना ही क्या, बल्कि ऐसा भी देखने में आता हे कि कितने चाणी-दोष से 
युक्त वाळक आगे चलकर पतिभागालियों की श्रोणी में परिगणित होते हैं। 


फिर भरा आधुनिक युग से इस पद्धति पर निर्भर करना अवेक्ञानिके पथ का ही 
अलुसरण करना है । 


(३) संचेदनात्क पद्धति ( Method of Sensation ) 
ताचाच सचोवञ्ानिको का सिद्धान्त था कि किसी बालक की बुद्धि 
पठा उसकी संवेदना-शक्ति के आधार पर रयाया जा सकता है। इसलिए 
चे किसो वाळक की चुड्ढे को जान्ने के लिए उसकी संवेदना बक्ति को 
जानते थे ओर उसी आधार पर अपना निर्णय निश्चय करते थे । बाळक 


( १४१ ) 


से ऐसे दो सारो को उउवाया जाता था जिनमें बहुत कम अन्तर रहता 
था। यदि चह दोनो के अन्तरो को जान जाता था तो वह बुद्धिमान 
* ससञ्ञा जाता था अन्यथा सन्द छुद्धि का ससझा जाता था। इस प्रकार 
सभी ज्ञानेन्द्रियो से आबद्ध संवेदनाओ के आधार पर किसी बाळक विशेष 
की बुद्धि जानी जाती थी। परन्तु यह पद्धति कुछ ही दिन बाद दोपपूर्ण 
घोषित कर दी गई, क्योंकि अधिक संवेदना शक्ति वाळा बाळक सी सन्द बुद्धि 
का प्रमाणित हो जाता था और कम संवेदना शक्ति चारे बाळक सी प्रतिसा- 
शाली ग्रमाणित होते थे। इसके अतिरिक्त एक ही बालक में भी संवेदना 
शक्ति सभी ज्ञानेन्द्रियो के लिए समान नहीं थी बल्कि, उनसे अन्तर था । 
अतएव यह पद्धति कुछ ही दिन आदर की इष्टि से देखी गईं ओर बाद मे 
तिरस्कृत कर दी गई । आज विज्ञान के इस युग सें कोई वेशानिक बुद्धि 
जानने के लिये उपर्युक्त पद्धतियो का प्रयोग नहीं करता । अतएव ये प्रायः 
लुप्त सी हो गईं है और शिक्षित लोग इन्हें तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं । 
(४ ) बिने परीक्षण पद्धति (Binet Testing Method) :— 
वास्तविक चेज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल उस समय हुआ जब अद्फ्रेड 
बिने महोदय ने सन्‌ १९०७ ई० में ऋ्रांसीसी बालकों की बुद्धि की जाँच करने 
के लिये विभिन्न उम्र के लिये विभिन्न प्रकार के प्रइनों का निर्माण किया । 
उन्होने कई बालकों पर प्रयोग करके यह निश्चित किया कि किसी अवस्था 
विदशेप के बाळक किसी निश्चित प्रश्‍न का ही उत्तर दे सकते थे। यदि कोई 
बाळक, जैसा कि पहले ही ब्यक्त किया जा चुका है, अपनी अवस्था वाले प्रइनों 
का उत्तर देता था तब वह सामान्य बुद्धि का, यदि अवस्था से कम अवस्था 
वाले प्रश्नों का उत्तर देता था तब मन्द बुद्धि का ओर जब वह अपनी घास्त- 
विक उम्र से अधिक उम्र के लिये निर्धारित म्रइनों का उत्तर देता था तव 
तीब्र बुद्धि का समझा जाता था। इस प्रकार मानसिक आयु पर ही बुद्धि 
निश्चित की जाती थी । सब प्रश्नों की संख्या तीस थी। बाद में बिने महोदय 
को अपनी चुटियाँ सालस हुई और उन्होने सन्‌ १९०८ ई० और खब्‌१९११ 
ई० में उसमे बहुत संशोधन किया । मौलिक अश्नों में से जो अछुपशुक्त 
सिद्ध हुए उन्हें निकाळ दिया गया और उनके स्थान में दूसरे प्रश्नो को रख 
दिया गया । इसके अतिरिक्त भी प्रश्नो की संख्या बढा दी गई । सभी उम्र के 
बालकों के लिये अन्तिम संशोधन मे पाँच प्रश्न निश्चित कर दिये गये । केवल 
चार वर्ष के बालकों के मरश्नों की संख्या चार कर दी गई । उनकी यह परीक्षण 
पद्धति चैज्ञानिक होवे के कारण इतनी सर्वप्रिय हो गई फि थोड़े ही समय 


( १४२ ) 


मे उसका प्रचार सभी देशों में हो गया और आज कोई भी देश ऐसा नहीं 
है जहाँ इसका प्रयोग न होता हो । इसके पहले कि हम इस परीक्षण पद्धति 
के गुण दोषों पर विचार करें यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि अमेरिका के ° 
कितने मनोवेज्ञानिकों ने इसमे तरह तरह के संशोधन किये । सन्‌ १९१६ ई० 
मे ररमन महोदय ने इसमें संशोधन किया जिसका अन्तिम रूप सन्‌ १९३७ ई० 
में निर्धारित हुआ । तव से टरसन महोदय की कृपा से सभी लोग इस पद्धति 
से अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं। भारत वर्ष में भी डा० कामत ने उसी 
के आधार पर भारतीय बालकों की जुद्धि की जानकारी के लिये कुछ परीक्षण 
निर्धारित किया है जो महाराष्ट्रीय बालकों के लिये पूर्णतः उपयुक्त हैं । 

अब विने महोदय की बुद्धि माप परीक्षण के गुण दोषो पर प्रकाश डालने 
के लिये यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि इसकी विशेषता यह हे कि प्रश्न 
विभिन्न अवस्था के बालकों के अनुरूप हैं, क्योकि उन्होंने उन प्रश्नों की 
'प्रामाणिकृता का निश्चय अनेक बालकों पर इस्तेमाल करके किया था । 

विने सहोदय की परीक्षण पद्धति सामान्य बुद्धि को जानने की हे, क्योंकि 
वह इस पचड़े में नहीं पड़े कि बुद्धि एक हे या कई। इस तरह इस पद्धति- 
से सामान्य बुद्धि का ही पता लगता है । 

इसके अछाचे भी बुद्धि का निर्णय वाझको की मानसिक आयु पर निर्धा-- 


रित किया जाता है जो बहुत आसानी के साथ हो जाता है और निर्णय 
सी तुलनात्मक होता हे । 


परन्तु इन विशेषताओं के होते हुये भी इसमें कुछ जुटियाँ हैं, क्योंकि 
इसमें बाळक की असफलता या सफलता अधिकांशतः उसकी शिक्षा और 
सामाजिक वातावरण पर निर्भर करती हे । संस्कृत समाज के शिक्षित बच्चे 
असंस्कृत समाज के अशिक्षित बच्चों की अपेक्षा विशेष लाभान्वित होते 
हैं। इस कमी को प्रायः सभी मनोचेज्ञानिक स्वीकार करते हैं । 

इस परीक्षण पद्धति के द्वारा बच्चों के चारित्रिक दोषों ( Character 
Defect 3 ) का ज्ञान नहीं होता और न विशिष्ट योग्यता का ही पता चलता 
हे जो बुद्धि के लिये अत्यावश्यक है । इसके अतिरिक्त, उसकी परीक्षण पद्धति" 
का उपयोग सभी दद्धो पर उनके मौलिक रूप में नही किया जा सकता, 
क्योंकि सभी बच्चे अंगरेजी भाषा के ज्ञाता नहीं होते । कहने का तात्पर्य यह 
है कि इसमें गुण और दोप दोनों विद्यमान हैं किन्तु, इन दोषों से बचते हुये 
इसका अयोग बुद्धि जानने में अत्यधिक सफल हुआ है। 


( १४३ ) 


(५) इविगहॉस पूर्ति परीक्षण पद्धति ( Ebbinghaus 
Completion Method ) :~—वाळको की छ्लाद्धू का निश्चय करने के 
लिये इविगहांस महोदय ने पहले पहल इस पद्धति का प्रयोग 
किया। इसमे विभिन्न वाक्यो के विभिन्न अंश रिक्त रहते हैं जिनको 
कि चाळक को पूरा करना पडता है । उम्र के अनुसार इसमे भी 
वाक्यो की सरलता ओर कठिनता पर ध्यान दिया जाता है। समय 
ओर रिक्त स्थानो की उचित अनुचित पूर्ति को ध्यान मे रखकर तो किसी 
बाळक विशेष की बुद्धि का निर्णय किया जाता है । बालकों के लिये वाक्य न 
होकर चित्रों के रिक्त अंशो को परिपूर्ण करना विशेष सुविधाजनक होता है। 
आज भी यह पद्धत प्रायः सभी देशो से क्सी न विसी रूप मे अवश्य ही 
काम में लाई जाती हे और इससे सामान्य बुद्धि पर अत्यधिक प्रकाश पडता 
हे । इसके निर्णय भी बुद्धि उपलब्धि की तरह संख्यात्मक होते है किन्तु, इसको 
इस्तेमाल करने के पहले किसी विशेषज्ञ से इस पद्धति के द्वारा बुद्ध निर्णय 
करने के नियम को सीख छेना आवश्यक होता है, क्योकि सभी लोग इसका 
प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते है । यह विधि व्यक्तिगत ( [ाताएं- 
0००) ) तथा सामूहिक ( G7० ) दानो प्रकार से काम मे लाई जाती है । 


(६) सामूहिक परीक्षण पद्धति (Group Testing Method):— 
आज कई प्रकार की सामूहिक पर्रक्षण पद्धतियाँ प्रचलित है किन्तु, सभी 
इविंगहॉस महोदय के ही सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित हैं । कभी-कभी तो 
ऐसे ही वाक्यों का निर्माण रहता हे जिनके कुछ अंश रिक्त रहते हैं और उन्हें 
चालकों को भरना पड़ता है। परन्तु, कभी कभी शुद्धाशुछ का निर्णय करना 
रहता हे । सामूहिक परीक्षण पद्धति से वर्तमान जगत को बहुत लाभ 
पहुँच रहा है, क्योकि इससे समय और धन दोनो की बचत होती हे । अधिक 
से अधिक संख्या मे वालको की बुद्धि की जाच थोड़े समय मे हो जाती है। 
परन्तु, यह पद्धति भी दोपरहित नही है, क्योकि जितनी प्रतिपन्न एवं विश्वस- 
नीय व्यक्तिगत परीक्षण पद्धतियाँ है उत्तनी यह नहीं हे । इसमें वेईमानी करने 
की अधिक गुंजाइश रहती हे जिसका ज्ञान साधारण व्यक्ति को अधिकांशतः 
नहीं होता है। बालकों की योग्यता का ज्ञान निश्चयात्मक रूपसे नही होता । 
हॉ, इतना अवश्य है कि सामूहिक पद्धति में वयक्तिक पद्धतियो के समान 
व्यक्तिगत बीजतत्वों ( [nd!४dual Elements ) का स्थान बिळकुळ 
नहीं रहता । यहाँ यह व्यक्त कर देना अप्रासपिक नहीं होगा कि भारतवर्ष में 
भी डा० सोहनलाल ने भारतीय बालकों के लिये सामूहिक परीक्षण पद्धति को 


( १४४ ) 


पनपाया है ओर उसमे उन्हें अत्यधिक सफलता मिली है आर आशा की 
जाती है कि भारतीय बालकों की बुद्धि की जानकारी के लिये उनकी परीक्षण 
एद्धति पूर्णतः सफल होगी । 


(७) निर्माण परीक्षण प्ति ( Performance method ):- 
अभी तक जितनी पद्धतियों पर प्रका डाला गया है वे सभी भआापाके 
आधार पर ही हैं, क्योकि उनके किये भापा-ज्ञान का होना आवश्यक है । 
इसलिये इस कठिवाई को दूर करने के लिये मनोवेज्ञानिकों ने कुछ निर्माण 

परीक्षाणों को निर्धारित किया है। इसमें न तो पढने की योग्यता की आव- 
इयकता पड़ती है और न छिखने की योग्यता की । शिक्षित ओर अशिक्षित 
बालकों मे किसी अकार का भी अन्तर नही पढ़ता है । इससे विभिन्‍न प्रकार 
के उपकरणो से विभिन्‍न प्रकार के चित्रों का निर्माण करना पड़ता हे। बुद्धि 
निर्धारित करने के लिये परीक्षार्थी की हस्तगति और ससय दोनों पर ध्यान 
दिया जाता है। बहुत परीक्षण ऐसे हैं जिनमें केवल समय का ही विद्रोप 
महच्च रहता है । आज न सालूस कितने निर्माण-परीक्षण प्रचलित हैं । यद्यपि 
इसकी उपयोगिता अन्य शिक्षित देशो में अधिक नही है परन्तु, भारतवर्ष की 
अशिक्षित जनता के लिये तो यह वरदान स्वरूप ही हे और ऐसी आशा की 
जाती हे कि इससे भारतवर्ष का विशेष उपकार होगा । 


( ८ ) कायेखिद्धि परीक्षण पद्धति (Achievement method):- 
इस पद्धति का प्रयोग पाठशालीय विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता का 
एता लगाने के लिये होता है। यद्यपि हम इसे पूर्णतः डुद्धिमापक पद्धति के 
अन्तर्गत नहीं रख सकते, तथापि इसका इस्तेसाळ बुद्धि जानने के लिये किया 
जाता है । इसका प्रचार पाठशाळाओं में विशेष रूप से होता है। इन 
पद्धतियो के अतिरिक्त भी और कई पद्धतियाँ बुद्धि नापने के काम में छाई 
जाती ह परन्तु, उ सब पर यहां प्रकाश डालना इस छोटी-खी पुस्तक सें 
असस्भव है । 

छः वर्ष तक के बालकों की बुद्धि मापने के लिए 
प्रसुख परीक्षण पद्धतियाँ 
असी तक सासान्य रूप से चुद्धि परीक्षण पद्धतियो पर प्रकाश डाला 


। यहाँ अच उन दो चार परीक्षणो का संक्षिप्त: वर्णन किया जायेगा 
जिनका इस्तेमाल छः वर्ष तक के बच्चों पर किया जाता है। यो तो इनकी 


सख्या दुन पर दिन बढ़ रही हे लेकिन, यहाँ पर मुख्य परीक्षणों का ही 
वणन क्या जायेगा । 


राया 


+ 


( १४५ ) 


स्टदूसमेन परीक्षण सेरिलपासर स्कूल की मनोवैज्ञानिक प्रयोगाला में 
५२९ वच्चो पर प्रयोग करके तेथार किये गये। इनमें २५२ घालक तथा 
२७७ लडकियों थी जिनकी अवस्था १८ सहीने से लेकर ७१ महीने तक थी । 
इस प्रकार २१ परोक्षणो का निर्माण हुआ। एक परीक्षण से एक बक्स में 
१६ घन ( त्रिघात ) (७७९8) इस तरह से रखने पडते हैं कि ढक्कन जा 
सके । अउारह अहानेवाळे बच्चो में केवळ ३५ प्रतिशत सभी त्रिघात 
( C0९५ ) वकस से रखने भें सफल होते हैं। चोवीस सहीनेवाले बच्चो 
की संख्या ८० प्रतिशत होती है। वे पहले वच्चो से क्षिप्रकारी होते है। इसी 
प्रकार ढाई वर्ष के बच्चे ९० प्रतिशत इस कार्य से सफलता प्राप्त करते है। 
दूसरे परीक्षण से चार घन छिद्रा से एक दूसरे को रखना पडता है और यह 
देखा जाता हैं कि ऐसा करने से बच्चे को कितना समय लगता हे । इसी तरह 
ओर भी परीक्षण है जिनमे शब्द या शाब्द-सशूहों को छुहराने, म्रइनो के 
उत्तर देने अथवा चित्रादि तेयार करने पडते हैं । 

गेसेळ के परीक्षण विचित्र प्रकार के है। उन्होंने विकासात्मक दृष्टिकोण 
से इन परीक्षणों' का निर्माण किया है। उनका सिद्धान्त है कि विकास-क्रम 
से कोई अडुपात ( 7२०४0 ) नहीं रहता, क्योकि उनका करस अनिश्चित हे । 
प्रथमावस्था स॒ विकास-गति उत्तरावस्था ( [25 5६2९९ ) की बिकास 
शति से लीब होती है। अगर हम उनके परीक्षणो का घर्गीकरण करें तब 
हम उन्हे क्रिया, शापा, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा अभियोजित व्यवहार के 
नासो से पुकार सकते है । इनका सम्बन्ध स्नायविक योग्यता, भाषा, सामा 
जिक अनुभव तथा व्यक्तित्व के झीलशुण और अभियोजन-क्षमता से रहता 
है । प्रत्येक परीक्षण में पेंतील विपय होते हैं । विकास का निर्णय भी यांत्रिक 
(Meckanical) नहीं होता बल्कि, उनका अंकन अक्षरो द्वारा होता है । 

मीनेखोटा के परीक्षण सी उन्ही बच्चों के लिए है जो पाठ्शाला के 
योग्य, अवस्था कम होने के कारण, नहीं है। ये परीक्षण झाद्विक तथा 
अशज्याहिक ( \ 0-४९7] ) दोनो प्रकार के हैं। कुछ के आधार तो बीने 
के ही परीक्षण हैं, जेसे, शरीर के किसी, अंग को व्यक्त करना, चित्र बनावा 
या उनका स्मृति-विस्तार ( Mem0ry 5020 ) जानना आदि ओर दूसरे 
परीक्षण मेरिलपामर की तरह हैं जिनमे प्रतिकूल ( OP05€ ) शब्दो 
को देना पड़ता है । 

इन परीक्षण पद्धतियों के अतिरिक्त भी ओर कई परीक्षण पद्धातया माजूद 
हैं किन्तु, उन सब पर स्थानाभाव से यहाँ प्रकाश नहीं डाला जा सकता । 

१ ० 


(५१४६ ) 
बुद्धिमाप की उपयोगिता 


इसके पहले कि हम इुद्धिमाप की उपयोगिता पर प्रकादा डालें, यह 
व्यक्त कर देना आवश्यक है कि जबतक बुद्धिमापकपरीक्षणों का निर्माण 
नहीँ हुआ था तब तक माता-पिता और शिक्षक सभी अन्धकार में थे ओर 
उन्हें यह नहीं मालूम होता था कि उनकी सन्तान की बुद्धि कसी हे। 
परन्तु. जबसे इन परीक्षणों का अचार हो गया हे तबसे यह अन्धकार दूर 
हो गया है और फलतः सभी माता-पिता और शिक्षक अपने बच्चों की 
योग्यता को इसके द्वारा जानने छगे हैं। बुद्धयनुसार ही उनको शिक्षा दी 
जाती है। 
अब सभी बच्चों को एक ही साथ नहीं पढाया जाता बल्कि, उनकी 
बुद्धि के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है और विभिन्न वगों 
को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती हें । इस विभाजन से अब बालकों का 
विद्धार्थी-जीवन भारस्वरूप नहीं माझ पड़ता है, क्योकि योग्यता के अनुसार 
ही विषयो को उन्हे पढ़ाया जाता हे । बच्चे भी किसी तरह के हीनभाव का 
अनुभव नहीं करते हैं । यहाँ तो नहीं लेकिन, यूरोप आदि देशों में इस पर 
विशेष जोर दिया जाता है। 
बुद्धिमाप परीक्षणो से अब यह भी सरळतया मालम हो जाता है कि 
बच्चा तीब्रडुद्धि का है अथवा सन्दबुद्धि का । यदि तीघबुद्धि का वह रहता हे 
तव तो उसका लाळन-पालन करने में किसी विशेष पद्धति का अनुसरण नहीं 
किया जाता है परन्तु, यदि दुर्भाग्यवश बच्चे में मानसिक दुर्बलता पाईं जाती 
है तब उसके लाळन-पारन तथा अध्ययन का विशेष प्रवन्ध किया जाता हे। 
ऐसे बच्चों के लिये आज विदेशों मे विशेष प्रकार के स्कूल ही खोल दिये 
गये हैं जहा उन्हे विशेष नियम के साथ शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं 
वल्कि कुछ ऐसी पाउशाळायं हैं जहाँ सन्दडुद्धि के बालकों को निरंतर रहना 
पड़ता हैं। उनके रहन-सहन की व्यवस्था भी विशेष प्रकार से की जाती 
है। ये वच्चे ऐसी संस्थाओं सें कदापि अपने को किसी अंश मे दूसरे से हीन 
नहां समझते हे, क्याक वहा सभी सामान छुद्धि और योग्यता के रहते 
। अन्ततोगत्वा उनमें से बहुत बच्चे समाज के उपयोगी अंग बन जाते 
हं । आज कोई भी शिक्षित मनुष्य मानसिक दुर्बलता ( Mental Defici- 
९7९} ) को व्याधि नहीं मानता बल्कि, वह यह अच्छी तरह जानता हे कि 
मानसिक दुर्बलता में बुद्धि कम मात्रा में रहती है । 
हस लोग अव यह अच्छी तरह जान गये हैं कि पाउझाळीय कार्यों में 


( १४७ ) 


पिछड़े हुये बच्चे सभी मन्दघुद्धि के नहीं होते हैं। कुछ बच्चे तो आक- 
स्मिक बीसारियो के कारण अपने काम में पिछड़ जाते हैं और कुछ बुद्धि 
की कमी के कारण । इसलिये अब जब कभी भी किसी बच्चे के स्कूल के कार्य 
में कमी सारम होती है तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि की जाँच कर ली जाती हे 
ओर यह जान लिया जाता है कि वह किस कारण पिछड़ा हुआ है। यदि 
वुद्धयभाव के कारण ऐसा रहता है तब शीघ्र ही उसके अध्यापन का समुचित 
प्रबन्ध कर दिया जाता है। 

इसकी उपयोगिता अब शिझुःसंस्थाआं में भी देखने में आती है। जब 
कोई बच्चा अपने व्यवहार में असामान्यता प्रदर्शित करता है तब उसकी 
असामान्यता का कारण जानने के पहले उसकी बुद्धि की जाँच कर ली जाती 
है । बिना बुद्धि को जाने हुये ऐसे बच्चों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कदापि 
नहीं होती । यदि बच्चा बुद्धिमान रहता है तब उसकी योग्यता अनुसार उसे 
काम करने का अवसर दिया जाता हे या कम बुद्धि का रहता हेतो उसी 
अनुसार उसे अवसर भी दिया जाता हे । तात्यर्य यह है कि बिना बुद्धि की 
जाँच के किसी असामान्य व्यवहार को सुधारना या दूर करना कठिन हे । 

जब तक बुद्धि परीक्षणों ,का अभाव था तव तक बच्चों की योग्यता को 
जाने बिना ही उनके माता-पिता अपने मनोनुकूल जीवन-व्यवसाय में उन्हें 
प्रवेश करा देते थे जिसका परिणाम यह होता था कि अधिकांश बच्चे जीवनच 
सें असफल ही रहते थे, क्योकि उनका व्यवसाय उनकी योग्यता और रुचि 
के अनुरूप नहीं होता था । परन्तु, आज यह कठिनाई दूर हो गई है। अब 
बच्चों की योग्यता और रुचि पहले जान ली जाती है और उन्ही के अनुसार 
उनको जीवन-व्यवसाय में लगाया जाता हे। परिणामतः वे अपने जीवन सें 
सफळ-मनोरथ भी होते हैं । 

इसके अतिरिक्त, बालकों के व्यक्तिगत अन्तरां को हम जानने में इसी 
के जरिये समर्थ होते हैं। उनकी विशिष्ट योग्यताओ का परिज्ञान बुद्धि 
परीक्षणो द्वारा ही होता है। कहने का सारांश यह है कि इसकी उपयोगिता 
जीवन के सभी क्षेत्रों में है । आशा की जाती है कि बहुत ही शीघ्र भारतीय 
जनता भी इसका उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में कर सकेगी और बच्चो का 
पाळन-पोषण वेज्ञानिक ढंग पर ही होगा । 





आठवां अध्याय 
शिक्षण और उसका विकास 


१, चिपय घचेश 
शिक्षण ( [८९2700९ ) के स्वरूप पर प्रकाश डालने के पहले 
यह व्यक्त कर देता अप्रासंगिक नहीं होंगा कि अन्य जानवरों की अपेक्षा 
सानव शिछु जल्म के समय पूणतः अससर्थ ओर असहाय रहता दे । उसे 
एक नये वातावरण का सामना करना पडता ठै जिसमें स्वतः अभियोजन 
करते सें उसे शीघ्र सफलता नहीं मिळती । जब तक गछ माता के गर्भ में 
रहता है तब तक उसे एक सीमित वातावरण से रहना पढ़ता है किंतु, जन्मो- 
प्रांत उसका वातावरण इतना बृहद हो जाता है कि उसे उसमें सफलता 
पूर्वक अभियोजन करने के लिये जीवन भर कुछ न कुछ सीखना पड़ता हे । 
जिन सहज-क्रियाओ ( efex-ACcti0ns ) के द्वारा वह राभ में अपनी 
आवश्यकताओ को संतुष्ट करता था, वे क्रियाएं जन्म के पश्चात उसे पूर्णतः 
संतुष्ट करने से समर्थ नही होती । इसलिये उन क्रियाओ के रहते हुये भी उसे 
अपने आएको विश्व सें बनाये रखने के लिये बहुत कुछ सीखना पडता है। 
प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं को बहुत अंश से छोडना पडता है और नई-नई परि- 
स्थितियों का सफछतापुवक सासना करने के लिये नई-नई प्रतिक्रियाओं को 
सीखना पड़ता है । अवस्था बुद्धि के साथ साथ उसका वातावरण ज्यो-्ज्यो 
चिस्तृत होता जाता हे त्यों त्यो उसकी अतिक्रियाओ की संख्या भी बढती जाती 
है। यदि हस बाल्य-जीवन को निक्षणमय जीवन कहे तो इसमें कोई अत्युक्ति 
नही होगी, क्योकि इसके बिना उसका जीवन धारण करना भी कठिन हो 
जायगा । इन्ही सब कारणो से बाल मनोविज्ञान में अभिरुचि रखने वालो को 
बाळशिक्षण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्राक्त करना आवश्यक हो जाता हे । 
*- शक्षण का स्वरूप ( Nature of Learning ) 
जनस के पश्चात बच्चों में कई घकार की अतिक्रियाएँ पाई जाती हैं 
'जन्ह हस शिक्षण नहीं कह सकते, क्योकि उनका ढंग वे अनुभव के द्वारा 
हक je वि जन्मजात रहती है । यद्यपि कुछ सनो 
रा पर ज्ञात होगा, विभिन्न प्रयोगों के आधार 
पर यह प्रदोशत करने का प्रयास किया है कि गर्भस्थ [शिशु भी सीखने की 
क्षमता रखता है और सपखत , है परन्तु, हमारे इष्टिकोण से वास्तविक 


( १४९ ) 


शिक्षण-पक्रिया का आविर्भाव जन्मोपरांत ही होता है। इसलिये जन्म के पूर्व 
अथवा पश्चात उनमें जो क्रियाएँ पाई जाती हैं उन्हे सहज-क्रिया ही कहना 
विशेष समुचित जँचता है । अतएव उनपर प्रकाश न डालकर शिक्षण क्या 
हैं अथवा क्योकर होता है आदि बातों का यहाँ वर्णन करना श्रेयस्कर है । 
यदि हस इसके स्वरूप पर विचार करें तो मालूम होगा कि जिस तरह 
बच्चो से अन्य प्रकार की कई प्रक्रियाएँ जसे, संवेदना, अत्यक्षीकरण, स्छृति, 
ध्याव ( 0८४07 ), चिंतन, कल्पना आदि पाई जाती हैं, उसी 
प्रकार शिक्षण प्रक्रिया भी उनमें होती हे t किन्तु, इसका स्वरूप उन सबसे 
कुछ भिन्त होता है, क्योकि अन्य प्रक्रियाएँ विशिष्ट होती है किन्छु, इससे 
चिशिए्ता नहीं होती । घस्तुदः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे कई त्रकार की 
प्रक्रियाएँ सम्सिलित ( [7४0]४९ ) रहती है, इसलिये यह एक सरल 
नहीं अपितु, विपस पअक्रिया है । जेसा कि आगे चलकर ज्ञात होया, हम किसी 
भी ऐसी क्रिया को जिससे अभ्यास के फलस्वरूप किसी अकार का व्यवहार 
में स्थायी परिवर्तन होता है, शिक्षण कह सकते हैं। यद्यपि इसकी 
परिभाषा मनोवेज्ञानिको ने अपने-अपने दृष्टिकोण से की हे किन्तु, यहाँ हम 
उन सबका सविस्तार वर्णन न करके इसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुये 
अपना विचार व्यक्त करेंगे । 
यों तो कुछ सनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे 
जीव की सोलिक प्रृत्तियो सें परिवर्तन होता है। इसी तरह दूसरों मे इसे 
भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है और उनके झुताविक व्यवहार भे किसी 
प्रकार का संशोधन ( ४००॥४।८४४07 ) ही शिक्षण हे । परन्तु, इन दोनों 
परिभापाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः इन दोनों 
सें किसी प्रकार का मोलिक भेद नहीं है। जीव की ्रचृन्तियाँ उसके व्यवहार 
का बीज-चत्व (Elements) हैं जो उसका निर्माण करते हैं ओर जब उनमे 
किसी तरह का परिवर्तन अथवा संशोधन होता है तो व्यवहार स्वतः 
परिवर्तित या संशोधित हो जाता है । इस ग्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों 
में वास्तविक भेद किसी प्रकार का नहीं है अपितु, इनसे शब्दजाल माचर का 
ही अन्तर है। कहने का अभिग्राय यह है कि एक ही बात को दो तरह से 
व्यक्त किया गया है न कि दो तथ्यो को । इसी तरह कुछ लोगो ने इसे वह 
प्रक्रिया कहा हे जिससे जीव की कार्यक्षमता ( Performance capar 
८।{5 ) में विवृद्धि होती है । किन्छु, इस स्थळ पर हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि हमारी कार्यक्षमता में विवृद्धि अथवा उन्नति परिपछ्ता के कारण 


( १५० ) 


भी होती है। इसलिए परिपक्वता और शिक्षण को अ्रसवश एक ही नहीं 
समझना चाहिए। चस्तुतः इन दोनों प्रक्रियाओं में समानता हो डः ह 
कुछ ऐसे मौलिक अन्तर हैं जिनके कारण हम दोनों को एक कदापि नह कह 
सकते । स्थळ विशेष पर इन दोनों के अन्तरो पर प्रकारा डाला जायेगा । 
पिदसचरी ने साहचार्य-स्थापन प्रक्रिया को ही शिक्षण प्रव्रिया के चाम 5 
अभिव्यक्त किया है। उसके अनुसार दो ग्रस्ययों ([0९25) अंशा अथवा चीजा 
में किसी प्रकार का साहचर्य (^55004£07) स्थापन करना ही शिक्षण 
है । किसी कार्थ को सीखने का तात्पर्य है उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक 
सम्त्रत्य को जानना और समझना । इसी तरह से और भी कई परिभापाए 
शिक्षण की है किन्तु, उन पर प्रकाश न डाळकर अव हम इतना ही कहना 
पर्याप्त समझते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया हे जिससे अभ्यास के फर स्वरूप 
हमारे व्यवहार सें किसी प्रकार का स्थायी संशोधन या परिवर्तन होता है 
और जिसके परिणामस्वरूप हम अपने को अभिनव वातावरण में सफलतापूर्वक 
अभियोजित करने में समर्थ होते हैं । स्थायी परिवर्तत इसलिए कहा गया है 
कि शिक्षण का मुख्य ध्येय वातावरण में अभियोजन करना टे । इसका संस्कार 
हसारे नाड़ी मण्डल (\€7४०॥5 895€0) के विभिन्न तन्तुओं पर स्थायी 
रूप से पडता है और यदि व्यवधानवश उसमें कुछ क्षीणता भी आती है तो 
अभ्यास ( £९7८।5९ ) से वह पुनः सजीव बन जाता हे। इसलिए इस 
संशोधन को स्थायी ही कहना विशेष रूपेण उचित है। जिसमें स्थायित्व नहीं 
उसे शिक्षण कहना अनुचित होगा, क्योकि अस्थायी परिवर्तत शरीर की अन्य 
क्षणिक अवस्थाओ के कारण भी होते हैं। इसके पहले कि हम परिपक्वता 
( Maturation ) ओर शिक्षण के अन्तरों पर प्रकाश डाले, शिक्षण का 
एक-दो उदाहरण यहाँ दे देना अप्रासंगिक नहीं होगा । आरम्भ में बच्चा किसी 
भयावह जन्तु से नही डरता किन्तु, जब उसके हानिकर परिणाम को जान 
जाता है तो उससे वह डरने लगता हे । यह डरने की अतिक्रिया उसके शिक्षण 
का ही फल है। इसी मकार साइकिल चलाना, याना, तळवार भाँजना, लिखना- 
पढ़ना आदि सभी सीखने के परिणामस्वरूप होते है। अतएवच हस शिक्षण 
को व्यवहार में स्थायी संशोधन के ही रूप में समझ सकते हैं। यदि कोई 
वच्चा दीपक से बार-बार जलने पर भी उसे पकडने की कोशिश करता है 
तो वस्तुतः उससे अळग होना वह नहीं सीख सका है किन्तु, दूसरा बच्चा देर 
से क्लास में आने के कारण दण्डित ( ?07.5]।€0 ) होने पर यदि वह 
अब ठीक समय पर स्कूल आता है तो उसने देर न करना या समुचित समय 


( १५१ ) 


पर स्कूल आना सीख लिया है। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि 
परिपक्वता और शिक्षण सें कया अन्तर हे, क्योंकि इससे शिक्षण का स्वरूप 
और भी स्पष्ट तथा वोधगम्य हो जायेगा । 
३. शिक्षण तथा परिपक्वता 
हम पहले लिख चुके हैं कि शिक्षण और परिपक्वता मे इतनी 
अधिक समानता है कि बहुत से मनोवेज्ञानिकों ने इन्हें एक ही आधार 
के दो भिन्न पहलू साना है। उनका ऐसा कहना कुछ अंशा में ठीक 
भी है किन्तु, इतना होते हुये भी इन दोनों से जो सेद है उसकी उपेक्षा 
हम नही कर सकते। इनके अन्तरों का वर्णन करने के लिये हमें यह 
नही भूलना होगा कि कुछ मनोवेज्ञानिफों का ऐसा विश्वास था कि जन्म 
के पूर्व परिपक्वता की प्रक्रिया ओर उसके पश्चात िक्षण-प्रकिया होती हे 
परन्तु, प्रयोगात्मक ग्रमाणो द्वारा यह विश्वास दोपपूर्ण प्रमाणित कर दिया 
गया है। अव प्रायः सभी मनोवेज्ञानिक इससे पूर्णरपेण सहसत हैं कि 
ये प्रक्रिया जन्म के पूर्व और पञ्चाल दोनो अवस्थाओ से पायी जाती हैं । 
हळ, रे, पेइपर आदि ने गर्भस्थ दिझु पर प्रयोग करके, यह सिद्ध कर दिया है 
कि इस अवस्था में भी उसमें शिक्षण-क्षमता विद्यमान रहती है। इसी तरह 
आर्ली ने जो प्रयोग वच्चो पर इन दोनों की घनिष्ठता को व्यक्त करने के लिये 
किया है उससे यह स्पष्ट है कि जन्मोपरांत मिक्षण के लिये परिपक्वता 
अनिवार्य है । कहने का अभिप्राय यह हे कि परिपक्वता को जन्म के पूर्व और 
शिक्षण को उसके पश्‍चात सानना सर्वाशतः अनुचित है क्योकि, वस्तुतः ये 
दोनो परक्रियाये विकास-क्रम की किसी भी अवस्था में साथ-साथ पाई जाती 
हैं । यद्यपि इन दोनो से किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन ही होता है परन्तु, 
इन परिवर्तनो मे हम प्राकारिक अन्तर ( D:fference in 00 ) नही 
पाकर आंशिक अन्तर ( Difference in Degree ) ही पाते हैं। 
यहाँ हमे यह स्सरणीय है कि शिक्षण से जीव की प्रतिक्रियाओ में परिः 
चर्तन अथवा विवृद्धि होती है किन्तु, परिपक्वता से शारीर-रचना ( Bodily 
Structure ) मे विद्वद्धि और परिवर्तन होता है। पेशी ( Muscles 2 
तथा स्नायुओ ( \€7४९8 ) में विद्वृद्धि परिपक्वता के फलस्वरूप होती है 
किन्तु मोटर चलाना, गाना, विभिन्न भाषाओं का जावना और उनका प्रयोग 
करना शिक्षण फे फळ स्वरूप होता है। 
शिक्षणके द्वारा वातावरण की परिस्थितियों मे किसी घकार का परिवर्तन 
होता हे किन्तु, परिपक्वता से शारीरिक रचनामें रासायनिक (Chemical) 


( श्र )' 


परिवर्तन होताहे। वायुयान संचालन, कवितापाट आदि शिक्षण-अ्रक्रियाओं 
में जो शारीरिक परिवर्तन होते है वे अगम्य होने के कारण नगराय है, इसलिये 
इसमें घातावरण के परिवर्तन का ही महत्त्व विशेष रूप से परिलक्षित होता 
है । उसी प्रकार परिपक्वता से भी ऐसा नहीं होता कि वातावरण का सर्वथा 
अश्चाव रहता है बल्कि, वह वातावरण इतना सूक्ष्म ओऔर आन्तरिक होता हे 
कि उसके महत्व की परिगणना न करके आन्तरिक रासायनिक परिवर्तन के 
महत्व की ही परिगणना की जाती है। 
शिक्षण का सम्बन्ध शारीर के विभिन्न अंया ळी क्रियाओं से रहता 
परन्तु, परिपक्वता का सम्बन्ध उनकी क्रियाओं से नही अपितु, उन अङ्गां की 
रचना से रहता है । पढ़ना, घोडे पर चडना, तेरना आदि शिक्षण कहे जाते हैं 
किंतु, स्वाचु ओर सांस पेलियो का एछिकरण ( ेtrengtnh शा ) परि- 
पक्वता का द्योत्तक है। 
शिक्षण एक अजित ( /0८वुपां।८व॑ ) अक्रिया है किन्तु, परिपक्वता 
जन्मजात प्रक्रिया है। वच्चा जन्म के ससय ही मोटर नहीं चला सकता आर च 
तो साइकिल पर ही चढ सकता है किन्तु, ज्यों ज्यों वह बड़ा होता है क्रमशः 
मोटर चलाना या साइकिल पर चढना धह सीख लेता है । इसीलिये हम 
शिक्षण को अजित प्रक्रिया कहते है । परिपक्वता को हम जन्मजात इसलिये 
कहते हैं कि शारीरिक अंगों की रचनाओं मे पुष्टि सीखने से नही आती बल्कि, 
स्वतः समयानुसार आती है । दातो का निकलना, बढ़ना, अंग विशेपो पर 
केशो का जसना आदि परिपक्वता के जन्मजात स्वरूप के ही साक्षी हैं | 
शिक्षण के द्वारा व्यक्तिगत विशेषताओं ( Individual characteri- 
8005 ) और अतिक्रियाओ से उन्नति और विवृद्धि होती है लेकिन, परि- 
पक्तता से जातीय विशेषताओं (९4८2] charact€ri5tc5) की ही उन्नति 
होती है । कहने का अभिग्राय यह हे कि जीव शिक्षण-प्रक्रिया के द्वारा ऐसी 
क्रियाओं जोर विश्वेपत्ताओं को अपना सकता है जिन्हे उसी जाति के अन्य 
जीव नहीं अपना सकते । गाना और रेल चलाना सभी व्यक्तियों को नही 
आता, इसलिये इन्हे हम व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के अन्तर्गत रख सकते 
हैं। हाँ, परिपक्वता से उन्ही विज्ञेपवाओ की उल्नति होती है जो सभी 
व्यक्तियों पाई जाती हैं। दाँत का उठचा, केश का जमना, साँस पेशियों 
का घुष्ट होना आदि जालीय विश्वेषताय हैं, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि इनका 
आविर्भात और विकास समयाचुकूल सभी व्यक्तियों मे होता है। 
शिक्षण में अभ्यास का स्थान महत्वपूर्ण है किन्तु, परिपक्वता में 
इसका कुछ भी हाथ नहीं रहता । यन्त्र चलाना, पंखा बनाना, नौकारोहण 


2 (0[/# 


रु 


( १५३ ) 


( B04tinए ) आदि सें अध्यास का क्या सहत्व है, इसे व्यक्त करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । किन्तु, क्या दाँतों के निकलने में भी अभ्यास 
का प्रभाव पड़ सकता हे ? इसी प्रकार इन दोनोंमें और भी कुछ अन्तर 
दिखलाये जा सकते हैं परन्तु; अब उनका वर्णन न करके हम यहाँ यह देखने 
का प्रयास करेंगे कि इन विभिन्नताओं के होते हुए भी ये दोनो एक-दूसरे पर 
क्योकर और कितना निर्भर करती है । 
यदि हम इस पर विचार करें कि शिक्षणमे परिपक्वता ओर परिपक्वता 
से शिक्षण का क्या हाथ रहता है, तब हमे यह सालस होगा कि यद्यपि ये 
दोनों उपयुक्त अंशो मे एक दूसरे से भिन्न हैं तथापि, ये अन्योत्याश्रयी 
(Interdependent) है। कारण, एक के बिना दूसरी प्रक्रिया अधूरी या 
अपूर्ण ही कयो बल्कि, कई अंशो में कठिन ही नहीं अपितु, असंभव हो जायगी । 
गिक्षण से परिपक्वता क्योकर सहायक होती है इसको प्रदर्शित करने के 
लिये कई एक सनोवेज्ञानिक प्रयोग किये गये है जिनसे यह स्पष्ट है कि परि 
पक्वता के विना कई ्रकार के शिक्षण असंभव है । इख दिशा में शली, गुड- 
एुनफ, गेसेल, थास्खन, उळाट्ज, मिळिशेम्प आदि के प्रयोग विशेपरूपेण 
उल्लेखनीय है जिनका वर्णन संवेगात्मक विकास मे स्थळ विशेष पर किया 
गया है । इसलिये यहाँ उन सब पर प्रकाश न डाळकर दो जुडवे बच्चो पर 
किये गये प्रयोग का ही वर्णन किया जायेगा जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
परिपक्वता शिक्षण को कितना प्रभावित करती है 
दो ङुडवे बच्चो में से एक को, जिसकी उम्र ३६ सप्ताह थी, छः सप्ताह 
तक सीढ़ी पर चढने ओर कूदने की शिक्षा दी गयी किन्तु, दूसरे को ५३ सप्ताह 
तक यह शिक्षा नही दी गई । शिक्षा के अन्त मे, अर्थात ५२वें सप्ताह के अन्त 
में शिक्षित बच्चा खीढी कूदने में केवल २६ सेकण्ड लिया किन्तु, अशिक्षित 
बच्चा ५३ वे सप्ताह के अन्त में उसी सीढी को कूदने मे ४६ सेकण्ड मे समर्थ 
हुआ । किन्तु, दो सप्ताह शिक्षा देने के बाद उस सीढ़ी को वह सिफ १० 
सेकण्ड सें ही कूद गया । इस प्रयोग से यह सळी भाँति स्पष्ट हो जाता हे कि 
बहुत से शिक्षणो की योग्यता का आविर्भाव तथा विकास परिपक्वता के 
कारण होता है। हम आगे चलकर भी देखेंगे कि इसका हाथ शिक्षण में 
कितना महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार कई स्थलों पर शिक्षण भी परिपक्वता को 
प्रभावित करता है । शिक्षण के अभाव में परिपक्वता प्रक्रिया भी पूणरूपेण 
कार्यान्वित नहीं हो सकती । अतएव हम थह कह सकते है कि ये दोनों 
प्रक्रियाएँ अधिकांश एक दूसरे के आश्रित हैं । 


| ( १५७ ) 
2 


४, शिक्षण-्सिद्धान्त ( Theories of Learning ) 
झिक्षण-सि द्वान्त के सम्बन्ध में कई विचारधाराएँ हैं । व्यवहारवादी तथा 
उनके अनुयायी भनोवेज्ञानिकों के अनुसार जीव सभी कुछ सम्बद्ध-पत्या 
चर्तन ( Conditi0ned-Re॥l€x ) के द्वारा सीखता है। जेस्टाल्टवाद 
शिक्षण प्रक्रिया में अन्तर॑ष्टि (7520£) के महस्त पर ही जोर देता है और 
उसके अनुसार हम लोग जो कुछ सीखते हैं उसके सीखने में अन्तर्दष्टि अथवा 
बुद्धि का हाथ रहता है। थानंडाइक ओर उसके अनुयायियों का कहना है 
कि हमारा शिक्षण क्रियात्मक ( 39 £72]-९7707 ) ही होता है । इसी 
प्रकार और भी एकाध सिद्धान्त इस सम्वन्ध सें मनोवैज्ञानिको हारा प्रति 
पादित किये गये हैं । इन्हीं सिद्धान्तो को कभी-कभी कुछ लोग शिक्षण-विधि 
के नाम से भी अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ हस क्रमशः विभिन्न सिद्धान्तो का 
वर्णन करेंगे ओर यह देखने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः ये तीनों सिद्धान्त 
युक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हें अथवा एक ही के विभिन्न नाम हैं। 
( १) सम्दद्धःप्रत्यावर्तन शिक्षण-सिद्धान्त 
शिक्षण के इस सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रतिपादन रूस निवासी पाँवलाव 
ने किया। शरीरविज्ञानवेत्ताओ में उसका स्थान बहुत ऊँचा है। इस 
दिशा मे उसके अधिकांश प्रयोग कुत्तो पर ही हुए है। इस सिद्धान्त की 
सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसने एक हृष्ट-पुष्ट कुत्ते को भूखा रखकर 
उसे प्रयोगशाला के वातावरण से परिचित कराया । जब कुत्ता उससे पूर्णतः 
परिचित हो गया तब उसने प्रयोगात्मक अवस्था सें कुत्ते को रखकर घण्टी 
बजाने के तुरत पश्चात भोजन दिया । इसी हालत में इसकी कई वार आवृत्ति 
की गई और अन्त मे देखा गया कि जो कुत्ता भोजन को देखकर अपने मुँह 
में पानी छाने की प्रतिक्रिया करता था वही अब घण्डी ध्वनि को सुनकर ही 
जीभ से छार टपकाने की प्रतिक्रिया करने लगा । इस सम्बन्ध में थह उल्ले- 
खनीय है कि लार प्रतिक्रिया के लिए समुचित और स्वाभाविक (\2£7]) 
उत्तेजना भोजन ही है, घण्टी ध्वनि नही । किन्तु, जब घण्टीध्वनि मात्र से 
हो ळार आने की प्रतिक्रिया हो तो उसी को हम सम्बद्ध-प्रत्यावर्तन कहते हैं, 
क्योकि पहले घण्टी के शब्द मे लार प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने की शक्ति 
नहीं थी। यह क्षमता उसमें इसीलिए आ गई कि इसके पूर्वं उसका 
सस्वन्ध एक ऐसी उत्तेजना से हो गया था जो छार के लिए स्वाभाविक 
उत्तेजना है। यहाँ अब इस अस्वाभाविक उत्तेजना का साहचर्य भोजन से 
तो हुआ है साथ-साथ उसका सम्बन्ध छार प्रतिक्रिया से सी स्थापित हो गया 


= 


( १५५ ) 


है। यही कारण, है कि धण्टीध्वनि से ही कुत्ते के सुँह में पानी आ जाता है । 
ऐसी हालत में धण्टीध्वनि को सम्बद्ध उत्तेजना ( Conditioned 
5धप्रपांप5 ) और छार-प्रतिक्रिया को सम्बन्ध प्रतिक्रिया ( Condition- 
९ ९5०75९ ) कहते हैं । उपर्युक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुये 
हम यही कह सकते हैं कि जब किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का सम्बन्ध 
स्वाभाविक उत्तेजना के अतिरिक्त उसी परिस्थिति में किसी ऐसी उत्तेजना 
से हो जाता है जो पहले उसे ससुः्पन्न करने मे खमर्थ नहीं थी तो उसे हम 
सम्बद्ध प्रव्यावतच शिक्षण कहते हैं। हो, हमें यहां नहीं भूलना चाहिये कि 
पॉवलॉव का यह सिद्धान्त पूर्णतः अभिनव नहीं हे, क्योकि इसके पहले ही 
प्रख्यात दार्शनिक ( P]050Pher ) छॉक साइचर्य-नियम ( Laws of 
2.550टां४007 ) के महत्त्व को अभिष्यक्त कर चुका है। यह नियम इस 
तथ्य की अच्छी प्रकार व्याख्या कर देता है कि एक विचार, प्रत्यय अथवा 
रमरण दूसरे को क्योकर आविशत करता है। इस साहचर्य नियस का भी 
सूळ सारांश यही है कि जब हम दो घटनाओं को साथ साथ अथवा क्रमशः 
एक समय अथवा स्थळ पर अनुभव करते हैं तो वाद सें एक का स्मरण दूसरे 
का स्मरण दिलाता है । बाद में विलियम जेम्सने भी इसी नियम की परिषुषटि 
की । किन्तु इतना होते हुये भी हम यह निस्सन्देह कह सकते है कि 
पांवळाॉच के सम्बद्ध अत्यावतन शिक्षण-सिद्वान्त ओर लॉक के प्रत्यय 
साहचर्य-नियस से कुछ मोलिक भिन्नताएँ हैं । पॉवलाव फे सिद्धान्त 
की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया 
में जो साहचर्यं स्थापित होता है बह उसी पर जोर देता हे, प्रत्यय- 
साहचर्य पर नहीं । दूसरी विशेषता यह है कि इन दोना के सम्बन्ध और 
प्रभाव ( £९C! ) की साप हम संख्यात्मक ( (2प्थय7[9/76 ) खूपसे 
कर सकते हैं । यही कारण है कि पॉवलॉच का यह सिद्धान्त वेज्ञानिक होने के 
कारण आधुनिक मनोवेज्ञानिक जगत में सर्वप्रिय हे किन्तु, रॉक के सिद्धान्त 
को हम संख्यास्मक रूप से नहीं अदर्शित कर सकते। इसके अतिरिक्त भी 
पॉवलॉब ने इसकी व्याख्या इतनी सुन्दरता फे साथ को है कि प्राचीन आधार 
होते इये भी इसमे आधुनिकता और अभिनवता की गन्ध पूर्णतः परिव्यास है! 


इसके पहले कि हम इस विधि से बच्चो के शिक्षण पर प्रकाशा डाल 
इसका उल्लेख कर देना अलुचित नही होगा कि पॉवळॉव या उसके अन्य 
साथियो ने जो म्रयोग इस दिशा से किया हे उन सबसे यह स्पष्ट है कि 
इस म्रकार की शिक्षण विधि मे यह आवश्यक है कि जिस अस्वाभाविक 


( १५६ ) 


( Unnatura| ) उत्तेजना का सम्वन्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया से प्रस्थापिद 
करना है वह स्वाभाविक उत्तेजना के साथ-साथ था उससे झुछ पहले अवश्य 
उपस्थित हो। स्वाभाविक उत्तेजना के पश्चात उपस्थित होने से उसका 
सम्वन्ध कदापि उस प्रतिक्रिया से नहीं हो सकेगा । उन सभी उत्तेजनाआं का 
निराकरण करना आदच्यक डे जो अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रभाव को कस 
करके व्याबातक सिद्ध हो । अन्य च्याबातक (Disturhbin 2) उत्तेजना के 
रहने पर अस्वाभाविक उत्तेजना ग्रभावशाली नहीं रह जाती, इसलिये उसका 
सस्वन्च भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि 
उत्तेजना का प्रवळ और सस्तिप्क ( 37477 ) का अखण्ड रहना भी जरूरी 
है, क्योंकि निर्षळ उत्तेजना या खण्डित सरितप्क की अवस्था में सस्वद्ध प्रत्या- 
वर्तन दिधि से शिक्षण कठिन और असम्भव है। इली मकार ध्याचावस्था 
C Attentive State) और सक्रियता ( Activity ) भी आवश्यक 
विशेषताय हैं, क्योंकि इनका भी होना जरूरी है। 
सनोवेज्ञानिको ने इसके विभिन्न पहलुओं को प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित 
किया है । विरस्वित सम्बद्ध प्रत्यावर्तन ( Delayed Conditioned 
८१८४ ) जिसमें अस्वाभाचिक उत्तेजना के बाद कुछ निश्चित व्यवधान पर 
प्रतिक्रिया होती है अथवा निषेधात्मक सम्बद्ध प्रत्यावर्दन ( Negative 
Conditioned-Reflex ) जिससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होना रुक 
जाती है आवि, इसके कई पहल हैं जिन पर यहाँ विस्तार के साथ प्रकाश 
डालना आवश्यक नहीँ है । 
पॉवरॉव के इस सिद्धान्त की उपादेयता की परीक्षा बहुत से मनोवेज्ञा- 
निकों ने की किन्तु, उन सब में अमेरिका वालो का प्रयास विशेष सराहनीय 
है । इसकी सत्यता की जॉच क्रेस्मोगोरस्की ने ( Rrasnogorski ) नो 
पॉवलॉब का ही शिष्य था, बच्चो पर प्रयोग करके की । उसने भी अपने 
शिक्षक की ही विधियों को अपनाया और कई प्रकार की उत्ते जनाओ के 
साथ बच्चों को लार छाने की प्रतिक्रिया सिखलाथी। उसके प्रयोगात्मक 
प्रदत्त ( 22) इस बात के साक्षी हैं कि पहले वर्ष में ही वे इस 
विधि से सीखने छगते हैं। मेटीयर ने भी के स्नोगोरस्की के निर्णयों 
की परीक्षा ५० सामान्य और कुछ असामान्य बच्चों पर प्रयोग करके 
की । उसके ग्रयोगो से यह स्पष्ट हो गया कि जितनी देर में असामान्य 
च्चे सम्बद्ध अत्यावर्तन के द्वारा लार आने की प्रतिक्रिया करते हैं 
उसके आधे समय में ही ऐसी प्रतिक्रिया सामान्य बच्चों सें होने 


( १५७ ) 


लगती है । उसने बच्चों के शिक्षण में सम्बद्ध प्रस्यावर्तन पर विशेष रूपेण 
जोर दिया है ओर उसका कहना है कि उनके लिये यही एक सिद्धान्त महत्व- 
पूर्ण है । मारक्किस ने जो प्रयोग दो दिन से नो दिनो के शिशुओं पर दूध पीने 
के ऊपर सम्बंध परस्पावत्तंच का किया है उससे यह प्रसाणित है कि जन्म के 
वाद्‌ ही एक दो दिन से शिक्षु सम्वद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने लगता है । 
किन्तु वेगर के प्रयोग जो छोटे वच्चा पर हुये वे अढ्पावस्था भें इस सिद्धान्त 
की सत्यता मे कुछ अंश से अविश्वास करते है, क्योकि उनसे यह स्पष्ट है कि 
शिक्ठ के शिक्षण में स्थायेस्व ( ९77727९7९९ ) नही रहता, बल्कि क्षण- 
संगुरता रहती है । परन्तु बेगर के दिर्णय का खण्डन कई सनोवेन्गानिक अपने 
प्रयोगों के आधार पर करते है । उनका कहना है कि सम्बद्ध प्रत्यावर्तन शिक्षण 
किसी कारण विनेप से अस्थायी स्थळ विशेष पर प्रसाणित अले हो जाच 
किन्तु, बच्चो के शिक्षण की यही एक सात्र विधि हें। जो कुछ भी वच्चे, 
सयाने या अन्य जीव सीखते हैँ उन सबका एक सात्र श्रेय इसी शिक्षण 
सिद्धान्त को है । 

इस सम्बन्ध {मे चारसन का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होया 
क्योकि उसने इस सिद्धान्त की सर्वव्यापकता ओर सार्थकता पर इतना जोर 
दिया कि इसका प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रोमे उसने किया। यद्यपि उसके 
सिद्धान्त को अधिकांश अमेरिका तथा अन्य देशों के भनोवेज्ञानिको ने अप- 
नाया ओर आगे बढ़ाया किन्त यहाँ हम जोन्स, हेनर आदि के अ्रयोगो पर ही 
प्रकाश डाळेगे । जैसा कि उपर कहा जा चुका है, वारसन सम्वद्ध प्रत्या- 
वर्तन का समर्थन करते हुये बच्चो के शिक्षण सें सम्बद्ध प्रत्यावर्तन का ही 
महत्व व्यक्त करता है। उसके अनुसार बच्चे जीवन भे सभी कुछ इसी के 
द्वारा सीखते हैं। यो तो इस दिशा मे उसके कई प्रयोग विश्वविख्यात हैं, 
किन्त यहाँ हम उसी प्रयोग का संकेत मात्र करेंगे जिसमें अबल नासक 
छोरा बच्चा रोवेंदार जानवरों के साथ-साथ उनसे आवद्ध अन्य चीजों से भी 
डरने लगा और अन्त मे इसी विधि से उसने न डरना भी सीखा । जोन्स 
ने भी बच्चो को सम्बद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा विभिन्न चीजो से डरना सिखळाया 
जिनके सविस्तार वर्णन की यहाँ कोई आवश्यकता नही । वाटन और जोन्स 
के इस सम्बन्ध के प्रयोगो की विशेष जानकारी के लिए संवेगात्मक विकास 
को देख लेना श्रेयस्कर होगा । 

कहने का अभिप्राय यह है कि घाटसन तथा उसके अनुथायियो ने इसी 
शिक्षण सिद्धान्त को विश्वजनीन माना है ओर सभी झिक्षणो की व्याख्या 


( १५८ ) 


इसी आध्रार पर करते हैं। परन्तु वस्तुतः इस सिद्धान्त के शुण-दोपों पर हम- 
विचार करें तो हमें यह अच्छी तरह मालम हो जायेगा कि इसे हम सर्व मान्य 
सिद्धान्त कदापि नहीं कह सकते ओर न इसे अन्य सिद्धान्त से पूर्णतः भिन्न" 
ही कह सकते हैं, जैसा कि आगे चलकर मास होया । इतना अदइगर है 
कि बच्चे ही क्यों, सयाने तथा अन्य जीव भी इसके द्वारा वहुत कुछ सीखते 
हैं। जहाँ तक प्रारम्भिक जीवन का सम्बन्ध है बच्चो मे यह सिद्धान्त पूर्णतः 
रागू होता है किन्तु, इस कारण हम कदापि यह नही कह सकते कि बढ़े होने 
पर भी बच्चे इसी शिक्षण सिद्धान्त के आश्रित रहते हैं। भय करना, 
चाहना,न चाहना आदि सीखने से इसका हाथ सर्वाशतः रहता है। इतना 
ही नहीं, यह शिक्षण का सरलतम रूप कहा ,जा सकता है । ओर इससे 
मस्तिष्क की कार्यवाही पर भी पर्याप्त प्रकाश प्रकाश पढ़ता है। परन्तु, 
यह होते हुये भी हमें यह मानना पड़ेगा कि सभी स्थलों पर यह 
सिद्धान्त उपादेय नही प्रमाणित होता, जैसा कि बाद मे व्यक्त किया जायेगा । 
बच्चों के शिक्षण अधिकांश क्रियात्मक और बाद में अन्तर्॑प्व्यास्मक भी होते 
हैं। इसलिये इस सिद्धान्त अथवा शिक्षण विधि के सम्बन्ध में हस यही कह 
सकते हैं कि यद्यपि बच्चे बहुत कुछ अपने जीवन में इस विधि से सौखते हैं 
किन्तु, सभी कुछ इसके द्वारा सीखना असंभव है। इसके अतिरिक्त भी यह 
शिक्षण का कोई अभिनव एवं स्वतन्त्र सिद्धान्त नही है, क्योकि इसमें भी 
क्रियात्मक शिक्षण अथवा अन्तर्ृ्ट्यात्मक शिक्षण का पूर्णतः अभाव नहों रहता, 
जेसा कि उन सिद्धान्तों का अध्ययन करते समय मारूम होगा। इसके 
अतिरिक्त, हम विभिन्न सिद्धान्तो के विवेचन के पर्चात इसी निष्कर्ष पर 
आते हैं कि पॉवलॉव या वाटखन और अन्य मनोवेज्ञानिकों ने इसे कुछ ऐसे- 
ढंग से उपस्थित किया हे कि यह बिलकुल नया साल्इम होता है । परन्तु, हमें 
यह नहीं भूलना चाहिये कि एक हो तथ्य ( 2८६ ) की व्याख्या को अभि- 
व्यक्त करने का इन छोगों का एक अपना इंग है जिससे यह शिक्षण सिद्वान्त- 
निराला और स्वतन्त्र प्रतीत होता है । 


gt (६ 
(२) अन्तडप्ट्यात्मक शिक्षण सिद्धान्त (Learning by Inight) 
दम ऊपर यह व्यक्त कर चुके हैं कि व्यवहारवादी सनोवेज्ञानिक किस 
प्रकार सम्बद्धअत्यावर्तन के शिक्षण सिद्धान्त पर जोर देते हैं । इसलिये हम 
“हा अन्तर एयात्मक शिक्षण सिद्धान्त की ही ब्याख्या करेंगे । 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जेस्टाल्टवादियों ने किया है जिनमे कोहळर,. 
कोफ्का, आरपर्ट आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है । इसके पहले कि इम" 


( १५९ ) 


इस शिक्षण की व्याख्या करें, यह व्यक्त कर देना जरूरी है कि जेस्टराल्टवादी 
सस्वद्ध प्रत्यावर्तत ओर क्रियात्मक शिक्षण सिद्धान्तो का खण्डन करते है । 
उनका कहना है कि बच्चो, जानवरों ओर सयानो, सभीका शिक्षण अन्तर्द एया- 
त्मक होता है। | बिना अन्तदि या बुद्धि के शिक्षण हो ही नहीं सकता । 
सम्वद्ध प्रत्यावतेन सिद्धान्त को भी वे अन्तर्ईछि, विहीन स्वीकार नही करते । 
उनका कहना है कि यदि कुत्ता या बच्चा पूर्ण परिस्थिति को नही समझता 
ओर यदि उसे परिस्थिति की सूझ नहीं रहती तो वह कई उत्तेजनाओ में से 
किसी उत्तोजनाविशेप की ढी प्रतिक्रिया क्यो करता । किसी उत्ते जनाविश्गेप 
के प्रति प्रतिक्रिया करना ही जीवकी अन्तर्दष्टिका योतक है। इसी प्रकार ये 
सनोवेज्ञानिक क्रियात्मक सिद्धान्त की, जिसका वर्णन बाद में किया जायेगा, 
भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि असफल प्रतिक्रियाओ (Unsuccess- 
£ 7259075९5) का परित्याग और सफल मतिक्रियाका परिग्रहण ही इस 
तथ्य को व्यक्त करता हे कि सीखनेवाछे को पूरी परिस्थिति का ज्ञान हे । 
अव इस सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए इसका उल्लेख कर देना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस सिद्धान्तके मण्डन कर्त्ताओं का कहना हे कि 
जीव जो कुछ भी सीखता है बुद्धि और विचार के द्वारा सीखता है। जब वह 
किसी अभिनव परिस्थिति मे पड़ जाता है तो उसकी प्रतिक्रियाएँ अनायास 
( Random ) और ध्येयविहीन ( ^77]€55 ) नहीं होती बल्कि, उनमे 
कछ सार्थकता और रक्ष्य रहता है। जीव पूर्ण परिस्थिति को समझकर उसके 
त्येक अंग के पारस्परिक सम्बन्ध का शान प्राप्त कर लेता हे। तब उस' 
सम्पूर्ण परिस्थिति के प्रति किसी प्रतिक्रिया को करता है, अतएवं सभी जीवो 
का शिक्षण अन्तर्दष्टयात्मक होता है। 
इस सिद्धान्त की सत्यता का दिग्दर्शन सवेप्रथम कोहर ने जानवरों 

पर किये गये प्रयोगो द्वारा कराया । उसने प्रयोग परिस्थिति ( Experin- 
ental SituatI0n ) को यथा सम्भव स्वाभाविक रक्खा । एक बनमाचुष 
जो भूखा था, पिजडे मे बन्द कर दिया गया। पिजडे के बाहर बहुत से पके 
केले विखेर दिये गये ओर उसे दो ऐसी छड़ियाँ दे दी गई” जिनमे से कोई 
भी अकेले केलों तक नहीं पहुँच सकती थी। उनकी बनावट भी कुछ ऐसी 
थी कि वे एक दूसरे में प्रवेश कर एक लम्बी छडी बन जाती थी । जब पहले 
पहल चे छडियाँ उसे मिलीं तो उसने उनसे अलग अळग केलों को खींचने का 
प्रयास किया किन्तु, जब उसे किसी तरह की सफलता नहीं मिली तब निराश 
होकर वह स्वयं छड़ियों से खेलने लगा। खेलने के ही अन्तर्गत संयोगात 


( १६० ) 


(Bychance) दोनों छड़ियाँ जुट गई और उसने उनसे फेला खींचना चाहा 
किन्तु, वे छड़ियाँ शीघ्र ही एक दूसरे से अलग हो गई' । अब दूसरी वार उस 
चनमाचुप ने स्वयं ही उन छडिथो को खूब अच्छी तरह मिलाकर फेला खींचना 
प्रारम्भ किया ओर क्रसशः सभी केलो को खींचकर चट कर गया | 
दूसरा प्रयोग उसने सुल्तान नामक बन्दर पर किया । इस वार केलो 
को कुछ ऊंचाई पर बाँध दिया गथा और चारो तरफ यत्र तत्र बक्स विखेर 
दिये यये । बन्दर सूखा होने के कारण उन केलो को लेने के लिये कोशिश 
करता रहा किन्तु, बह उन तक पहुँच न सका । इतने मे प्रयोगकर्ता ने कुछ 
बब्सो को नीचे ऊपर रखकर केले को स्पर्श सात्र किया ओर पुनः बक्सो को 
विखेर दिया । अब क्या था, वन्द्र को पूरी परिस्थिति ससझ ने आ गई 
ओर झट बक्सों की सहायता से वह केलो को लेकर खाने लगा । 
इन दोनों प्रयोगो से अन्तर्दष्टि का महत्व व्यक्त करते हुये कोहलर का 
कहना है कि जब तक पूरी परिस्थिति का हान बनमानुप या चन्दर को नही 
था तब तक उनमें से कोई भी केलो को नहीं पा सका । किन्तु, ज्योही पूर्ण 
परिस्थिति की सूझ हो गई त्योही छडी और केला तथा बक्स और केलां में 
सम्बन्ध जो था उसका ज्ञान बनसाचुप और बन्दर को ऋमशः हो गथा । 
यदि अन्ति कास न करती तो वे कदापि केलो को भीतर लेकर खाना नही 
सीख सकते थे । अतएव हमारे सभी गिक्षण अन्तर्डप्ट्यात्सक ही होते है । हाँ, 
कभी अन्तर्ईटि का आविर्भाव सहसा होता है और कभी क्रसचः । इसी लिये 
कभी तुरन्च ही परिस्थिति की सूझ हो जाती है और कभी कुछ देर बाद । 
कोहळर ने अपने भ्रयोगों को जानवरो तक ही नहीं सीमित रक्खा है 
बल्कि, अपने सिद्धान्त की सर्वव्यापकता को प्रमाणित करने के लिये उसने 
बच्चों और सयानो पर भी श्रयोग किया है। उसने एक तीन वर्ष के बच्चे 
के सामने दो ऐसे बक्सों को रक्‍्खा जिनमे से एक अधिक चमकीला था और 
इसरा कम। अभ्यास द्वारा बच्चे को यह ज्ञान करा दिया गया कि सब से 
अधिक चसकीले बक्स से ही सोज्य पदार्थं उपलब्ध होता हे। ऐसा ज्ञान 
करा देने के बाद एुनः कम चमकीले बक्स के बदले एक ऐसे चसकीले बक्स 
को रक्खा गया जो पहले से भी अधिक चमकीला था । इन दो बक्सो के 
साथ प्रयोग करने पर भी यही देखा गया कि सबसे अधिक 'चककीले बक्स 
र न के सामान को खोजता था, कम चसकीछे बक्स मे 
हक RR खरे ह कहना है कि बच्चों की भी प्रतिक्रियाएं 
हैं, किसी अंग विश्येष के प्रति नही। यदि 


( शदः ) 


इसमें सत्यता न होती तो बच्चा सबसे अधिक चमकीले बक्स में ही भोज्य 
पदार्थ ( मिश्री) नहीं खोजता। अतएव हम कह सकते हैं कि बच्चों का 
शिक्षण सम्वद्ध प्रत्याचर्तंचातमक अथवा क्रियात्मक नहीं होता, बल्कि अन्तद्द"- 
छ्यात्मक होता है । 
इसी की परिएष्टि में अमेरिका में आलूपर्ट ने ४४ बच्चों पर, जिनकी 
अवस्था १९ सहीने से लेकर ४९ महीने तक की थी, विभिन्न प्रयोगों को 
किया । प्रयोग समस्याएं (Experimental Problems) भी कोहलर 
की समस्याओं के ससान थी। एक खिलौना ऐसे स्थान पर रख दिया 
राया जो बच्चो की पहुच फे बाहर था। करीब में एक दो कु्सियाँ रख दी 
गईं । पहले तो वच्चा ने कूद कर ही खिलोना लेने का प्रयास किया, कितु जब 
उन्हें खिलौना छेने से कुसी की सार्थकता मालम हुईं तो वे उस पर चढकर 
खिळोने को लेकर खेलने लगे इसी प्रकार जब खिलोना ऐसे स्थान पर रख 
दिया गया जहाँ से वे स्वयं उसे नहीं ले सकते थे तब उन्होने छड़ियो के सहारे 
खिलोने को छेने का प्रयास किया और उन्हे इसमें सफलता भी मिली । 
आलपर्ट ने इन प्रयोगो के आधार पर यह बताया कि बच्चो में जानवरों से 
शीघ्रतर अन्तर्ृष्टि (7757¢0) का आविर्भाव होता है। इसी तरह और भी 
कई चिद्ठानो ने इसकी चिइवच्यापकता को सिद्ध करने के लिए कई प्रयोगों 
को बच्चो पर किया है जिनका उल्लेख करना हम आवश्यक नहीं समझते । 
हाँ, इतना कह देना आवश्यक है कि जेस्टालट-वादियों ने सभी स्थलों पर 
इसी के महत्त्व को बच्चो के शिक्षण में व्यक्त किया है। इसलिये उनके 
अनुसार बच्चो का शिक्षण अन्तर्दप्ट्याव्मक होता हे। 
हम इस सिद्धान्त की विशद विवेचना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम 
ऊपर देख चुके है कि बच्चो के शिक्षण में सम्बद्धम्रत्यावर्तव का क्या हाथ 
रहता है । आगे भी हम देखेंगे कि उनके जीवन को कियाव्मक शिक्षण किस 
अंश तक प्रभावित करता है। इसलिए इसकी विवेचना स्वरूप हम इतना 
ही कहना प्रर्याप्त समझते है कि जेस्टाल्टवादियों का यह सिद्धान्त कई स्थलो 
पर उचित जॅचता हे, किन्तु इसका यह तात्पर्यं कदापि नहीं है कि सभी समय 
और सभी स्थलों पर यही मान्य है । यदि हम गंभीरतया विचार करें तो 
हमें मालूम होगा कि बच्चों भें शिक्षण-प्रक्रिया जन्मोपरांत होने छगदी 
हैं। उस समय उनमें बुद्धि पूर्णरूपेण विकसित नहीं रहती, इसलिये सभी 
परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान भी उन्हें नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है 
कि उनमें कुछ अंश में उनके व्यवहारो से छुद्धि भी परिलक्षित होती 
१५ 


~ 
ट र 


( १६२ ) 


है । इसलिये हम थही कह सकते हैं कि जो परिस्थिति उनके बुद्ध्यनु- 
कूळ रहती है उसके प्रति अभियोजन करना तो चे अन्तरि से सीखते हैं। 
किन्तु, जब परिस्थिति बहुत जदिल हो जाती है तब उस समय क्रिय्रात्मक 
व्यापार का भी आविर्भाव होता हे ओर उसी के अन्तर्गत चे समुचित प्रति- 
क्रिया करना सीख जाते हैं । यो तो किसी भी सिद्धान्त में, जेसा कि 
आरे चलकर सालम होगा, हम अन्ति अथवा सूझ् की उपेक्षा नहीं कर 
सकते, लेकिन इतना होते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि हम बच्चो के सभी 
शिक्षर्णो की व्याख्या इस सिद्धाग्त के आधार पर सन्तोपजनक नहीं कर 
सकते । वस्तुतः शिक्षण में अस्त्रि का हाथ रहता हैं, किन्तु उसका आवि- 
राच सभी स्थरो पर पारस्भ में नहीं होता । यदि परिस्थिति सरल रहती है 
तब तो शीघ्र ही इसका आविर्भाव होता हे," अन्यथा कई प्रयासों के 
बाद और कभी कसी तो समस्याके हरू हो जाने पर ही होता हे। अतएव 
इसके सहत्व को बच्चों के शिक्षण में स्वीकार करते हुए हस लोग यदि यह 
कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा कि छोटे बच्चों का शिक्षण अधिकतर सम्बद्ध 
अत्यावतेनात्सक अथवा क्रियात्मक होता है किन्तु , ज्यो-ज्यो अवस्था वृद्धि के 
साथ-साथ उनमें बुद्धि ओर विचार का विकास होता जाता है त्यों-स्यों उनका 
शिक्षण अन्तर्डष्व्यास्मक होता जाता है। 


ए i te (३ ) क्रियात्मक शिक्षण-सिद्धान्त 
( Triakerror theory of Learning ) 


हम ऊपर दो सिद्धान्तो की व्याख्या और उनकी सार्थकता की विवेचना 
कर चुके हैं। इसलिए अब यहाँ हमें यह देखना है कि क्रियात्मक शिक्षण- 
सिद्धान्त क्या है और इसका हाथ बच्चों के शिक्षण में कितना हे। परन्तु 
इसके पहले कि इस इस सिद्धान्त की व्याख्या और विवेचना करें, यह व्यक्त 
कर देना अनुचित नहीं होया कि इसके प्रतिपादकों में थार्नडाइक का नाम 
सर्वप्रथम आता है। उन्होंने ही इस सिद्धान्त को विइवजनीन बनाने के 
लिए इसका प्रतिपादन भी किया है। उनका कहना है कि जीवी का शिक्षण 
क्रियास्मक होता है, अर्थात्‌ जब कोई जीव किसी नई परिस्थिति मे पड़ता है तो 
चह उस परिस्थिति को न तो समझता है और न समझने की कोशिश करता 
है, बल्कि योही किसी ध्येय के बिना अनायास ( Random ) व्यवहार 
करना भारम्भ कर देता है। आरम्भ सें बहुत-सी अशुद्धियाँ ( 77075 ) 
उसकी अतिक्रियाओं में होती हैं, किन्तु ज्योंज्यों अयासन्संख्या (7772 


( १६३ ) 


U)९7 ) बढती जाती है त्यों-त्यों अशुद्धियों की संख्या में कमी आने 
लगती है। अन्त सें अशुद्धियों का नासोनिशान मिट जाता है और शुद्ध 
प्रतिक्रिया ( Right response ) मात्र ही होती हे । पुनः जब जीव 
उस परिरिधति भे पढ़ता है तो बिना गलतियों के ही सुचित ग्रतिक्रिया 
करता है। 
थार्नडाइक के इस सिद्धान्त को हम दूसरे शब्दों भें कह सकते हैं कि 
जीव करके सीखता है। करने में उससे गलतियाँ होती हैं, किन्तु ज्यों-ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जाता है व्यों-र्‍्यो गळतियो की संख्या में कमी पड़ने छगती 
है और उचित पतिक्रिया होने लगती हे। थार्नडाइक के अनुसार इस प्रकार 
के शिक्षण में बुद्धि और ध्येय का अभाव रहता है, इसलिए परिस्थिति के जाने 
बिना ही अनायास व्यवहार होना शुरू हो जाता है और उन्ही निरर्थक 
व्यवहारों के करते-करते जीव सार्थक व्यवहार करना जान जाता है। प्रयास 
संख्या की बुद्धि के साथ साथ समय और अशुद्धियों मे न्यूनता आने लगती 
है । मनोवेज्ञानिको ने इस सिद्धान्त को कई नाभो से पुकारा है, इसीलिए 
कोई-कोई इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धान्त सी कहते हैं । 
अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए सर्वप्रथम थार्नेडाइक ने जानवरों 
पर प्रयोग किया । उसने एक बिल्ली को भूखा रखा; बाद मे उसने उसे आंति- 
बक्स ( ?27।९ B0% ) मे बन्द करके उसके बाहर कुछ भूनी मछलियों 
को रख दिया । उस बकल का किवाड़ इस तरह से बना हुआ था कि बटन 
विशेष के दबने से वह स्वर्यं खुल जाता था। जब पहले पहळ वह बिल्ली बक्स 
से रक्खी गई तो इधर-उधर कूदने लगी । उससे बाहर निकलने के लिए वह 
बक्स के छड़ों में मुँह डालती थी तो कभी पंजा । सारांश यह है कि उससे 
बाहर निकलने के लिए जितने भी व्यवहार प्रारम्भ में हुए वे सभी अशुद्ध 
और निरर्थक थे । उन्हीं व्यवहारो के अन्तर्गत उसका एक पेर सहसा खुलने 
चाळी बटन पर पड़ा जिससे दरवाजा खुळ गया। दरवाजा खुरते ही वह 
वकस से निकलकर मछलियों को साफ कर गई । पुनः वही बिछी जब दूसरी 
बार उसी बक्स मे रखी गई तो इस बार बकस से निकलने के लिए 
पहले की अपेक्षा कम गलतियाँ हुईं । इसी तरह ज्यो-ज्यो प्रयास संख्या बढ़ती 
गई अभ्यास के कारण अशुद्ध व्यवहारो की संख्या भी कम होती गई, अन्ततो" 
गत्वा बिल्ली ने बटन दघरा कर दरचाजा खोलना सीख छलिया । 
दूसरा उल्लेखनीय प्रयोग इस सम्बन्ध सें थार्नडाइक का विलायती 

चूहों के सम्बन्ध में है। उसने कई सफेद चूहों को भूखा रख कर क्रमशः 


( १६७ ) 


भूलसुछेया ( M27९ ) के केन्द्र में रखा। वह भूलझुलेया ऐसा था कि 
उचित रास्ते से जाने पर खाने की सामग्री मिलती थी ओर अनुचित रास्ते से 
जाने पर बिजली की चोट गती थी । जब चूहे केन्द्र में रखे जाते थे तव चे 
अनायास दौइना छुरू कर देते थे। कई वार इधर-उधर दोड़ने ओर चोट 
खाने पर उन्हे सही रास्ता आ सिल जाता था ओर एक-एक कर सभी चूहे 
उस भूलझुछेया से निकलना सीख जाते थे । इसी प्रकार और प्रयोग थार्न॑- 
डाइक तथा उसके अनुयायियां द्वारा इस सिद्धान्त की सत्यता को प्रदर्शित 
करने के लिये शिये गये है, किन्तु उन सब पर प्रकाश डालने की यहाँ कोई 
आवश्यकता नही है । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, थार्नडाइक ने इस सिद्धान्त को जान- 
वरों तक ही सीमित नही रक्खा है, बल्कि मलुष्यों पर भी लागू किया है। 
उस्का कहना हे कि जव किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने पर वच्चे को 
सन्तुछि ( 92£i5f207 ) मिलती है तो उन दोनों सें सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है ओर यदि दण्ड ( Punishment) सिळता है तो सम्बन्ध 
सिथिल पढ़ जाता है । जव बच्चे को सूख गती है तो वह रोता है और रोने 
पर उसे दूध पीने के लिये मिल जाता है। इसलिये भूख लगने पर वच्चा 
रोना सीख जाता है । इसी प्रकार वह सभी कुछ जीवन में क्रमशः क्रियात्मक 
विधि से सीख जाता है। जव झूठ बोलने पर उसे मार पढ़ती हे तो वह झूठ 
बोळना छोड़ देता है। इस सिद्धान्त की सफळ व्याख्या के लिये उसने तीन 
नियमों का प्रतिपादन किया है जिन पर स्थळविरोेष पर प्रकाश डाला 
जायगा । यहाँ इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अन्य मनोवेज्ञाचिकों 
ने भी बच्चों पर भूलशुलेया के साथ अयोग किया है और उन्हें भी बच्चों सें 
विपस परिस्थितियों में क्रियात्मक शिक्षण देखने को सिळा है । 
अव तक इस क्रियात्मक शिक्षण की व्याख्या करते रहे हैं। इसलिये 
अब हमें यह देखना है कि वस्तुतः इस सिद्धान्त में वास्तविकता कितनी है। 
इसकी वास्वविकता के पूर्ण ज्ञान के लिये यदि हम बच्चो के शिक्षण पर 
ध्यान देतो हमें मालूम होगा कि बच्चे बहुत कुछ अपने जीवन में करके ही 
सीखते इं । जब वच्चा जूते का फीता खोलता है या पहनी हुई कमीज 
निकालना चाहता है तो विना सोचे-खमझे कमीज को नीचे ऊपर करने लगता 
हैं ओर ऐसा करते करते कमीज को खोलकर गळे से बाहर निकालने का उसे 
क तरीका स्लम हो जाता है। जब प्रारम्भ सें चच्चे किसी भाषा के 
अक्षरा को लिखना सीखते हैं तो उनसे कई तरह की गळतियाँ होती हैं, किंतु 


( १६५ ) 


बार-बार के अभ्यास से उन्हें ठीक-ठीक लिखना आ जाता है। इसी प्रकार 
सायकिल चलाना, कोई खेल विरेप खेलना, पढ़ना-लिखना कई गलतियों के 
बाद ही आता है। इसलिये जहाँ तक ऐसी क्रियाओं का प्रश्न है कोई भी कह 
सकता है के वच्चो का सीखना क्रियात्मक होता है। परन्तु, इससे थह 
समझ लेना अजुचित होगा कि वे सभी कुछ इसी चिधि से सीखते है। 
इम पहले ही देख छुके हैं कि जन्म के समय वच्चों सें सभी प्रकार छी 
प्रतिक्रियाओं को करने की योग्यता नहीं रहती, इसलिये आरम्भ में उनका 
शिक्षण सम्बद्ध प्रव्यावर्तनात्मक होता है, क्योकि शिक्षण का आविभांव तो 
जन्म के वाद्‌ हो जाता है। हम यह' भी देख चुके हैं कि बड़े बच्चों में 
बुद्धि भी विकसित हो जाती हे, इसलिये उनके शिक्षण सें अन्तर्छष्टि का सी 
हाथ रहता है । इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह 
शिक्षण का एक सात्र सिद्धान्त कदापि नहीं कहा जा सकता । फिर भी यदि 
विचार करें तो मालूम होगा कि थार्नडाइक का यह सिद्धान्त कोई नया नहीं 
है, क्योंकि व्यचहारवादियों ने भी तो सम्बद्धमरत्यावर्तन में उत्तेजना और 
प्रतिक्रिया के सम्बन्ध प्रस्थापन पर ही जोर दिया है। इस तरह हम देखते 
है कि थारनडाइक ने एक पुरानी चीज को ही नई तरह से रखने का प्रयास 
किया है । यदि हम इसे एक नया ओर स्वतन्त्र सिद्धान्त भी सानें तो देखेंगे 
कि थानंडाइक के सिद्धान्त का खण्डन उन्हीं की उक्तियों ओर प्रयोगों से हो 
जाता है । उनका कहना है कि क्रियात्मक शिक्षण में ध्येय और चिचार का 
अभाव रहता है, परन्तु यदि हम उन्हीं के ग्रयोगो पर विघार करें तो हमें 
सालस होगा कि उनके चूहे और बिल्‍्ली अनुचित रास्ते का चोट लगने के 
कारण परित्याग करते हैं और उचित रास्ते का भोजन सिलने के कारण अचु- 
सरण करते है । यदि बिल्ली ओर चूहो में विचार का अभाव रहता तो चे 
अनुचित को छोड़ना ओर उचित को अहण करना क्यौकर सीखते। फिर भी 
यदि चूहे या बिल्ली भूखी न रहती तो वह भ्रांति बक्स से निकल कर सछली 
खाने का प्रयास क्यों कर सकती । वे जानवर क्षुधा को शांत करने ही के 
लिये बाहर आना चाहते थे । इख प्रकार हम देखते हैं कि क्रियात्मक शिक्षण 
से भी बुद्धि और ध्येय ( A707 ) रहता है। अतएव हम यही कह सकते 
हैं कि यद्यपि बच्चे जीवन मे बहुत कुछ क्रियात्मक सीखते है, किं सभी 
स्थलों पर यही विधि सार्थक नहीं होती, अपितु अन्य विधियो का भी आश्रय 


लेना पड़ता है । 
सड्ांतां 3 प्रकाश ~ कोड 45 
हम ऊपर तीन रि पर प्रकाश डाळ चुके हैं, किंतु उनके अतिरिक्त 


( रद ) 


दो-एक और भी सिद्धान्त हैं जिनका वर्णन करना हम आवश्यक नहीं समझते 
हैं। इसके पहले कि हम इस विषय को समाप्त करे, यह देख लेना 
जरूरी है कि इन तीनो सिद्धान्तों सें पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, अर्थात्‌ वस्तुतः 
ये सिद्धान्त एक दसरे से पूर्णतः भिन्न ओर स्वतंत्र हैं कि इनमें कुछ सम्बन्ध 
भी है । इस पर थदि विचार करें तो हम यही कह सकते हं कि यथाथतः इन 
सिद्धान्तों सें भिन्नता नहीं है, बढिकि इनकी व्याख्या के ढंग में भिन्नता हैं । 
एक ही तथ्य की व्याख्या इन तीनों ने अपने-अपने ढंग से को है । स्पष्टतः 
सम्बद्ध श्त्यावर्तन में समुचित प्रतिक्रया कई प्रयासो के बाद उत्पन्न होती 
और अन्तईप्ट्यातमक में भी समुचित प्रतिक्रिया के लिये कई अनायास 
प्रतिक्रियाओं का आश्रय लेना पढ़ता है। उसी प्रकार सम्बद्ध प्रत्यावर्तन में 
कई उत्तेजनाओं में से किसी एक के प्रति प्रतिक्रिया करना अन्तर्ंध्टि का 
परिचायक हे और क्रियात्मक शिक्षण में भी अनुचित प्रतिक्रिया को छोड़ना 
और उचित को अपनाना अन्तर्दष्टि का ही योतक है । उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया 
में सम्बन्ध स्थापन किसी एक सें ही नहीं होता, बल्कि सभी शिक्षणो में होता 
है। इस प्रकार हम देखते है कि उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तो मे प्रयास, अम्यास, 
अन्तर्ृष्टि आदि सभी कुछ विद्यमान हैं। अतएव हस किखी को भी एक 
दूसरे का विरोधी सिद्धान्त नहीं मान सकते, बढिकि इन्हे एक दूसरे का परि- 
पूरक मानना ही विशेष उचित होगा! दूसरे शह्दों में हस यही कहना 
समुचित समक्षते हैं कि बच्चे अपने जीवन में केवल एक ही शिक्षण सिद्धान्त 


से लाभान्वित नहीं होते, बल्कि सभी सिद्धान्तों का आश्रय चे समयानुसार 
लेते हैं । 


ed ५ शिक्षण-नियम ( Laws of learning) 


थानंडाइक ने अपने शिक्षण-सिद्धान्त की सन्तोषप्रद व्याख्या के लिये 
कुछ नियमों तथा उपनियसों का प्रतिपादन किया है। हस खभी का वर्णन 
तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन प्रधान शिक्षण-नियम, जैसे, अम्यास-नियम 
पारणाम-नियस तथा तव्परता-नियस पर प्रकाश डालेंगे । 


( १) अभ्यास-नियस (Law ०६ Exercise):—अभ्याखःनियम 
का मुख्य सारांश यह है कि बार-बार के हराने अथवा अभ्यास करने से किसी 
काशाळ अथवा क्रिया के करने में दक्षता और परिपववला आती हे। इसके 
अजुसार यादे बच्चा क, ख, र आदि व्यंजन वणो को बराबर लिखने का 
अभ्यास करता रहे तो वह इन अक्षरों को शुद्ध शुद्ध लिखना जान जायेगा । 


( १६७ ) 


इसी प्रकार सायकिल चलाना, पतंग उदाना, पढना-लिखना आदि सभी में 
दक्षता अभ्यास के फलस्वरूप आ जाती है। इस नियम के दो पहलू हैं 
जिसे हम अभ्यास नियम तथा अनभ्यास-नियम ( Law of Disuse ) 
कह सकते हैं। अभ्यास-नियम का तात्पर्य यह है कि यदि किसी उत्तेजना के 
उपस्थित होने पर किसी प्रतिक्रिया विशेष को बार-बार किया जाथ तो उत्ते- 
जना और प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में घनिष्ठता आती है जिसके फलस्वरूप 
जब वह उपस्थित होती है तव उससे थाबद्ध प्रतिक्रिया जीव में आविभू'त 
होती है । अनभ्यास-नियस प्रतिक्रिया और उत्तेजना के सम्बन्ध की शिथिलता 
को व्यक्त करता है । इसके अनुसार यदि किसी उत्तेजना के म्रति जो प्रतिक्रिया 
होती है उसे डुहराया न जाय तो उन दोनो के बीच के सम्वन्ध सें शिथिलता 
आ जाती हे। जेसे, यदि बच्चा बार-बार लिखता न रहे तो उसे लिखने का 
डंग नहीं आयगा, क्योकि वह उसे भूल जायगा । 
अब हमें यह देखना है कि थानंडाइक के इस नियम में कहाँ तक 
सार्थकता है । यदि हम इस पर विचार करें तो मालूम होगा कि वस्तुतः यह 
नियम कई स्थळो पर अक्षरशः छागू होता है । किन्तु, इससे यह समझ छेना 
उचित नहीं होगा कि सभी स्थलो पर इसकी सार्थकता है। यदि हम 
वच्चो के शिक्षण पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि अक्षरो के लिखने, कविता- 
पाठ सीखने, कबड्डी खेलने, चित्रकारी आदि के सीखने मे अभ्यास का बहुत 
बढ़ा हाथ रहता है। उनको बार-बार करने ही से तो बच्चा उनको करने का 
ढंग सीख जाता है । इसी प्रकार शाब्दिक शिक्षण ( Verbal learning ) 
में अनभ्यास का सी प्रभाव देखने मे आता है। यदि किसी अभिनव पाठ को 
वच्चा पहले पहल सीखता है और उसे बार-बार दुहराता नहीं है तो पहले 
का सीखा हुआ पाठ भी भूल जाता है। इसी प्रकार की बात अन्य तरह के 
शिक्षणो मे भी होती हे । जब बच्चा किसी सीखी हुई क्रिया को दुहराता नहीं 
और बहुत दिनों तक उसकी उपेक्षा कर देता है तो वह क्रिया अथवा काम 
भूल जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम बच्चों के शिक्षण में 
अधिकांश रागू होता है, किन्तु हमें यह नहीं भूछना चाहिए कि स्वं 
यह शिक्षण की व्याख्या पूर्ण रूपेण करने में असमर्थ है। शिक्षण में 
केवळ अभ्यास सात्र की हो आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि और बातं भी 


अपेक्षित हैं । 
मनोविज्ञान जगत में एक ऐसे बालक की कथा प्रसिदध है जिसे अंगरेजी 


भाषा में 'मैं घर गया हूँ? छुछ-छुछ लिखने नहीं आता था। उसके 


( १६८ ) 


शिक्षक ने उसे सौ वार लिखने का आदेश दिया और उसने लिखना भी झरू 
कर दिया, किन्तु जब उसके शिक्षक घर चले गये तब अन्त में भी उसने भु 
ही लिखा । इसी प्रकार वच्चे ओर सयाने कई उत्तेजनाओं का अनुभव दिन 
में कई बार करते हैं, किन्तु उचकी वे परवाह कुछ भी नहीं करते । इसलिये 
जब उनसे उनके विषय में छुछ पूछा जाता है तो वे मौन रह जाते हैं । 
वस्तुतः यदि हुहराने से सब कुछ सीख लिया जाता तो ऐसा कदापि नहीं 
होता । इस के अतिरिक्त भी डनळप ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वार 
बार के दुहराने से जैसे हम कोई चीज सीखते है वेखे ही शूलते भी हैं । 
अतः इस दृष्टिकोण से सी यह नियम सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता । 

सच्ची बात तो यह हे कि अभ्यास का हाथ शिक्षण सें अवश्य रहता है, 
किंतु उसकी सफलता के लिये सीखने चाले में किसी ध्येय और अभिरुचि 
का होना आवश्यक हे । बिना इन दोनों के केवल अभ्यास मात्र से ही कुछ 
सीखना असंभव हे । यही कारण है कि स्कूलों में शिक्षक एक ही वात को 
कई चार बतळाते हैं, किन्तु जिन लढ़कों की इच्छा और अभिरुचि उसमें 
नहीं रहती वे उस बात को कभी सीखने में सफलमनोरथ नहीं होते हैं । 
फिर सी यदि कोई जीव अशुद्ध प्रतिक्रिया को हजारों बार ठुहराता 
रहे तो भी वह कुछ सीखने में सफल नही हो सकता । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि यह नियम शिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह स्पष्ट करने में समर्थ 
नहीं हो सका है, इसीलिये थार्नडाइक ने परिणासःनियस का प्रतिपादन 
किया है जिस पर यहाँ प्रकाश डालना आवइ्यक है । 


i (२) परिणाम-नियस (Law ० €ffec!):ः—थार्नडाइक ने अपने 
अभ्यास-नियस की असफलता को देखकर परिणास-नियस का प्रतिपादन 
किया । इस नियम के अनुसार यदि किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने 
पर जीवको संतुष्टि मिझती है अथवा किसी तरह का पुरस्कार (९७२7) 
मिलता है तो उत्ते जना और प्रतिक्रिया में घनिष्ठ सस्बन्ध स्थापित हो जाता 
है। जहाँ पुरस्कार नहीं मिलकर किसी तरह का दंड मिलता हे वहाँ उत्तेजना 
और प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में घनिष्ठता न हो कर निर्बळता और शिथिलता 
आ जाती है । परिणामतः जीव उस प्रतिक्रिया को नहीं सीखता । इस नियम 
की सार्थकता को देखने के लिये मनोवेशानिको ने बच्चों और जानवरों पर कई 
तरह का पयोग किया है । एक बार पाठशाळा के विद्यार्थियो का तीन समूह 
बनाया गया और उन्हें एक दूसरे से अर्ग अळग रक्खा गया । गणितके अइनों 
को हल करना उन्हे सिखाया जाता था । एक समुदाय को प्रइनों के बना 


( १६९ ) 


लेने पर प्रशंसा सिलती थी, दूसरे को बराबर दुष्कार मिलती थी और तीसरे 
को कुछ भी नहीं मिलता था। श्रयोग-विधि के बाद देखा गया कि जिन 
बर्चो को काम करने पर प्रशंसा मिलती थी वे गणित के सभी प्रइनो 
को सीख लिये, जिन्हें फटकार मिलती थी वे कुछ भी नहीं सीख सके, 
किन्तु जो नियंत्रित ( ८०770] ) समूह था चह फटकार वालों की 
अपेक्षा अच्छा ओर प्रशंसावालों की अपेक्षा कम सीख सका । ऐसे 
ओर भी कितने प्रयोग इस सम्बन्ध मे किये गये है। यदि हम 
इस नियम की उपादेयता पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 
इसका हाथ बच्चों के शिक्षण में महत्त्वपूर्ण रहता हे। जिन बच्चों को 
साता-पिता और उनके शिक्षक अच्छा कामो को करने और कोई पाठ 
याद करने पर पुरस्कार देते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, वे सभी कुछ 
सीखने की कोशिश करते हैं। किन्तु, जिन्हे बराबर सारपीट या फटकार मिळती 
हैवे उस अंश तक सीखने में रफळ नहीं होते हैं । किंतु, यह नियम भी 
सभी ससय के लिये सत्य नहीं हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि बहुत 
सी प्रतिक्रियाएँ प्रत्यक्षतः दुखद होती हैं, किंतु जीव उन्हें खीखता है । इसके 
अतिरिक्त, यदि सीखनेवाछे की इच्छा ओर अभिरुचि सीखने में न हो तो 
किसी तरह का पुरस्कार सफळ नहीं होता । वस्तुतः यह नियम सम्बद्ध 
प्रत्यावर्तन से भिन्न नहीं है, केवल कहने के ढंग में ही अन्तर है। इस तरह 
हम देखते हैं कि यह नियम कार्यान्वित होते हुये भी दोषरहित नहीं है। हाँ, 
यदि परिणाम को ही इच्छा ओर अभिरुचि का रूप सीखने वाले दे दे तो यह 
सर्वाङ्ग सुन्दर नियम हो जायगा और पुनः शिक्षण प्रक्रिया की व्याख्या के 
लिये इधर-उधर झाँकना नहीं पड़ेगा । 

इन नियमो के अतिरिक्त भी कई उपनियसो का प्रतिपादन किया गया 
है, किन्तु उन सब का वर्णन करना यहाँ आवश्यक नही है। वे सभी इन्हीं 
दो नियमो के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


Lage - 
द-शिक्षण-वक् ( Learning curves ) 


शिक्षण-क्रम को हम आफ पर रेखा आलेखन द्वारा चित्रित कर सकते हैं 
जिसे शिक्षण-वक्र कहना विशेष उचित जॅचता है। बात कुछ ऐसी हे कि बच्चे 
या अन्य जीव जब कुछ सीखते हैं तो उनके शिक्षण में उत्कर्ष ( २।5९ ) और 
अपकर्ष ( 778] ) होता है । इसी उत्कर्ष-अपकर्ष का ज्ञान दूसरों को शिक्षण 
वक्र के द्वारा बहुत आसानी से होता है। यह वक्र कम से कस तीन दष्टिकोणो 


( १७० ) 


से तैथार किया जाता है। यदि भशुद्धियों के आधार पर चक्र का निर्माण किया 
जाय तो प्रारम्भ में इसमें उत्कर्ष प्रतीत होगा और क्रमशः प्रयासों की संख्या- 
बुसार उसका अपकर्प ( £2]] ) होता हुआ दिखलाई पढ़ेगा। यदि प्रत्येक 
प्रयास में गे हुये समय के आधार पर शिक्षण क्रम को अंकित करे तो भी 
उस रेखा की पूर्ववत अवस्था ही रहेगी । किन्तु, यदि इसी शिक्षण-चिकास 
का अंकन हम शिक्षण-परिणाम के आधार पर करें तो इसका रूप पूर्णतः 
परिवर्तित दृष्टिगोचर होगा । यहाँ हम शिक्षण-परिणाम के आधार पर ही 
आधारित कुछ शिक्षण-वक्रा पर संक्षि्ततः प्रकाश डाळेगे । 
हम सर्वप्रथम उस शिक्षण-वक्र का उल्लेख करना श्रेयस्कर समझते 
जो आदि से अन्त तक उच्चलित ( नीचे-ऊपर ) होता रहता है। कभी 
सीखने वाळा उन्नति प्रदर्शित करता है, कभी अवनति । कसी ऐसा भी होता 
है कि किसी प्रयास में वक्र का रूप ऊँचे टीले की तरह हो जाता है। यदि 
हम इस प्रश्‍न पर विचार करें कि रेखा में यह उच्चळन या रीळा का रूप 
क्योकर होता है तो हमें कहना पड़ेगा कि सीखने वाले वच्चे मे सीखने की 
क्षमता है, किन्तु अभी तक उसे समुचित विधि नही मालम हुई है जिसके 
कारण उसमें उच्चछन-क्रम देखा जाता है। दूसरी विशेषता के सम्बन्ध 
में जहाँ टीला का रूप बनता है कहा जा सकता हे कि बच्चे में वहाँ 
तक सीखने की योग्यता है । इसलिये उसे शिक्षण का ओर अवसर 
मिलना आवश्यक है ताकि वह उस कौशल को पूरी तरह योग्यताचुसार 
सीख सके । 
दूसरे झिक्षण-चक्र में अधिक उतराव-चढ़ाव नहीं देखने में आता है, 
वलिक वह सरळ रेखा से कुछ मिलता जुळता है इसका अर्थ यह होता है कि 
बच्चा उस शिक्षण से पूर्णतः अनभिज्ञ न था, बल्कि पहले से भी उसे उस्पकी 
कुछ जानकारी थी, छेकिन अभी उसका शिक्षण चरमसीमा पर नही पहुँच 
सका है । 
किंसी-किसी शिक्षण में शुरू में ही उन्नति दिखलाई देती है जिसके / 
कई कारण हो सकते हैं। सम्भव हे कि बच्चा पहले से उसे जानता 
रहा हो या सहसा समुचित प्रतिक्रिया को जान गया हो । इसके और भी कई 
कारण हो सकते हैं, किन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कोई एक 
ही कारण हो सकता है, सभी कारण नहीं हो सकते । 
वहुत से शिक्षण-वक्र घारस्भ, मध्य अथवा अन्त में सहसरा उत्कर्ष को 
व्यक्त करते हैं जिसका तात्पर्य यह होता है कि बच्चे को शिक्षणविधि सहसरा 


( १७१ ) 


सालस हो गई है । प्रायः ऐसा आन्तिबक्स के शिक्षण अथवा विचारात्मऊ 
शिक्षण सें होता है । 
इसी प्रकार ओर भी कई तरह के शिक्षण-चक्र होते हैं जो शिक्षण 
की क्रमशः गति को व्यक्त करते हैं या अन्त में परिश्रान्ति के परिचायक 
होते हैं, किन्ठु उन सबका यहाँ वर्णन न करके हम झिक्षण-पठार (]2€2॥) 
पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं । 
शिक्षण-पठार का बोध हम उस रेखा से करते हैं जो शिक्षणक्रम की 
निरन्तर अवरुद्धता का योतक होती है। प्रारम्भ में वच्चा करमशः अपने शिक्षण 
में उन्नति करता हे किन्तु, कुछ प्रयासो फे बाद कई प्रयासों तक उसकी एक 
ही गति रहने के कारण कुछ दूर तक सरळ रेखा-सा रूप धारण कर लेता 
हे। इस अवस्था का आविर्भाव मनोवैज्ञानिकों ने कई कारणों से व्यक्त 
किया है। 
पठार के कई कारणों मे से हम यहाँ प्रमुख कारणो का ही उल्लेख 
करेंगे । इसका पहला कारण तो यह हो सकता है कि वच्चा जिसको सीख 
रहा था ओर जहाँ तक वह सीख सका है उसके आगे सीखने की योग्यता 
उसमें नहीं है। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि सीखनेवाले विपय 
में कई अंश हैं, इसलिये सरळ अंश जो थे उन्हे बच्चेने आसानी से सीख लिया 
हे, किन्तु अब जो कठिन और विषम अंश है उन्हें वह सीखने में असमर्थ 
है, इसीलिये उसकी झिक्षणगति मे उन्नति नहीं हो रही है । इसका कारण 
यह भी हो सकता है कि जिस अंश को बच्चा चाहता था उसे उसने सीख 
लिया है और जिसका दिक्षणक्रम अवरूद्ध है उसे वह नही सीखना चाहता हे । 
कभी कभी शिक्षण में पठार का आविर्भाव उत्साह, इच्छा, थकावट 
( Ftatएुए९ ) आदि अनेक कारणो से होता है। कोई भी च्याघातक अंग 
शिक्षणक्रम में पठार उत्पन्न कर सकता है। यहाँ इस सम्बन्ध मे यह नही 
भूलना चाहिये कि दिक्षण-वक्र की इस विचित्र अवस्था का अन्वेपण पहले 
पहल घायन तथा हार्टर ने किया था और तब से इस पर कई सनोवेज्ञानिकों 
ने प्रयोग किया हे जिनपर यहाँ प्रकाश डालना असम्भव हे। यहाँ इसका भी 
उल्लेख कर देना अग्रासंगिक नही होया कि सभी बच्चों से ही क्यो, बल्कि 
सभी जीवों में एक शिक्षणसीसा होती है जो शारीरिक योग्यता और साम्य 
पर निर्भर करती हे। कोई भी पद्धति या प्रयास शिक्षण को उससे आगे 
बढ़ाने मे समर्थ नहीं होता | यो तो सभी बच्चे उस चरमसीमा तक नहीं 
पहुँचते, किन्तु यदि बच्चा हर तरह की सुविधा देने पर भी उस सामा से 


( १७२ ) 


आगे नहीं बढ़ता हेतो समझना चाहिये कि ऐसा दहिक सीमा (Physiolo- 
2८] ॥0n¡!) के ही कारण है ओर फिर आगे बढ़ाने के लिये च्य 
का प्रयास या अभ्यास करवाना धेयस्कर नहीं हैं । 


७, शिक्षण स्थानान्तरण ( Transfer of Learning ) 


आज से बहुत दिन पहले छोयो का ऐसा विश्वास था कि वच्चे का पक 
विपय का सीखना उसके किसी विपय फे शिक्षण से अवश्य ही सहायक होता 
है । कहने का ताव्यर्य यह है कि विद्वानों का ऐसा विचार था कि थदि एक 
बाळक गणित के प्रइनो को हल करना सीख गया है तो बह दूसरे प्रकार के 
किसी शिक्षण को भी पहले की अपेक्षा विशेष आसानी से सीख सकता है । 
इसीलिये पाइचाव्य देशों में वच्चो को छेटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं फो सिखाने 
पर विशेष जोर दिया जाता था । किन्तु, इस सम्बन्ध में कई सनोवेज्ञानिकों ने 
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि सभी प्रकार के शिक्षणों में स्थानान्त- 
रण नहीं होता, क्योकि दिक्षण-स्थानान्तरण कई अंगों पर निर्भर करता हैं। 
यदि बच्चा किसी हिन्दी भापा की कविता को सीख लेता हे ओर वाद में वह 
संस्कृत के किसी इलोक को सीखता हे तव इस अवस्था में उसे हिन्दी कविता 
के पूर्व शिक्षण से कुछ अंशो सें सहायता मिलने के कारण संस्कृत इलोक का 
सीखना अवश्य आसान हो जायगा । किन्तु, यदि कोई बच्चा किसी कोदाळ 
को सीखकर उसके द्वारा शासन फे शिक्षण में सहायता लेना चाहता है तो 
वह कदापि लाभान्वित नहीं हो सकता । गणित का सीखना बीज-गणित के 
सीखने को सरळ बना सकता हे, किन्तु गणितःसिक्षण साहिव्य-शिक्षण को 
सरल नहीं बना सकता । शिक्षण स्थानान्तरण पर थार्नडाइक, उडवर्थ, टेलर, 
गेट आदि मनोवेज्ञानिकों ने अपने प्रयोगो द्वारा अत्यधिक प्रकाश डाला है, 
किन्तु यहाँ हम उनका उब्छेख नहीं करेंगे । हाँ, निक्षण-स्थानान्तरण के अंगों 
का उल्लेख करते हुये यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि इसको सफल ओर 
सम्भव बनाने के लिये पहले शिक्षण और दूसरे शिक्षण में पद्धति और सीखे 
जाने वाले विषयों से समानता तथा एकरूपता ( ५7:£07m7£9 ) हो । 
जो बच्चा हिन्दी भाषा सीख चुका हे वह संस्कृत आसानी से सीख लेगा, 
क्योंकि इन दोनों के व्याकरण, वर्ण आदि में अत्यधिक समानता है । 

इतना ही नहीं, बल्कि यह स्थानान्तरण झिक्षण-परिमाण पर भी निर्भर 


फरता है । पहले शिक्षण का अभ्यास जिस अंश तक बालक करेगा उसी अंश 
गक स्थानान्तरण की भी सम्भावना रहती हे । 


( १७३ ) 


सीखने वाले की बुद्धि ओर विधि का भी, जैसा कि ऊपर संकेत किया- 
जा चुका हे, हाथ झिक्षण-स्थानान्तरण में कस नहीं रहता । जो बच्चा जितना 
अ्रधिक बुद्धिमान रहेगा वह अपने पूर्व शिक्षण का उपयोग वतमान शिक्षण मे 
करने में उतना ही समर्थ होगा, किन्तु कुण्ठितडु्धि बालक परिस्थिति को पूर्ण 
रूपसे न ससझने के कारण अपने पूर्व शिक्षण से लाभान्वित नही हो सकता । 
इसी प्रकार इसमें ओर भी कई अंगों का हाथ रहता है, किन्तु उन सब पर 
प्रकाश न उ लकर इतना कहना उचित समझते हैं कि अधिकांश परिस्थितियों 
मे शिक्षण स्थानान्तरण का व्यापार देखने में आता है, किन्तु उसकी मात्रा 
उपयुक्त कई अंगों पर निर्भर करती है। 

यहाँ यह भी व्यक्त कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि शिक्षण स्थानान्त- 
रण के धनात्मक ओर निषेधात्मक दो पहलू होते है। धनारमक स्थानान्तरण 
से सीखने वाले को नई प्रतिक्रिया सीखने भें सहायता मिलती है, किन्तु 
निपेधात्मक स्थावान्तरण सें पहली प्रतिक्रिया अभिनव प्रतिक्रिया सें व्याघात 
का काम करती है। 


सनोवेज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बच्चों पर प्रयोग करके शिक्षण स्थाना- 
न्तरण के दोनों पहलुओ को देखा जा सकता हे । धनात्मक पहलू को देखने 
के लिये कॉचविबृत यन्त्र ( Mirror drwaing apparatus) 
और निपधात्सक पहलू के लिये अंकित पत्रचयन ( C270-5S0ring ) 
विधि का प्रयोग किया जा सकता हे। स्थानाभाव के कारण उन प्रयोगो 
का सविस्तर Se ना यहाँ समुचित प्रतीत नही होता । 


A ८, शिक्षण के विभिन्न अंग ( Factors ) 
poh 


fi at \ 
शिक्षण कई अंगो पर निर्भर करता है, इसलिये उनका उल्लेख बच्चो 
के सम्बन्ध में आवश्यक है | यो तो बहुत से अंग बाळ-शिक्षण को प्रभावित 
करते हैं, किन्तु हम प्रसुख अंगों पर ही संक्षिप्ततः प्रकाश डालेंगे । 


बालकों का शिक्षण उनकी परिपक्वता और उनके शारीरिक तथा सान- 
सिक चिकास पर निर्भर करता है। जन्म के बाद बच्चा सभी कुछ एक ही 
साथ नही सीख लेता हे, किन्छु क्रमशः समयाचुखार सीखता हे। सभी प्रकार 
के द्विक्षणों के लिये परिपक्वता और विकास भपेक्षित है । जब तक बच्चे 
का मानसिक विकास पूर्ण रूपेण नहीं होता तब तक वह विषम परिस्थितियों 
को सुलझाना नहीं सीखता, क्योंकि उनके लिये अधिक विचारविमर्श की 
आवश्यकता पड़ती है| उसी प्रकार घोड़े की सवारी करवा, सायकिछ चलाचा 


( १५४ ) 


आदि एक निरिचत शारीरिक विकास ओर परिपक्वता के बाद ही हो सकता 
हे। यदि छोरा दिझु चाहे कि वह सायकिळ चलाना सीख ळे तो वह पेसा 
करने सें कदापि समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले हाथ-पेर की 
गतियों का नियन्त्रण करना आवश्यक है । जिस दिलु को जोइने-घराने की भी 
योग्यता नहीं है बह , बीज गणित केसे सीख सकता हे? किन्तु, परिपक्व 
बुद्धि के बाळक उसे आसानी से सीख सकते हैं इसलिये माता-पिता तथा 
शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे वच्चो को वे ही विषय सिखलावें जिनके लिये 
उनमें योग्यता ओर क्षसता है, क्योकि शक्ति के वाहर विपयों को वे कदापि 
सीखने में समर्थ नहीं हो सकते । 

प्रेरणा ( M0tiVati0n ) का हाथ वाछन्दिक्षण से कम नहीं 
है। जब तक वच्चे किसी इच्छा से पेरित नहीं होते तब तक वे कुछ भी 
नहीं सीखते। शिक्षणननियम का वर्णन करते समय इस पर प्रकाश डाला 
जा झुका है, अतएव यहाँ इस सम्बन्ध से इतना ही कहना हम पर्याप्त सम- 
झते हैं कि जब कोई चीज बच्चों को सिखलानी हो तो अभिभावक तथा 
शिक्षको को प्रेरणा के महत्त्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । जब्र भी वे 
किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहे तो उसके पहले बच्चे में उसको सीखने 


की इच्छा उत्पन्न कर देँ ताकि वह उसे सीखने के लिये लालायित रहने के 
कारण उसे सरलता से सीख छे । 


बालशिक्षण सें अभ्यास का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है इसका उल्लेख 
पहले कर दिया गया है। अतएव यहाँ इस सम्बन्ध सें इतना ही कह 
देना काफी है कि शिक्षक अथवा माता-पिता को चाहिये कि जब बे बच्चे 
को सीखने के लिये किसी विषय का अभ्यास करावें तो यह ध्यान में रक्खें 
कि वच्चे अस्यास आवश्यक अंग अथवा प्रतिक्रिया का ही करें, निरर्थक का 
नहीं । यह सी ध्यान में रखना अपेक्षित है कि उनका अभ्यास सारविहीन 
च हो बल्कि ध्येययुक्त हो, अन्यथा चे कुछ भी अभ्यास से लाभान्वित नही 
हो सकेंगे। यही कारण है कि सचोवेज्ानिकों ने परिणास-नियम पर काफी 
जोर दिया है। इसलिये जब कभी बच्चे को अभ्यास कराचा जाय तो उसे 
यह व्यक्त कर दिया जाय कि सीख छेने पर उसे मिठाई, खिलौना या अन्य 
वस्तु दी जायेगी । बच्चों का पुरस्कार भी उनके आवइ्यक्ताचुसार ही होना 
चाहिये, क्योकि ऐसा न होने पर उसको प्रात करने की इच्छा से वे प्रेरित 
नहीं हो सकते। छोटे बच्चों के सीखने के लिए फल, खिलोना, सीटी, मिठाई 
आदि होना विशेष श्रेयस्कर है और बड़े बच्चों को हाथ-सायकिरू, आवश्यक 


( १७९ ) 


सामान खरीदने के लिये पैसे या रुचिकर कहानी की पुस्तकें या प्रशंसा आदि 
विशेष उचित जँचते हैं। विभिन्न प्रयोगों की परिणाम-तालिका से यह स्पष्ट है 
कि सन्तोपप्रद्‌ पुरस्कार दुःखद पुरस्कार की अपेक्षा बच्चों की शिक्षण-प्रक्रिया 
सें विशेष सहायक होता है। यही कारण है कि बुद्धिमान शिक्षकों ने परीक्षा- 
फळ को सन्तोपप्रद और उच्चकोटि का करने के लिये पाठशाळाओं में पुर- 
स्कारःवितरण का नियम चलाया हे । 
समय तथा परिस्थिति भी बाछुशिक्षण को प्रभावित करते हैं। यदि 
बच्चे सुचित वातावरण में और सस्ुचित समय पर कोई विपय सीखते 
है तो उसके सीखने मे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। किन्छु, यदि उन्हे 
इन दोनो सुविधाओ का अभाव रहता है तो वे उसको सीखने में असमर्थ 
हो जाते हैं । यदि किसी स्थान पर संगीत का बाजार गर्म हो ओर वहाँ हम 
कच्चे को गणित सिखळावें तो उसका मन सीखने मे केसे छग सता है? 
इसी प्रकार जहाँ सब लडके ओर लडकियाँ अपने खेलो में संलग्न हो तब 
उस समय हम वच्चो को खेळ ही सिखला सकते हैं, अन्य चीज नहीं । कहने 
का तात्पर्य यह हे कि जब कभी भी कोई विपय बच्चों को सिखलाया जाय 
तो इसका बराबर ध्यान रहे कि सीखने का समय और वातावरण उसके 
पूर्णतः अनुरूप हों अन्यथा बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते । यही कारण है 
कि बहुत से माता-पिता और शिक्षक असामयिक अध्यापन से अपने 
बच्चो को उससे लाभ पहुँचाने में पूर्णतः असमर्थ होकर उन्ह तरह तरह की 
अवांछित उपाधियों से सुशोभित करते हैं जिसका प्रभाव बच्चों के जीवन 
पर बहुत हानिकर पड़ता है। 
उपर्युक्त जितने भी अंगों का वर्णन किया गया है उनसे शिक्षण-विधि 
का स्थान कम महत्व का नहीं हे। हम सिद्धान्तों का वर्णन करते समय 
यह सी कह चुके हैं कि इन सिद्धान्तो को कभी-कभी शिक्षणविधि भी कहते 
हैं । इसलिये यहाँ यह व्यक्त कर देना अत्यावश्यक है कि उन सिद्धान्तो के 
अतिरिक्त भी सीखने की कई विधियों हैं जिनमें से किसी एक अथवा कभी- 
कभी एक से अधिक विधियों को सीखनेवाला काम में खाता है, जेसे, पर्ण- 
विधि ( Whole metil0d ), आंशिक विधि ( Part method ), 
निरन्तर विधि ( Continuous method), व्यवधान विधि 
( Discrete method ) आदि । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
वस्तुतः प्रेरणा, अभ्यास आदि की सफलता भी झिक्षण-विधि पर निर्भर करती 
' है। बहुत से विपय, यन्त्र आदि ऐसे हैं जिनको सीखने के लिये पूर्ण रीति 


~~ 


१७ 


AY 
No 


लाभप्रद सिद्ध होती है और बहुत चीजों को सीखने के लिये आंशिक 
रीति की जरूरत पडती है। उचित विधि को अपनाये विना किसी चीज को 
सीखने में पूर्ण सफलता की गुंजाइश कदापि नहीं है। यदि बच्चे को आठ 
पंक्तियों की कोई कचिता सिखलानी है या किसी साधारण यंत्र को चलाने का 
इंग सिखलाना हे तो इस स्थळ पर निस्सन्देह पूर्ण विधि श्रेयस्कर सिद्ध 
होगी, किन्तु यदि किसी बहुत लस्बे पाठ या विपम यंत्र को सिखळाचा है, तब 
तो वहाँ आंशिक रीति का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर होया । शिक्षण-विधि की 
उपयोगिता के सम्बन्ध से जितने प्रयोग हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि 
विधि की सार्थकता सीखे जाने वाले विषय ओर सीखने वाले पर निर्भर 
करती है । इसलिये हम किसी विधि को उपयोगी था अन्ुपयोयी नही 
कह सकते । सभी विधियाँ अपने-अपने स्थान पर उपयोगी सिद्ध होती 
हें । अतएव अभिभावकों तथा शिक्षकों का यह परम कर्तव्य हे कि बच्चे 
को कुछ सिखराते समय शिक्षण-विधि को ध्यान सें रक्खें ओर बच्चे 
को विषय की उपयुक्त विधि को अपनाने की सलाह दें। इसी प्रकार और 
भी कितने अंग बाल-शिशण को प्रभावित करते हैं, किन्तु उन सब का 
उख्छेख करना आवश्यक नहीं, क्योंकि प्रधान अंगों के विपय में काफी कहा 
जा चुका है । 


९, प्रोढ़ ( ^| ) और बच्चों के शिक्षण सें अन्तर 


प्रोढ़ तथा बच्चो के शिक्षण के अन्तरों पर प्रकाश डालते समय हमें यह 
नहीं भूलना चाहिये कि इन दोनो के शिक्षण में एक ही सिद्धान्त ओर नियम 
पाये जाते है । जिन सिद्धान्तो ओर नियमों का प्रभाव जानवरों और प्रौढ़ों में 
देखा जाता है उनसे भिन्न बच्चों के सिद्धान्त और नियम नहीं होते । वस्तुतः 
वच्चा ओर सयानों सें किसी तरह का आकारिक अन्तर नहीं पाया जाता, 
इसलिये उनके शिक्षण में भी इस प्रकार का सेद इष्टियोचर नहीं होता। हाँ, 


उनमें विकासात्मक भेद अवश्य पड़ता है, इसलिये उनके शिक्षण मे भी कुछ 
भेद पड झाता है । 


_ इस प्रकार हम यदि बच्चे और सयाने के दिक्षण में अन्तर अदर्शित 
करें तो यही कह सकते हैं कि बहुत विपय ऐसे हैं जिन्हें छोटे बच्चे नहीं 
च ~ क्रेन्त _ a ~ Ns क्योकि ~ 
सीख जा दे, किन्तु प्रोद सीख सकते हैं, व जंसा कि ऊपर कहा जा 
जुका ह, शिक्षण के लिये शारीरिक और मानसिक विकास आव्यक है | 
झ्स जिनके गीखने ~ * 
इसलिये जिनके सीखने के लिये पूर्ण बिकास की आव्यकता हे, उन्हें तो 


( १७७ ) 


रोह ही सीख सकते हैं, नादान बच्चे नहों । हाँ, जो वस्चे कुछ अधिक विक 
सित रहते हैं वे भी उसे सीखने में सयानों की तरह सफल हो सकते हैं । 

सीमित विकास होने के कारण बच्चे अपने शिक्षण में सभी विधियों को 
काम में नहीं ला सकते किन्तु, श्रोढ़ आवश्यकतानुसार किसी विधि का भरी 
उपयोग कर सकते हैं । प्रयोग करने पर यह देखा गया हे कि प्रौढ़ जितनी 
सफलता के साथ अपने शिक्षण में पूर्ण रीति का व्यवहार करते है वह सफ- 
लता बच्चो को प्राप्त नहीं होती । यही कारण है कि छोटे बच्चे प्रायः आंशिक 
रीति का ही आश्रय ल्ते ट | 

प्रौढ़ जिन विषम परिस्थितियो में अभिनव प्रतिक्रियाएँ चिन्तन और 
भाषा के आश्रय द्वारा करने मे समर्थ होते हैं उन्हीं परिस्थितियों में बच्चे 
चिन्तन ओर भाषा का भाश्रय लेने में असमर्थ होने के कारण झारीरिक 
क्रियाओं द्वारा अभिनव प्रतिक्रियाओं को साखते हैं। यह अन्तर इन दोनो के 
शिक्षण मे इसलिये पड़ता है कि प्रोढ़ों का अनुभव अत्यधिक रहता है, किन्तु 
बच्चों का अनुभव जयन्त सीमित होता है। 

ग्रौढ़ और बड़े बच्चे निरीक्षण ओर अनुकरण से अपने शिक्षण सें ळाआ- 
न्वित होते हैं, किन्तु छोटे बच्चे उनसे छाभ्रान्वित नहीं होते। यचपि उनमें 
अनुकरण की जन्मजात श्रदृत्ति होती है, किन्तु पूर्णविकसित न होने के कारण 
उनमें डुद्धि ओर विचारकी पूर्णता नहीं रहती । ध्यान-प्रक्रिया (A€nti0n) 
भी उतनी विकसित नहीं रहती । इन्ही सब कारणों से इस दृष्टिकोण से इन 
दोनो के शिक्षण मे अन्तर पड़ता हे । 

जहाँ तक प्रेरणा का सम्बन्ध है उसके विषय में हम यही पाते हैं कि 
घोड़ों की प्रेरणाएँ बच्चो की प्रेरणाओं से भिन्न होती हैं। इसलिए जिन 
इण्छओं से मरोढ़ कुछ सीखते हैं उन इच्छाओं का महत्त्व बच्चों के जीवन में 


नहीं रहता । 

इन दोनो मे अन्तर दिखळाने के लिये हम यह कह सकते हैं कि 
बच्चो के बहुत शिक्षण अपरिपक्वता के कारण अस्थायी हाते हैं, किन्ठु ग्रोढ़ों 
के शिक्षण स्थायी होत है । यही कारण है कि किसी बात को बार-बार सिख- 
'छाने पर भी बच्चे भूल जाते हैं, किन्तु ओढ़ व्यक्ति को एक बार का सिखलाना 
ही पर्याप्त होता है । इसी प्रकार इन दोनो के शिक्षणों में ओर भी कई अन्तर 
दिखलाये जा सकते है, किन्तु ये ही प्रधान अन्तर हैं । 

१०. वाल्य-जीवन मे शिक्षण का महत्त्व 
बाल्य-जीवन में शिक्षण का क्या सहत्व हे, इसके सम्बन्ध में बहुत इछ 


१२ 


( १७८ ) 


विषय-प्रवेद्च में कहा जा चुका है, किन्तु पुनरावृत्ति दोप होते हुये भी हम 
इतना कहना आपत्तिजनक नहीं समझते हैं कि शिक्षण पर बच्चों के जीवन 
की सफझता निर्भर करती है। उन्हें सभी कुछ इसी के द्वारा प्राप्त होता है। 
हम शिक्षण के अंगों का वर्णन करते समय थह भी देख चुके हैं कि माता-पिता 
तथा शिक्षक को बच्चे को कोई विषय किस तरह सिखलाना चाहिये । अतपुव 
इतना हो कहकर हम इस अध्याय को समास करेंगे कि शिक्षण के द्वारा 
बच्चों की योग्यताओं का सुचाए रूप से विकास होता है। जिन कार्यों को 
आरम्भ में करने के लिये अधिक समय की जरूरत पडती है, सीखने पर चे ही 
कार्य थोडे समय में दो जाते हैं। शिक्षण के द्वारा बच्चे निरशक 
क्रियाओं का परित्याग करते और सार्थक प्रतिक्रियाओं को अपनःते हैं. और 
उन्हें पहले जो निरर्थक अतीत होता है, सीखने पर उसी सं सार्थकता आ 
जाती है। यदि हम यह कहें कि बच्चों को कौशल, ज्ञान आदि जो कुछ भी 
माझ होते हैं सभी शिक्षण के ही प्रताप से तो इसमें किसी तरह की अति- 
शथोक्ति च होगी । इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षण का महत्त्व उनके जीवन सें 

इतना है कि उसी के चलते वे अपने को विभिन्न प्रकार के बातावरण में 

अभियोजित करने में समर्थ होते हैं। यदि शिक्षण की योग्यता उनमें नहीं 

होती तो वे कदापि वातावरण से सन्तुरूच नहीं छा सकते । अतएव हम यह 

कह सकते हैं कि शिक्षण का सहत्व बच्चों के जीवन के सभी पहलुओं में हे । 


नवो अध्याय 5... 
कल्पना-विकास | 
( Development of Imagination ) 


१. कल्पना का स्वरूप ४ 

कल्पना ( 7/02874200 ) पद्‌ का व्यवहार मनोवेज्ञानिकों 
ने कई अर्थां मे किया हे, परन्तु यहॉ हस इसका प्रयोग अत्यन्त सीमित 
अर्थं में करेंगे । कोई बच्चा अथवा प्रौढ एक सुन्दर वारिका सें 
टहळूने के लिये जाता है ओर वहाँ सुन्दर-सुन्दर फूलों तथा अन्य द्यो 
का अवलोकन करता है। टहलने के बाद जब वह अपने घर आता हे 
तो उसके मानस पटल पर उस वाटिका का एक सुन्दर चित्र अंकित हो जाता 
है । मानस पटल पर की यह चित्रांकन-प्रक्रिया कल्पना कहलाती हे । दूसरा 
व्यक्ति कही किसी घोड़े को देखता है ओर कहीं सोना देखता है, वाद में वह 
अपने मानस पटक पर एक स्व॒र्णाइव ( G0]0€7 075९ ) का चित्र 
अंकित करता हे । यहाँ भी साचस परळ पर स्तर्ण-अइव को चित्रित करने की 
प्रक्रिया को कल्पना ही कहेगे। किन्तु, हमें यह नहीं सूलना चाहिए कि 
यद्यपि सनोवेङ्ानिको ने इन दोनो प्रक्रियाओं को कल्पना का नाम दिया हे 
'हेकिन, इन दोनो सानसिक अक्रियाओ सें कुछ अन्तर है | पहले उदाहरण पर 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि उस अवस्था में किसी नई रचना का निर्माण 
मानस पटल पर नहीं हुआ हे, किन्तु गत भनुभवो को ही उनकी एवांवस्था 
में चित्रित किया यया है । परन्तु, दूसरे उदाहरण से गत अनुभवों के आधार 


< 


पर एक नई रचना रची गयी है । वस्तुतः गत अनुभवो को ही सानस पटल 
पर नया रूप देना कल्पनां है । इसीलिये कुछ मनोवेज्ञानिकों ने पहळी प्रक्रिया 
को प्रतिमा ( 70028९77 ) और दूसरी को कल्पना के नास से असि- 
व्यक्त किया हे । परन्तु, यहाँ हम दोनो प्रक्रियाओ का उल्लेख कल्पना के ही 
अन्तर्गत करेंगे । वाद में पढते ससय पाठको को इन दोनों का अन्तर स्वतः 
स्पष्ट हो जायगा । 

ऊपर के उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि कल्पना में हम अपने अतीत 
अनुभवों को काम मे छाते हैं। लेकिन, इससे यह नही समझना चाहिए 
कि स्खूति का ही दूसरा नाम कल्पना है, क्योकि कल्पना में सानस पदर पर 
अंकित चित्र, स्तरति से भिन्न होते हैं। स्ति के ख़मय हसारे इराने भडु- 
अचो की मोलिकता में बहुत कम परिवर्तन होता है किन्छु, कल्पना के समय 


( १८० ) 


न्यूनाधिक के कारण उसकी मौलिकता में भश्यधिक अन्तर पदता है। इस 
तरह हम देखते हैं कि कल्पना के रिये गत अनुभवों का होना आवश्यक हे । 
इम जिस चीज का अलुभव नही किए रहते हैं उसकी फदपना करने में भी 
असमथ होते हैं | यह विइवविदित हे कि बहरा व्यक्ति स्वर शौर अंधा 
व्यक्ति रूप की कदपना नहीं कर सकता । करपना के लिये स्मृति की प्रचलता 
की भी जरूरत पढ़ती है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि हमारी कल्पना 
गत अनुभवो पर निर्भर करती है। इसलिये इसके लिये पुराने अनुभवों 
का स्मरण अत्यावइयक हे । इसके अभाव में कदपना असम्भव है। इसके 
स्वरूप को और भी स्पष्ट करते के लिये यह व्यक्त कर देना आवश्यक हैं कि 
परिस्थिति के अनुसार इसमें आर भी कई अक्रियाएं होती हैं। हम ऊपर 
स्वर्णाइच की कल्पना में देख चुके हैं कि इसमें संयाजन क्रिया क्योक्र होती 
है । इसी तरह सोलिक अनुभव मे से किसी अंग को कड्पना भे अलग कर 
देने से विच्छेद, एक पहलू या अंश के स्थान पर दूसरा अंशा स्थापित करने से 
स्थानापन्नता ( ४5।2007 ) और घटा बढ़ा देने से न्यूनीकरण अथवा 
विवृद्धि की प्रक्रियाएँ होती है । 
२. कल्पनोत्पादक पर्रिस्थतिय ( Imagination arousing 


situations ) 


कल्पनाओं का अनुभव बच्चो या प्रौडों को सभी समय नहीं होता, 
बल्कि अवसर विशेष पर होता है। प्रतिकूळ परिस्थिति रहने पर इनका 
आविर्भाव होना असम्भव हे । हम लोगो के अतीताज्ुभव के उपकरण अथवा 
वर्तमान संवेदनात्मक ( 5९7507) ) अनुभव ही इनको उत्पन्न करने में 
सदा सहायक होते है । यि हस कल्पनो-पादक + परिस्थितियों पर विचार 
करें तो मालूम होया कि जब हम लोगो के सामने कोई पेसी घटना अथवा 
परिस्थिति मौजूद हो जाती हे जिसका अर्थ हम नहीं समझते हें तब उस 
समय हम छोगों मे विसिन्न करुएनाओं का आविर्भाव होता है । किसी परि- 
स्थिति के सम्वन्ध से हमारा अधूरा चिन्तन भी कल्पना को जन्म देता हे। 
जसा कि आगे चळकर मालूम होया, कल्पना का ध्येय किसी इच्छा को 


सेन्छुट करना रहता हे, इसालये पांररिर्थात दी अननिङ्गता या उसके अति 
अदण [वचार कल्पना को उत्पन्त करता है। 


जब दो ऐसी 
भिन्न होती हैं त 


& 


परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं जो एक दूसरे से स्वरूप में 
व उस सभय भी इममे कल्पना का आविर्भाव होदा है ! 


( १८१ ) 


ऐसे समय हम लोग एक ऐसी परिवर्तित परिस्थिति की कल्पना करते है 
जिसमें हमारी किसी इच्छा विशेष की संतुष्टि हो सके । 

किसी परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिये स कल्पना का आविर्भाव 
होता है । जब इम पुस्तकालय की पुस्तकों के रखने में एक नया रूप देना 
चाहते हैं तब उस समय कल्पना उत्पन्न होती हे । 

इतना ही नहीं, बटि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति के कारण वास्तविकता 
का सामना करने सें असफल होते हैं तो उस समय अपनी अतृप्त इच्छा की 
संतृप्ति के रिये अपने मनोनुकूछ कल्पनाओ का निर्माण करते हैं, क्योंकि 
कल्पना संसार मे हमारी इच्छाएँ संतृप्त होती हैं। इसी तरह ओर भी कई 
परिस्थितियां हमारी कल्पना को जन्म दे सकती हैं । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि सभी समय कल्पनाओं का अनुभव करता सम्भव नहीं, बल्कि अवसर 
विशेष पर कल्पनाजुकूर परिस्थिति होने पर ही उसका अनुभव किया जा 
सकता है । 


8. करण ना-प्रकार ( Kinds of Imagination ) 


यद्यपि कुछ मनोवेज्ञानिकों ने कल्पना की सत्ता को बच्चों या सयानों में 
अस्वीकार किया है, किन्तु विभिन्न मनोवेज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित 
कर दिया गया हे कि कल्पनाओं की सत्ता उतनी ही सत्य है जितनी की विश्व 
में अन्य दृश्य पदार्थों की । फोरसीथ, हिक, गाल्दन, एलपॉर्ट आदि मनो- 
वैज्ञानिकों के प्रयोग इस सम्बन्ध में घिशेष उढ्लेखनीय हैं जिन्होंने बद्धो की 
कल्पनाओं पर प्रयोग करके उनकी सत्ता का ्रस्थापन किया है । करना 
प्रक्रिया केवळ सयानो में ही विद्यमान नहीं रहती, बल्कि उसकी योग्यता 
बच्चों में भी रहती हे। अब कल्पना-प्रकार का उल्लेख करने के छिये यह 
ध्यान में रखना आवश्यक है कि कल्पना का विभाजन कई इ्टिकोणों से 
किया गया है, परन्तु यहाँ हम बच्चो की कल्पना का विभाजन सोलिकता के 
ही आधार पर करेंगे। इस आधार पर कल्पना के दो प्रकार होते हैं--छुचरा- 
बुस्यात्मक (९0704 प८४ए९) कढपना और रचनात्मक (८०७7 प८धए८) 
कल्पना । 

( १ ) पुनराब्वस्यात्मक कपना +--जब हस अपने घुराने अनुभवों 
को उनकी अनुपस्थिति मे अपने मानस पटल पर छाते हैं तो इसे पुनराद्त्त्या- 
स्क कलपना कहा जाता हे । ऐसी कल्पना सें हम किसी अभिनव वस्तु का 
अनुभव नहीं करते, बल्कि हमें अपने अतीत अजुभव अपनी पूर्वावस्था मे 


( १८२ ) 


अनुभूत होते हैं। इस प्रकार इसका आधार सदा हमारा अतीत संवेदनात्मक 
या प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है। ऐसी कल्पना में भोलिक अतीत अनुभव को 
ही वर्तमान में अपने मानस पटल पर चित्रण रूप म सल करते हैँ । लेकिन, 
इसे स्मृति समझना अनुचित होया, क्योंकि इसमें ओर स्मृति ( Memory ) 
में अन्तर होता है। इस पर प्रकाशा डालने की आवश्यकता इस स्थल पर 
विशेष नहीं है। मानलें, हमारे सामने एक सुन्दर महल हे जिसको हम 
देख रहे हैं, जब हस उससे दूर चले जाते हैं तो हम उसका चित्र अपने मानस 
पट पर चित्रित करते हैं । यो तो इस प्रकार के अनुभव को मनोवेज्ञानिकों 
ने सामान्यतः कल्पना के ही नाम से अभिव्यक्त किया है, किन्छु इसे प्रतिमा 
([m०९९7}) कहना विशेष उचित जचता हे, जैसा कि और भी मनोवज्ञानिकों 
ने इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया है | चस्तुतः कल्पना में पुराने अनुभवों के 
आधार पर नवीन सृष्टि की रचना होती हे जिसका इसमें अभाव रहता हे । 
इसलिये आगे हम इस प्रकार की कल्पना को प्रतिमा के ही कम से 
अभिव्यक्त करेंगे । 


यों तो कुछ सनोवेज्ञानिकों ने कल्पना की सत्ता को अस्वीकार किया 
है, किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी सत्ता को बच्चों में होना स्वीकार 
नहीं करते । परन्तु, ये दोनों उपयुक्त इप्टिक्रोण सामान्यतः दोपपूर्ण हैं, क्योंकि 
बच्चों पर इस सन्वन्थ सें जो अयोग किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि उनमें 
इस प्रकार की कल्पना की शक्ति सबसे अधिक होती है । कभी-कभी तो उनकी 
अतिसाएँ इतनी स्पष्ट ( ९८३7) और सजीव ( Li४९] ) होती हैं कि 
वे उन्हें मव प्रत्यक्ष ही समझते हैं । इसके सम्बन्ध में आगे चलकर प्रकादा 
डाला जायेगा। पहले बच्चे उन्हीं पदार्थो की प्रतिमाओं का अनुभव करते हैं 
जो उनके सामने मौजूद रहते हैं, किन्तु ज्यों ज्यों उनका मानसिक तथा 
शारीरिक विकास होता है त्यों-त्यों उनकी प्रतिसाओं की संख्या में विवृद्धि 
होती जाती है। ग्रीफिथ ने जो पयोग चों पर किया है उससे यह स्पष्ट हे 
कि बच्चे अधिकांश स्थिर ( 52C 2 पदार्थों ( दरचाजा, दाचात, 
चारपाई आदि ) की ही प्रतिमा का अनुभव करते हैं। गत्यात्मक ( Dy- 
370९ ) पदार्थो (चलतो गाडी, रिक्सा, दौढ़ता कुत्ता आदि ) की प्रतिमां 
ण भदक कलो प द कप सी 
सख्या बहुत कम होती हे। कहने का 
र po बम श हाल बच्चों में नहीं रहता, बल्कि 
रचेको शक्ति ओर संख्या बढती जाती है। 


( १८३ ) 


घे ~ > बच्चों ™_ ~ = ~ इ 

सी प्रतिमाएँ बच्चों के जीवन स बहुत लाभदायक होती हैं । इसलिए साता- 
पिता तथा शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को ऐसी प्रतिमाओं की शक्ति 
बढ़ाने सं समुचित उपायों से सहायक हो। 


पतिभा-प्रकार ( Types of Im agery or Image-Types ) 
इसके पहले कि हम रचनाव्सक ( Constructive ) कल्पना का 
उल्लेख करें, प्रतिमा-प्रकार का वर्णन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । हम 
पहले ही व्यक्त कर छुके हैं कि पदार्थ की अनुपस्थिति में जब उसका चत्र 
अपने मानस पटल पर खींचते हैं तो उसे प्रतिमा कहते हैं । इस प्रकार हस 
देखते हैं कि अनुभव के आधार पर हमारी प्रतिसाएँ कई प्रकार की होती 
ह । जब हम देखे हुए पदार्थ की प्रतिमा का अनुभव करते हैं तो उसे दृश्य 
प्रतिमा ( ए75ए०) 7722० ) कहते है, उसी प्रकार प्राण-प्रतिसा; 
( Olfactory Tmae ), स्वाद प्रतिमा ( Gustatory Image}, 
स्पर्ण-श्रतिमा ( ]404] [03९९ ), श्रव्य प्रतिमा ( Auditory 
[7 4९९), स्नायचिक प्रतिमा ( Kinesthe!ic Image ) का नास- 
करण किया जा सकता हे। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ्रतिमाओं की स्पष्टा 
ओर सजीवत्ता के आधार पर मनोवेज्ञानिको ने सनुष्यो का प्रतिसा-प्रकार 
में विभाजन किया है। इस दिशा मे सर्व प्रथम गाल्टन का नाम विशेष उठ्हे- 
खनीय हे। कुछ मनोवेज्ञानिको का मत है कि मनुष्यो को विशुद्ध प्रतिमा- 
घकार मे वॉटा जा सकता हे। कितु, बेट के प्रयोग से यह प्रमाणित है 
कि विशुद्ध प्रतिमा-प्रकार अरूभव है, क्योकि सभी व्यक्तियों में न्यूनाधिक 
अंश मे सभी प्रकार की ग्रतिमाओ की शक्ति विद्यमान रहती है । अतएव 
मिश्रित प्रतिमा-प्रकार ( Mixed Jmagery :9pe ) का ही व्यक्ति 
होता है । विभिन्न प्रयोगो स यह भी स्पष्ट हैं कि यर्याप सभी प्रकार की प्रति- 
माएँ किसी मे हो सकता हैं, किन्तु दृश्य, श्रव्य, तथा स्नायविक ग्रलिसाओं 
का ही बाहुल्य रहता हैं। किन्तु, इसस यह नही समझ लेना चाहिए कि 
अन्य प्रकार की प्रतिमाओ की प्रबलता किसी व्यक्ति मे नही होती + 
कोई व्यक्ति त्राण अथघा स्वाद्‌ ग्रतिसा का अनुभव अन्य प्रतिसाओं 
की अपेक्षा अधिक कर सकता हे, किन्तु ऐसा बहुत कम स्थलो पर 
देखने में आता है । इस उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रलिसा- 
प्रकार के सम्बन्ध में हम यही कहना सञ्चुचित समझते हैं कि जिस व्यक्ति में 
निस प्रकार की प्रतिमा की शक्ति अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा अधिक हो उसे 
उस प्रतिमा-प्रकार मे बाँटना अनुचित नहीँ । सिक्रित-त्रतिसा-प्रकार इसलिए 


( १८४ ) 


विशेष उचित नहीं जँचता कि बहुत से ऐसे वडे-बड़े विद्वान और मनीषी 
सिरे हैं जिनमें किसी प्रतिमा विशेष की सत्ता का पुर्णतः अभाव रहा है । 

यो तो प्रतिमा-प्रकार का निश्चयन कई विधियों से होता है, किन्तु यहाँ 
हम गाल्टन की प्रश्‍नावलि पद्धति ( Questionnaire method ) 
का ही उल्लेख करना प्रयांप समझते हैं। अधिकांश सनोवेज्ञानिक इसी 
का आश्रय लेते हैं । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पद्धति पहले पहर 
याख्टन के द्वारा काम में छाई गई थी। इसके द्वारा प्रतिमा-प्रकार का 
निर्धारण करने के लिये प्रत्येक ज्ानेन्द्रियों से आबद्ध प्रन तैयार कर लिये जाते 
है और उन्हीं प्रश्नों को प्रयोज्य ( 90९० ) से पूछा जाता है । प्रयोज्य 
को प्रश्व से आबद्ध प्रतिमा की स्पष्टता को व्यक्त करने का आदेश दिया 
जाता है । विभिन्न मात्रा की स्पटता के लिए अंक निश्चित रहते हैं। यदि 
बह प्रतिसा का अनुभव करने में असमर्थ होता है तो उसे शून्य अंक दिया 
जाता है, यदि बह प्रतिम! बहुत क्षीण (27!) तथा चुधली ( Hazy ) 
होती है तो एक। इसी प्रकार सामान्य स्पष्टता के छिये दो, अत्यन्त 
स्पष्ट के लिये तीन और प्रत्यक्ष-सा स्पष्ट के लिए चार अंक दिया जाता है । 
प्रयोक्ता ( ९2ए९rim९€॥0!९7) अपनी सुविधा तथा आवश्यकतालुसार 
प्रतिमा की स्पष्टता की विभिन्न मात्राओं के छोतक साप-दण्ड ( ९८2।९ ) को 
तैयार कर सकता है । प्रश्नों के स्वरूप निम्नांकित प्रकार के होते हैं :--- 

१--क्या जुम पके आम की कदपना कर सकते हो ९ 

२--क्या तुम बॉखुरी के स्वर की प्रतिमा का अनुभव कर सकते हो { 

३—क्या दोडने की कल्पन! कर सकते हो ? 

४--क्या रसगुछा के स्वाद की कलपन! कर सकते हो ? 

कया गर्म जळ के स्पर्श की कडपना कर सकते हो ? 

६--बया सुलाच के गर्ब की कढ्पना कर सकते हो ? आदि। इसी प्रकार 
सभी इन्द्रियों से आवद्ध बरावर संख्या सें अयोज्य से प्रइन पूछे जाते हैं और 
तब विन्द प्रकार की प्रतिमाओं की स्पष्टता का निझ्चय किया जाता हे। 

(२) रचनात्मक कल्पना (Constructive Imagination)— 
रचनात्मक कल्पना का स्वरूप घुनराछृत्यात्मक कढ्पना से पूर्णतः भिन्न होता 
है, क्योकि इस प्रकार को कडपना से हम एक अभिनव सृष्टि का निर्माण करते 
द इश्क आधार हमारे गद अनुभव रहते हैं, किन्तु उनकी कठपना 
इस मकार की होती है कि वे पूर्णतः नवीन प्रतीत होते हैं । इसे इभ थों 
कह सकत हैं कि रचनात्मक कस्पना के आविर्भाव ळा भय हमारे अन्तस्थ 


( १८५ ) 


को रहता हे, प्रत्यक्ष ज्ञान को नही । जब किसी घस्तु विशेष के विभिन्न अंगो 
को मिलाकर कलाकार उसे एक नये वस्तु के रूप सें परिणत कर देता है तो 
हमें रचनात्मक कल्पना का उदाहरण मिलता है। घस्तुतः यही अभिनव 
सष्टि-निर्साण कल्पना है। साधारणतः इसके दो सेद होते हैं---अहणाप्मक 
( Rece!।४९ ) और आविष्काराध्मक ( 7४९४९ ) । 
वच्चो से पहले अहणात्सक कल्पना का आविर्भाव होता हे। जव 
चे अपनी बूटी दादी या साता से कथा-क्हानी सुनते है तो चे कहानियाँ 
उनकी कल्पना का विपच बन जाती हैं। बहने का अभिप्राय यह हे कि इस 
कल्पना का आधार दूसरो के द्वारा वणित घटनाएँ, किस्सा कहानी आदि होती 
है। बच्चे किसी को कुछ कहते हुए सुनते हैं और उसकी कल्पना वे स्वय 
अपने सन में करने ऊयते हैं । 
आविष्कारात्मक कल्पना की शक्ति बच्चों से पर्याष्ठ मानसिक विकास 
के चाद होती है। ऐसी कल्पना का आवर्भाव थे अपने अनुभव के आधार 
'पर करते हैं। इसमे यद्यपि बीजतश्च'( []€7€7!5 ) पुराने रहते हैं, 
'किन्तु इसकी रचना बच्चे अपने अनुभव के सद्दारे करते हैं। यह बच्चो के 
जीवन से बहुत उपयोगी सिद्ध हाती है। इसी के सहारे बच्चे अपनी 
समस्याओं ( ?700।९09 ) को हल करने म समर्थ होते है। नए-नए 
आविष्कार इसी के प्रसाद स होते है। बहुत बच्चों से इसकी योग्थ्ता 
सात आठ वर्ष की अवस्था से भा देखने भे आती हे। यदि हम बच्चों के 
खेलों का सूक्ष्म अवछोकन करें तो हमें उनके खेली भे इसका सहचव इष्टियोचर 
होगा । रेखक स्वयं एक ऐसे प्रख्यात आधुनिक काच को ज.नता है जिसने 
अपनी कविता सर्वप्रथम सात वर्ष की अवस्था में ळोभर प्राइमरी कक्षा के 
क्षत में बनाई थी। वंध्यों की कहानियाँ, खेल आदि उनकी रचनात्मक 
कल्पना के ही योतक होते हैं । 
४. बाल-कव्पना की विशेषताएँ 
विभिन्न मनोवेज्ञानिको ने जो 'प्ररोग बच्ची पर कव्पना के सम्बन्ध से 
किया हें उन सभी श्रयोगो से विदित होता है कि उनमे दृश्य-अतिसा कौ 
विशेषता रहती हे । यहाँ यह प्रश्‍न होना स्वाभाविक है कि बच्चो की कल्प- 
जाओ में इदय-प्रतिमा का क्यों बाहुल्य रहता है १ यदि इस प्रइन के उत्तर 
प्र विचार किया जाय तो यही कहा जा सकता हे कि उनके मानस जावन 
पर जितना प्रभाव बिसी घ्श्य पदाथ या घटना का पडता हं उतना अरर 
किसी का नहीं इसलिए उनमें इस स्वरूप को प्रतसा की अधिकता 


( १८६ ) 


होती है। बच्चों का अनुभव अत्यन्त सीसित रहता हे, अतएव वे जिन चीजों 
को देखते हैं उन्हीं की कल्पना करने में समर्थ होते हैं । यही कारण हे 
कि उनमें प्रायः दृश्य प्रतिमा पाई जाती हे । 

इतना ही नहीं, वहिक प्रयोग करने पर यह सभी पाया गया हे कि चे 
अधिकतर समूर्त ( 07८7९६९ ) कल्पना में ही सफल होते हैं। कहने का 
अभिप्राय यह है कि वे घोड़ा, हाथी, पुस्तक आदि पदाथा को अपने मानस 
एटळ पर चित्रित करते हैं, इन शब्दों को नहीं । यही कारण है कि कभी- 
कभी वे अपनी कल्पना को अमवश समूते समक्ष जाते हैं। जब कोई बच्चा 
कोयल की कल्पना करता हो तो उसके मानस पट पर कोयल का चित्र 
खिंच जाता है, इसी प्रकार अन्य पदार्थो की प्रतिमा का वह साकार अनुभव 
करता है, अन्य प्रकार का नहीं । 


बच्चों की कड्पनाएँ अत्यधिक परिमाण सें पाई जाती हैं । वे जो कुछ 
भी सोचते हैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर । कहने का तात्पर्यं यह हे कि 
उनमें कल्पनाओं का बाहुल्य रहता हे । यहाँ भी यह प्रइन हो सक्ता हे कि 
बाल्यजीवन में कल्पना का चाहुख्य कयो रहता है ? इसके उत्तरस्वरूप यहाँ 
कहा जा सकता है कि मनुष्य मे जितनी उच्च मानसिक प्रक्रियाओ का घिकास 
होता हे उन सबमें पहले कल्पना शीघ्र विकसित हो जाती है । अतएच उनका 
कर्पनात्मक ( [02९072६।४९ ) पहलू अत्यधिक समृद्ध रहता है । 

बच्चों पर जितने भी प्रयोग कल्पना सम्बन्धी किए गए हैं उन सबसे 
प्रमाणित होता है कि उनकी क्ल्पनाएँ बहुत स्पष्ट और सजीव होती 
हैं। यदि उनकी कब्पनाओं की स्पष्टता और सळीवता फे कारण पर विचार 
करें तो हमें मालूस होगा कि उनका ज्ञान अत्यन्त सीमित रहता हे। उन्हें 
सभी विषयों का ज्ञान उपलब्ध नहीं रहता । इस ज्ञान की अपरिपकवत्ता 
के कारण उनमें जिन प्रतिसाओ या कल्पनाओं का आधिर्भाव होता है चे बहुत 
ही सबल ओर स्पष्ट होती हैं । प्रयोग करने पर पता चळा है कि बाल्य जीवन 
में ्रतिमाएँ जितनी स्पष्ट और प्रबळ होती हैं उत्तनी और किसी अवस्था में 
नहीं होतीं । इसीलिये जेसा कि पहले कहा जा चुका हे, वे अपनी कल्पनः 
को वास्तविक समझ लेठते हैं और परिणामतः उनसे कई तरह की हानियाँ 
हो जाती हैं । 

उनकी कपनाओ सें प्रतीकता ( 59mD0]i5m0 ) का सामंजस्य 
रहता दै । वे अपनी कलपना सें सिट्टी की सूति को बच्चा, छाडी के घोडे को 
सचझुच का घोड़ा और धूर से घेरे हुए स्थान को महरू आदि समझते हैं । 


( १८७ ) 


यदि हम उनके खेलों का निरीक्षण करें तो उनकी प्रतिमा की थह विश्वेपता 
ओर भी स्पष्ट हो जायगी, क्योकि जब वे कागज की नाथ को पानी सें तेरने 
के लिए छोड़ देते या कागज की टोपी अपने मस्तक पर रख रेते हैं तो बे 
यह नहीं अनुभव करते कि वस्तुतः यह खिलुवाढ मात्र हे | उन्हें तो ऐसा 
मालम होता है कि सच्झुच वे टोपी ओढ़े हुए है और उनकी नाव पानी सें 
तेर रही है। कहने का सारांश यह है कि बच्चे अपनी कल्पनां में एक 
पदार्थ को दूसरे पदार्थ का प्रतीक समझते हैं । 

उपयुक्त विद्येषताओं से रूचिकर विशेषता उनकी कल्पनाओं की परिवर्त्तन- 
झीरता है। निरंतर उनकी कल्पनाएँ एक ही स्वरूप की नही होतीं, 
बदिक अवस्था वृद्धि के साथ-साथ उनके स्वरूप में परिवत्तन होता रहता 
हैँ । स्थळ विशेष पर कहा जा छुका हे कि प्रारम्भ में बच्चों की कल्पनाएँ 
पुनरावृस्यात्मक ( Rep”८७८४।४९ ) होती हैं। बे जो अपनी आंखों 
से देखते हैं उसी का चित्र अपने मानस परळ पर चित्रित करने में समर्थ 
होते हें। मनोवेज्ञानिकों ह्वारा किडरगारेन अथवा पूर्वं पाव्शालीय बच्चो 
( pre-school children ) पर किये गए प्रयोग इसके साक्षी हैं कि 
इस अवस्था के बच्ची में अन्लुकरणात्मक ( ]7।.!4४९ ) एवं पुनराृस्या- 
समक कढपनाओं का ही बाहुल्य रहता है। एंडूयुज ने सो बच्चो पर प्रयोग 
करके यह प्रदर्शित किया है कि तीन से चार बर्ष के वद्यो मे रचनात्मक 
कर्पनाओं का आधिक्य रहता है जब कि उनकी अभिरुचि भूत-प्रोत और 
परियों की कहानियों के कहने और सुनने से रहती है। इस उन्न के बच्चे 
अधिकांश इसी प्रकार के कब्पना-जगत मे विहार करते हैं ओर ऐसी-ऐसी 
बातें करते हैं जित पर विइचास करना कठिन होता हे। जव उनकी अवस्था 
में विवृद्धि होती है ओर जब वे दस-बारह वपं के हो जाते है तब उस समय 
उनमें ऐसी कल्पनाएँ नहीं रहतीं। अब इनकी कस्पनाएँ व्यावहारिकता का 
रूप ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात्‌ वे ऐसी ही कटपना करते हैं जिसकी सत्ता 
बिर में सम्भव रहती है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
दस से तेरह वर्ष के बच्चे सम्भव ( ! 05570|€ ) की ही कल्पना करते है 
असस्भव (Impossible) की नहीं । उनके खेलों का अवलोकन करने से 
उनकी कल्पना पर अच्छा प्रकाश पडता हे । इस समय उनकी करूप- 
नाएँ आत्मगत ( 5पा)]००४ए९ ) न होकर विधेयात्मक ( ०j€ctive ) 
होती हैं जिनका एकमात्र ध्येय किसी लक्ष्य को प्राप्त करना 
रहता हे । स्ट्युभ ने अपने प्रयोगों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं के बच्चों 


६ tec) 


ङी कटपताओं का दिग्दर्शन कराकर उनकी परिवर्तनशीलळता पर पर्याक् 
अक्राश डारा हे । 
किशोरावस्था में बाळकों का मन अत्यन्त संवेगाव्मक ( 77080 ) 
रहता है । उनमें तरह-तरह के भावों और विचरों का सामंजस्य रहने के 
कारण उनकी कब्पनाओं में भी तरह-तरह का सामंजस्य रहता है। इस समय 
सी उनकी कल्पनाएँ आत्मगत होती हैं और चे अधिकांश दिवा-स्त्रप्न 
( Day Dreaming ) के शिकार बने रहते हैं। किन्तु, द्वा-स्वप्न में 
पविचरण करने वालों में अन्तमुंखी ( [7६70४९7६ ) बच्चों का ही आधिक्य 
रहता है । इस समय की कल्पनाओ को भी हम पहली अवस्था की कब्प- 
चाओ के स्वरूप का कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्वरूपो में बहुत अधिक 
समानता रहती है । छेकिन, जब बच्चा इस अवस्था का अतिक्रमण कर जाता 
है तब फिर उसकी कट्पनाएँ व्यावहारिक हो जाती हैं जिनका अआविर्भाव 
किसी लक्ष्य चिशोष की प्राप्ति के लिये होता है। अब उनकी कल्पनाएँ इतनी 
लाभप्रद प्रमाणित होती हैं कि उनका सदुपयोग करने से बच्चे आये चलकर 
-अपने जीवन में बहुत बढ़े बढ़े काम कर डालते हैं । 


५, प्रोढ़ तथा बच्चों की कल्पना में अन्तर 


हम ऊपर बच्चों की कव्पनाओं का उल्लेख कर छुके हैं, इसलिये उन 
विश्येषताओं को ध्यान में रखक्रर सयामों ओर बाळका की कल्पना में जो 
-भेद॒ हैं उनका उल्लेख करना विशेष सुविधाजनक होगा । 


बच्चों का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ है कि उनकी कल्पनां प्रायः 
-इष्टिगत होती है । इसलिए उनमें दृश्य प्रतिमाओं का वाहुल्य्र रहत' है । 
यद्यपि उनमें अन्य प्रकार की कल्पनाओं की योग्यता विद्यमान रहती है, 
कितु उनका पूर्ण तिकाख नही रहता। सयानो के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है, 
क्योकि यदि कोई विशेष प्रकार का दोष न रहे तो वे किसी प्रकार की 
कल्पना का अनुभव करने में समर्थ होते हैं । जितने प्रयोग इस 


~ ~ Ne ~ > 
दिशा स हुए हैं उनसे यही प्रमाणित होता है कि सामान्य व्यक्ति में 
न्यूनाधिक साचा से सभी घकार की कव्पनाएँ संभव हैं । 


वालकों की कल्पनाएं समसूर्त होती हैं, किंतु सवानों के सम्बन्ध सें यह 
लागू नही होता। जेसा कि पहले व्यक्त किया जा चुक है, घोड़ा कहने पर 
चच्चे के मानस परल पर एक घोड़े का चित्र खिंच जाता है, किंतु यह 
लावश्यक सही कि सयाने भी राशिभूत ( (077९८९ ), कल्पना का 


> ( १८९ ) 


अनुभव करें। वे घोड़े की शब्द-प्रतिमा ( 070-72९९ ) का भी 
अनुसव कर सकते हैं । 

प्रयोगात्मक प्रमाणां से यह स्पष्ट है कि बच्चों की कढ्पनाएँ सयानो 
की अपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट और सञ्जीव होती हैं । प्रायः ऐसा देखने में आता 
है कि सयानों में सभी प्रकार की कल्पनाओं की क्षमता विद्यमान रहती है, 
किंतु उनका अनुभव चे बहुत धुँधलापन के साथ करते हैं। यही कारण 
हे कि वे बच्चो की तरह अपनी कट्पनाओं को प्रत्यक्ष नहीं समझते । 

बच्चों की कल्पनाएँ प्रोढ़ों की अपेक्षा विशेष स्पष्ट और प्रबल ([7€7५९) 
ही नही होतीं बल्कि, सयानो की अपेक्षा बच्चो सें उनका आधिक्य भी रहता 
है । कल्पदा शक्ति का पूर्ण विकास बाल्य-काल में हो जाता है, तत्पश्चात 
अन्य उच्च प्रक्रियाओ का विकास होता है। थही कारण हे कि बाल्यजीवन- 
सं सयानों घी अपेक्षा कल्पनाओं की समृद्धि रहती है । 

हम ऊपर देख शुके हैं कि बच्चों की कल्पनाएं अवस्था-न्ृद्धि के साथ 
परिवर्तित होती रहता हैं, किन्तु प्रौढो मे, यह परिवत्तन-क्रम नही दृष्टिगोंचर 
होता, क्योक सयानो का पूर्ण विकास अपनी चरम सीमा पर रहता है, किन्तु 
बच्चों में क्रमशः विकासक्रम होता है। इसलिये ज्यो-ज्यो उनका मानसिक 
विकास होता हे वेस-वेसे उनकी क्ब्पनाएँ भी परिवर्तित होती रहती हैं । 

अन्त में इन दोनों की कल्पनाओं के अन्तर को व्यक्त करते हुए इम 
यह भी कहना आवश्यक समझते हैं कि जिस तरह बच्चों की कल्पना में प्रती- 
कता देखते मे आती है उस तरह की प्रतीक्ता का अभाव प्रोढ़-कढ्पना से 
रहता है । किन्तु, इस स्थळ पर यह स्मरणीय है कि कभी-कभी सयाने भी 
अपनी कल्पना-सृष्टि में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनमें भी यह व्यापार 
देखने में आता है, परन्तु ऐसा बहुत कस होता है। इसी प्रकार और भी 
अन्तर इन दोनों में दिखलाए जा सकते हैं, किन्तु प्रधानतः सेद उपर्युक्त ही हैं । 


६. बालकों के काइपनिक साथी 
(व 480८7 Companions ) 


अधिकांश ऐसा देखने में आता है क्रि कोई बच्चा अकेले बैठकर तरह- 
तरह का खेल लगातार कई घंटों तक खेलता रहता है। वह अपने भाप हँसता, 
बोलता, खेळता या गाता है । यों तो सयानों को देखने मे ऐसा मालम होता 
है कि बचा अकेले इन व्यवहारों का अदर्शन करता है, किन्तु वस्तुतः बच्चा 
उस समय अकेले नही रहता । तीन से दस वर्ष की अवस्था तक बच्चे अपने 


( १९० ) 


काल्पनिक साथियों के साथ मस्त रहते हैं ओर उन्हीं के साथ अपने जीवन 
का अधिकांश सपय व्यतीत करते हैं । प्रयोगों से ऐसा मालूम हुआ है 
कि कस से कम एक तिहाई बच्चे अपने काढपनिक साथियों के साथ खेलते- 
कूदते हैं। याँ तो इन साथियों का अनुभव सभी प्रकार के बच्चे करते हैं, 
किन्तु जिन बच्चों को अकेले रहना पडता है वे अत्यधिक ऐसे साथियों का 
अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा कदापि नहीं सालस होता कि वे जिनके 
साथ सस्त रहते हैं वे कल्पना जगत के साथी हैं । नॉसंवर्दी ने एक ऐसे बच्चे 
का उदाहरण दिया है जो अपनी साता के एक तिपाईं पर बेठ जाने के 
कारण रोने गा । जब साता ने उसके रोने का कारण पूछा तो मालम हुषा 
कि उसके बैठ जाने से उसका साथी कुचल गया है। 


हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि थों तो सभी बच्चों के जीवन में ऐसा 
अनुभव होता हे ओर यह उनके मानसिक विकास में सहायक भी होता 
है। किंतु, जब बच्चे ऐसा अदुभव दस वर्ष के बाद भी करते हैं तब यह 
उनके लिए घातक सिद्ध होता हे, क्योकि वे अपने अन्य साथियो के साथ 
खेलने की आवश्यकता नहीं समझते । वे अन्तर्ुखी स्वरूप के हो जाते हैं 
ओर आगे चलकर समान में अभियोजित ( A05 ) करने में असफल 
हो जाते हैं । इसलिए माता-पिता को चाहिए कि इसके घातक परिणाम से 
वंचित रखने के लिये वे अपने बच्चों को अन्य साथियों के साथ खेलने के लिए 
मोव्साहित करें। जिस परिवार मे अन्य बच्चों के साथ खेलने की सुविधा 
न हो वहाँ माता-पिता को ही वच्चे के साथ अपना कुछ समय देना चाहिए 
ताकि वे काढपनिक साथी के अभ्यस्त आवश्यकता से अधिक न हो सकें । 


cd 
~ ७. कड्पनाःचिकाल के सहायक अंग 


(१) भाषा ज्ञान :--बच्चों के कल्पना-विकास में भाषा ज्ञान का स्थान 
अत्यन्त सहच्वपूर्ण है। जेसा कि हम लोग जानते हैं, उनका ज्ञान प्रारंभ सें 
प्रत्यक्ष ( £८7८९? ) तक ही सीसित रहता हे। इसलिये उनमें कल्पनः 
वहुत सीमित रहती हैं और उनका स्वरूप भी इष्ट्यात्मक ( ४/758] ) 
होता हे। उचकी ऐसी अवस्था छगभग पाँच वष तक रहती हे, 
किन्छु जव उसके वाद उनमें भाषा का पर्याप्त विकास हो जाता है तब वे 
नये-तये शब्दी को सीख जाते हैं | वे दूसरों से भी बहुत कुछ देखते-खुनते हैं 


S ~ ~ ~ ~ ~ 
सार उनकी आपा परिपक्व हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनमें 


विभिन्न रकार की कल्पनाओं को अ 
न शकार का कट्पनाओं को जनुभव करने की क्षमता हो जाती है। 


( १९१ ) 


कहने का तात्पर्य यह हे कि कब्पचा-विकास का सम्बन्ध भाषा-विकास से 
इतना घनिष्ठ है कि ज्यों-ज्यो भाषा-विकास होता है त्यो-त्यो कल्पना-विकास भी 
होता है। यही कारण है कि जिन बच्चों में भापा-विकास पूर्णतः नहीं होता 
उनकी कल्पना-शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। इसलिये माता-पिता तथा 
अन्य संरक्षकों का परम कत्तव्य हे कि वे अपने बच्चों के भाषा विकास में 
बिभिन्न ससुचित ग्रोष्साहनों द्वारा सहायक हो ताकि बच्चों का कल्पना- 
विकास सुचारु रूपसे हो सके । 

हे ~ २) कहानो ( 907} ) +-- कर्पना-विकास मे कहानी का हाथ 
कम नहीं रहता । वच्चे जब अपनी माता या अपने अन्य संरक्षको से कहा- 
निया सुनते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं ओर उनकी इच्छा वराबर कहानी 
सुनने की बनी रहती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब बच्चे दूसरों से 
कुछ सुनते हैं तो उनका वही सुनना उनकी अहणात्मक ( Rece[t!४९ ) 
कल्पना का आधार बन जाता है और चे उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की 
कल्पनाएँ. करने छगते है । कहानी सुनने से उनकी भाषा भी परिपुष्ट होती है 
जोर भाषा की परिपुष्टा उनकी कल्पना को परिपुष्ट करती है। अतएघ 
संरक्षको को चाहिए कि चे अपने बच्चो को देसी ही कहानियाँ सुनावे जो उनमें 
सुन्दर कल्पना को जन्म देने में समर्थ हो । संस्कृत भाषा मे पंचतंत्र प्रभ्ट्रति 
कई ऐसे रप्नग्रन्थ विद्यमान है जिनमे बच्चो के योग्य कहानियाँ भरी पडी 
हैं। दूसरी बात कहानी सुनाते वक्त ध्यान देने योग्य यह है कि कहानियाँ 
बच्चो कै मानसिक-विकास के अनुरूप हों, अन्यथा चे उनके कट्पना-विकास 
में सहायक कदापि नही हो सकतीं । अन्य आपाओ में भी ऐसी कहानियाँ 
विद्यमान है जो बच्चो को सुनाई जा सकती हैं । 

यद्यपि मेडम माण्टखरी ने बच्चों को कहानियों के सुनाने का विरोध 

किया है, क्योकि उसका मत है कि इससे बच्चों के मानसन्रीवन पर घातक 
रभाव पड़ता है, तथापि हम उससे सर्वाशतः सहसत नही हैं । यह ठीक है कि 
कुछ कहानियों का असर बच्चो पर घातक पड़ता हे, किन्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि बाळको को कहानी सुनावा सर्वथा अनुचित है। प्राचीन भारतीय 
पुच पाश्चात्य विद्वानों ने भी बाळकों के मानसिक विकास में कहानी के महत्व 
को स्वीकार किया है। कहानियों से उनकी जानकारी बढती हे जिसके कारण 
उनमे विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को अनुभव करने की क्षमता का आवि- 


ऑँब होता है। हि 
(३) अभिनय ( D703 ) कहानी की तरह आंभनय भी बच्चों 


( १९२ ) 


के कडपना-विकास में सहायक होता है। अभिनय के द्वारा बच्चों में नए: 
नए अदुभर्वो की विवृद्धि होती है जो कि उनकी कल्पना के लिये छाम्रप्रद 
होते हैं। बच्चे जो कुछ अभिनय में देखते हैं उसकी वे स्वयं कल्पना करना 
प्रारम्भ कर देते हैं ओर जब अभिनय समाप्त हो जाता हे तब उसकी पकः 
एक घटनाओं का चित्र अपने मानस पडळ पर आनन्द के लिये खींचते हैं । 
असिनय उनकी रचनाव्सक कल्पना को जन्म देता है ओर उसी के आधार 
पर वे कई प्रकार का आविष्कार करने में समर्थ होते हैं | बच्वों में अचुकरण: 
( Imitat00 ) की सात्रा बहुत अधिक होती है इसलिये वे स्वयं 
भी अभिनय करना झुरू कर देते हैं जिसका परिणाम यह होता है, कि अपने: 
अभिनय को सफल बनाने में उन्हें तरह-तरह की कब्पनाओं का आश्रय 
खेचा पड़ता है। इस प्रकार उनकी कल्पना का स्वाभाविक विक्रास होता है ।' 
बच्चों के लिये अभिनय का देखना उतना ही आवश्यक है जितना कि स्व्यं 

अभिंनय करना । किसी सी अवस्था में अभिनय कट्पना-विकास में सहा- 
यक होता है, अतएव शिक्षकों को चाहिए कि किसी कहानी को समझाते 

सप बच्चो से उसका अभिनय करवाए ताकि वेसा करने के लिये बच्चों को 

चिभिन्न प्रकार की कदपन। ए करनी पड़ें। हम थोड़े शब्दों में यही कह सकते 

हैं कि अभिनय कल्पता-विकास का एक बहुत ही प्रभावशाली और सुन्दर 

जंग ( उपकरण ) है । 


(४) चलचित्र ( C7९72 ):—कुछ दिनो से अभिनय का स्थानः 
चळचित्र ने ले लिया है। आज का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इसके 
प्रभ घ से वंचित हो । पहले जो स्थान कस्पचा-विकास में अभिनय का था 
चही स्थान आज चळचित्र का हे । जिस प्रकार अभिनय में विभिन्न घटनाओं 
का क्रमशः प्रदर्शन होता हे उसी प्रकार चळूचित्र में भी । जब बच्चे चलचित्र 
की घटनाओ को देखते हैं तो चे उनका अनुपस्थिति में भी उनकी कल्पना 
करते हैं, क्योंकि चे उनको बहुल रुचिकर और मनोहारी शतीत होती हैं । चल-- 
चित्र प्रदर्शन से उनका भनुभव विदृद्ध होता है और उन्हें अन्य भाषाओं 
को सीखने का अवसर सिलता है जिसके फलस्वरूप उनकी कल्पनाशक्ति 
भी विकसित होती है। यद्यपि कुछ मनोवेज्ञानिको ने बच्चों के चळाचत्र प्रद-- 
शन का विरोध किया है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे इसके कारण कई 
मकार के अपराधों ( (77765 ) का शिकार वन जाते है। किन्तु, उनका 
पह कथन सर्वथा उचित नहीं जैचता, क्योकि यह इम अच्छी तरह जानते हैं" 
कि बच्चों का मन अत्यन्त कोसळ होता है, इसलिये किसी चीज का असर! 


( १९३ ) 


उनके मन पर बहुत गहरा पडता है। इसलिये यदि उनके लिये शिक्षाप्रद 
उचित चित्रों का आयोजन किया जाय तो वे उनके द्वारा बहुत कुछ अच्छी वाते 
सीख सकते हैं और हानि न होकर उनका उपकार ही होगा । अतएव किसी 
स राष्ट्र का यह धर्स हे कि वह अपने बच्चो के समुचित सानसिक-विकास 
आर शिक्षा के लिये शिक्षाप्रद चलचित्रों का प्रबन्ध करे । सातानपिता को भी 
बच्चों की कल्पना के समुचित विकास के लिये उन्हें सिनेमा देखने का उचित 
प्रबन्ध करना चाहिए किन्तु, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बच्चा चल- 
चित्र का ऐसा शिकार न बन जाय कि उसके अन्य आवश्यक कास विगइ 
जायें ओर बच्चा भी निकम्मा बन जाय। कल्पना-विकास मे चलचित्र का 
कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसका अनुमान इसी से किया जा सकता हे 
कि आजकल नगर के छोटे-छोटे बच्चे भी गाने के शोकीन हो गये हैं ओर 
जिनमें भाषा-विकास की समृद्धि है वे सिनेमा के ढंग पर नए-नए गाते 
बनाने लगे हैं। उनके गाने भले ही काव्य की दृष्टि से दोषपूर्ण हो, परन्तु 
इतना तो मानना ही पडेगा कि वे उनकी आविष्काराव्मक ( Inventive ) 
कट्पना के योतक हैं । 

(५) चित्रकारी, खेळ, लेख आदि ( कला): बालको के 
कट्पना-विकास मे उनकी चित्रकारी ( D20९ ) खेळ, लेख आदि 
के भी हाथ रहते हैं जिन्हे हम कळा के नाम से पुकार सकते है। जब बच्चे 
तरह-तरह के मिट्टी के खिलौने तैयार करते हैं तो; उनको तैयार करते समय 
कल्पना भी करनी पड़ती है । चित्रकारी कएपनाविकास मे कितनी और 
क्योंकर सहायक होती है इस पर बाद मे स्थळ विशेष पर प्रकाश डाला 
जायगा । अतएव यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि विभिन्न प्रकार की 
चित्रकारियों के लिये बच्चे को विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करनी पडती हैं 
जिसके परिणाम-स्वरूप उसकी कल्पना समुचित रूप से विकसित होती है। 
जव बच्चे किसी प्रकार की कहानी, लेख या कविता का निर्माण करते हैं तो 
डस समय उन्हें आविष्कारात्मक कल्पना की शरण लेनी पड़ती हे । हम 
स्थळ विद्रोष पर देख चुके हे कि बच्चे दूसरों की सुनी हुई वात की भी 
कल्पना करते है किन्छु, जब उन्हें स्वर्यं कहानी या कविता लिखनी पडती है 
तब चे विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करते है और अन्त मे वे अपने छेख 
या कचिता का रूप निर्धारित करते ह || इसलिये शिक्षकों को डचित 
है कि जब वे बच्चो को कोई पाठ पढावें तो उसके सम्बन्ध से उनसे तरह-तरह 
के प्रश्न पूछें और उसका सारांश भी उनसे सुनें । जब बच्चे ऐसा करने लगें 


१३ 


( १९४ ) 


तव उसके बाद वे उन्हें स्वयं उन्हीं उपकरणों के आधार पर नयी कहानी, 
कविता या लेख लिखने के लिये प्रोत्साहित करें। बच्चों से तरह-तरह का 
वित्र बनवाना भी उनकी कल्पना के विकास में कम सहायक नहीं होता । 

( ६) स्वास्थ्य ६--कल्पना के ससुचित विकास के लिये स्वास्थ्य 
एक अपेक्षित अंग है । हम सभी जानते हैं. कि स्वस्थ बच्चे में भाषाज्ञाव 
और क्रिया आदि का विकास सुन्दर रूप से होता है।' जो बच्चा बराबर 
इग्ण रहता है उसका मन किसी चीज में नहीं रूगता, इसलिये किस्सा- 
कहानी, अभिनय और चळूचित्र की ओर वह आकर्षित नहीं होता | इस 
प्रकार उसका अजुभव बहुत सीमित रह जाता हे ओर किसी प्रकार का 
विकास सी अच्छी तरह नहीं होता । इस कारण उसकी क्ट्पनान्शक्ति 
वूणेरूपेण विकसित नहीं होती है। प्रायः ऐसा देखने मे आता है कि स्वस्थ 
बच्चा किसी चीज को जब्दी सोच और समझ लेता है किन्तु ,जन्म से रूग्ण 
रहनेवाळा बच्चा ऐसा करने में असमर्थ होता है। हम थोड़े शब्दों में यह 
कह सकते हैं कि कल्पना-विकास के लिये स्वास्थ्य अपेक्षित है, क्योंकि इसके 
विचा किसी भी ऐसी शक्ति का विकास नहीं होता जो कल्पना के लिये आव- 
इयक है। अब्र इसके पहले कि हस बाळ-जीवन में कल्पना के महत्व का 
उल्लेख करें यह व्यक्त कर देवा आवश्यक है कि बच्चों की कल्पनाएँ उनकी 
कहानी, खेल और चित्रकारियों द्वारा अभिव्यंजित होती हैं। इसलिये 
यहा हम बच्चों की कहानियों ओर चित्रकारियों पर संक्षिश्ततः प्रकाश 
डारचा आवश्यक समझ्नतते हैं क्योंकि बिना उनके उल्लेख के कल्पना का 
वर्णन अधूरा रह जायया । खेल से उनकी कल्पनाए क्य़रोंकर अभिव्यंजित 
होती हैं, इसका उल्लेख खेळ के सम्बन्ध में किया जा चुका है, इसलिये 
उसका उल्लेख करना यहाँ अनावश्यक होया । हम पहले उनकी कहानियों 
पर भकाश डालेंगे तत्पश्चात उनकी चित्रकारी के विभिन्न पहलुओं का 
उल्लेख करेंगे । 





वाळको की कहानियाँ 


दू 
_ 
rf 


यदि हम घच्चो के जीवन-क्रस पर ध्यान देँ तो हमें मालूम होगा कि 
चे कई अवस्थाओं ( 92९९७ ) से गुजरते हैं । उन चिभिन्न अवस्थाओं की 
अपनो खास विश्ेषताए होती हैं। किन्तु, यहाँ हमें उनकी कहानियों 
पर प्रकारा डालते हुए यह देखना है कि उनका स्वरूप क्या है और वे 
बच्चा की कल्पनाओ का क्योकर प्रकाशन करती हैं | 


( १९५ ) 


बालकों का सन सयानों की तरह पूर्ण विकसित और सर्च सम्पन्न नहीं 
रहता, बल्कि बहुत ही कोमल होता है। उनकी कल्पनाओं का एक 
निर्चित स्वरूप होता है जिसमें अवस्थाबृद्धि के साथ-साथ परिवर्त्तन होता 
रहता है। हमळोग इसे अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कल्पनाएँ प्रत्यक्ष 
पर ही निर्भर करती हैं, अर्थात्‌ वे उसी की कल्पना करने में सफल होते हैं 
जिसको वे अपनी आँखों से देखते अथवा कानो से सुनते हैं। वे अधिकांश 
ग्रहणात्सक कल्पनाओं का ही अनुभव करते हैं। कहने का सारांश यह है कि 
दूसरों की कही हुईं बातों या कहानियों के आधार पर वे अपनी कल्पना-सुष्टि 
का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चो में ग्रहणात्मक 
कल्पना की शक्ति विशेप रहती है जिनका आधार सयानो की कथावस्तु 
होता है। 

थदि हम इसपर विचार करें कि बच्चो को केसी कहानियाँ अच्छी मालूम 
होती हैं तो हमें मालम होगा कि जिस तरह की कहानियाँ प्रौढ़ व्यक्तियों 
को अच्छी लगती है उस प्रकार की बच्चों को नहीं । इस भिन्नता का प्रधान 
कारण यह है कि उनके मन का स्वरूप हमसे भिन्न होता हे, इसलिये उनकी 
अभिरुचि भी हमसे भिन्न होती है। यही कारण है कि हमे जो कहानियाँ 
अच्छी लगती हैं वे उन्हे अच्छी नही ऊगती। इस सम्वन्ध मे यह प्रश्‍न 
हो सकता है कि बच्चे कहानी सुनना क्यों पसन्द करते हैं ? इसके उत्तर- 
स्वरूप हम यही व्यक्त करना पर्याप्त समझते हैं कि उनमें जीवन के विभिन्न 
पहलुओं को जानने की उत्कट इच्छा रहती हे जिसकी पूर्ति कहानियों 
द्वारा होती हे । इसलिये उनकी इच्छा बराबर कहानी सुनने की घनी रहती 
है । उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बच्चे उन्हीं कहानियों को सुनना 
पसन्द करते हैं जिनसे उनकी इच्छा की संतृसि होती है । उनके मानस जीवन 
के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उनमें जीवन-सम्बन्धी विविध साहसिक 
( Adventur0uऽ) अभिकाषाएँ रहती हैं जिनकी परितृप्ति उस जीवन 
में प्रत्यक्ष रूपसे नहीं होती किन्तु, जब वे दानवो के दमन और परियो के 
उड़ने या किसी बच्चे को दूध पिलाने कीं कहानियाँ सुनते हैं, तव उनकी संत्सि 
होती है । ऐसी कहानियो को सुनने की व्याख्या हम दूसरे तरीके से भी कर 
सकते हैं । कुछ मनोवेज्ञानिको का यह मत है कि जिस तरह अन्य जीव अपने 
विकास-क्रम से पुनरावृत्ति करते हैं उसी तरह मनुष्य भी करते हें । सचुष्य 
जब घर्बरावस्था मे था तो उस समय उसकी रुचि भूत-पिशाच की कहानिया 
मे थी, इसलिये बेसी कहानियों को सुनकर वह प्रसन्त होता था । यढी कारण 


( १९६ ) 


है कि बच्चे ऐसी कहानियों में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम 
देखते हैं कि ऐसी कहानियों को सुनने के कई कारण हैं जिनमें से किसी की 
सत्यता को भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते । 
अब प्रइन यह है कि बच्चे स्वयं केसी कहानियों की रचना करते 

है 0 इसका उत्तर सरलतया दिया जा सकता है, क्योकि ऊपर हम यह देख 
चुके हैं कि बच्चों को कैसी कहानियाँ प्रिय लगती हैं और यह भी व्यक्त किया 
जा चुका है कि आरंभ में उनमें अहणात्मक कल्पना का ही बाहुल्य रहता 
है। वे जैसी कहानियाँ अपने बड़े-बूढों से सुनते हैं वैसी कहानियों की वे 
स्वयं कल्पना करने लगते हैं और उसीका प्रकाशन अपनी कहानियों द्वारा 
करते हैं। इसी कारण उनकी कहानियो में भूत, पिशाच, राक्षस, देवता, 
परी आदि के बीजतत्व विशेष रूपसे सन्निहित रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
आरंभ में बच्चों का जीवन पूर्णतः संवेगात्सक होता है जिसका प्रकाशन 
दे अपनी कहानियो द्वारा करते हैं। उनकी कहानियों का अध्ययन करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे कहानियों द्वारा अपनी समस्याओ को क्योकर 
अभिव्यंज्ञित ( £४7९55 ) करते है । एक विदेशी बाळक जो मछलियों 
से बहुत डरता था, अपने भय का प्रकाशन मछलियों के सम्बन्ध में 
विभिन्न कहानियाँ बनाकर करता था । अन्य बच्चों की कहानियो का अध्ययन 
करने से यहा तथ्य अभिगत होता हे। छन्दन-निवासी बच्चो पर स्याही-धडबों 

( Ink-B]0t5 ) के साथ जो प्रयोग किया गया उसमे यह देखा गया कि 
अधिकाँश बच्चो को वे धब्बे पंखयुक्त सत्री ( परी ), जानवर और विचित्र 
विचिन्न रूप के व्यक्ति मालम हुए ओर उन धब्बो के आधार पर उन्होने वैसी 
ही कहानियो का निर्माण किया। धब्बो द्वारा इस प्रकार की कल्पना को 
अभिव्यंजित करने वाले बच्चों की संख्या चोंसठ प्रतिशत के लगभग थी । 
हस एुनराङत्ति दोष होते हुए भी थोड़े शाब्दो से यह कहेंगे कि बच्चों 
को भूत, प्रेत तथा परियों की कहानियाँ अच्छी लगती हैं और वे उनके 
आधार पर वैसी ही कहानियों की रचना करके और दूसरो को सुनाकर अपनी 
अहणात्मक कल्पना का परिचय देते हैं। बहत कम बच्चे किसी कारण- 
विशेपवश दूसरी तरह की कहानियाँ कहते या सुनते हैं । 

इस सम्बन्ध स दूसरा विचारणीय प्रश्न यह हे कि बच्चों को किस प्रकार 

क कहानियां सुनानी चाहिए। इसपर विचार करने से यही कहना उचित 
चता हैं कि उनको सुनाई जानेवाली कहानियाँ छोटी ओर सरळ हो । इस 
तात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चे उनकी योग्यता के अनुरूप हो 


( १९७ ) 


ताकि वे उन्हें आसानी से समझ सके | इसके अतिरिक्त भी ऐसी कहानियों 
का निर्माण करना घाहिए जिनसे वच्चो मे विभिन्‍न वांछित शुणो का विकास 
हो। थद्यपि माण्टसरी ने बच्चों के जीवन सें कहानियो का धनात्मक 
( P05(i४९ ) सहस्व स्वीकार नही किया है किन्तु, उसका ऐसा मत उचित 
नही जैचता, क्योकि वच्चो के सानसिक विकास के लिये कहानियाँ अत्यन्त 
लाभप्रद सिद्ध हुई है ओर जिसके सम्बन्ध से भारतीय ऋषि, महर्षि तथा 
पाइ्चात्य विद्वानों ने काफी प्रक्राश डाला है । हमारे यहाँ के प॑चतन्त्र, हितोप- 
देश आदि ग्रन्थ इसी के साक्षी है कि वाळको के सुचार विकास के लिये 
कहानियाँ नितान्त आवश्यक है । विदेशो में भी ऐसे मन्थो का अभाव 
नहा हं। श - 


मर १७४६ वालकों की चित्रकारी ( Drawing of children ) 


र ee hn चिन्रकारिये र 
बहुत दिनो तक लोगो ने वच्चो की चित्रकारियों को तिरस्कृत किया था । 
वे लोग उनका महत्व वच्चो के जीवन मे नही समझते थे। किन्छु, हर्ष का 
विषय है कि अब मनोवेज्ञानिकों का ध्यान इधर आक्ृष्ट हुआ है । 


यदि हम बच्चों की चित्रकारी के विकासक्रम पर ध्यान दें तो मालम 
होगा कि प्रारम्भ मे वे किसी तरह का चित्र बनाने में समर्थ नहीं होते। 
जव कोई उनके हाथ में कागज-पेंसिल दे देता है तो वे अपने हाथ को इधर- 
उधर घुमाकर कागज पर कुछ खींच देते है किन्तु, उनके ऐसा करने से उनका 
कोई ध्येय विशेष नहीं रहता । इसे हम वयस्को ( ^0]।5 ) का अनुकरण 
मात्र कह सकते हे। सम्भवतः वे ऐसा इसलिये करते हैं कि उसके 
हारा उनकी संचित जीवन-शक्ति ( £7९72} ) का समुचित निस्सरण 
( 0प्रती0७ ) होता है । यद्यपि पेसिल से कागज पर खीचना पूर्णतः ध्येयः 
विहीन होता है किन्तु, कभी-कभी संयोगवश वह किसी पदार्थ का प्रतिरूपक 
( Represeni2ti0n ) वन जाता है। 

तीन चार वर्ष की अवस्था में किसी पदार्थ को चित्रित करने की उनमें 
प्रवळ इच्छा होती है जिसे हम चित्र-निर्माण की आरंभिक अवस्था कह 
सकते हैं। इस अवस्था मे बच्चे मलुष्य के चित्रो को बनाने की कोशिश 
करते हैं और यदि वे महुप्य के समान नहीं बनते हैं तो भी वे उसी के 
प्रतिरूपक होते हैं । बच्चों की चित्रकारियो का जो अध्ययन हुआ है उससे 
यह निर्विवाद है कि यह प्रवृत्ति नव्े प्रतिशत बच्चो में पाई जाती है। इस 
समय के सभी बच्चे चलती-फिरती चीजों के ही चित्र बनाते है, स्थिर चीजों 


( १९८ ) 


के नहीँ । जब वे किसी आदमी का चित्र बनाते हैं तो उसे चलते हुए, हाथ 
घुमाते हुए या हुका पीते हुए दिखळाते हैं। उनके मकान के चित्र में भी 
चिसनी से धुओँ निकलता हुआ दिखलाई देता हे | किन्तु, उनकी चित्रकारी 
में यह विशेषता बहुत दिनों के बाद आती है। हाँ, यह विधारणीय है कि 
वे आदसियों तथा अन्य चछती चीजों के चित्रों को ही क्यों बनाते हैं | यदि 
हस इसपर विचार करें तो मालूम होगा कि वे उन्हों पदार्थो से निरंतर 
चिरे रहते हैं अन्य चीजों का उन्हें ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वे उन्हीं का 
चित्र बनाते हैं । 
इस ऊपर थह कह चुके हैं कि प्रारंभ में उनका चित्र बहुत ही 
अधूरा ( [m९7१९०६ ) होता है, इसलिए वह किसी पदार्थ के समान 
नहीं होता, बहिक उसका प्रतिरूपक मात्र होता है। इस अवस्था में वे यदि 
किसी बृत्त ( 07८९ ) या वर्ग ( 50५३7९ ) के नीचे दो रेखाएँ खींच 
देते हैं तो वह मनुष्य का प्रतिरूपक हो जाता है। ये वृत्त भर वर्ग भी 
ज्योत्यो बनाए जाते हैं। डा० व्युकेन्स ने अध्ययन करके यह दिखळाने 
का अयास किया हे कि बच्चों की इस वृत्ति का विनाश पाँचचे' वर्ष में हो 
जाता है। यद्यपि इस अवस्था के बाद बच्चे बेकार की रेखाओं को नहीं 
अंकित करते हैं तथापि वे किसी चीज के वारे में जो जानते हैं उसी को 
चित्रित करते हैं, जो देखते हैं उसको चित्रित नहीं करते । यदि वे 
किसी आदमी का चित्र बनाते हैं तो चे दोनों झुजाओं ओर आंखों को अपने 
चिन्न में दिखलाते हैं । घोड़े पर बेठे हुए आदमी के दोनों पेरो को दिखलाना 
या घर के बाहरी भागो को दिखलाना बच्चों की चित्रकारी की खास विशेषता 
होती है। सात वर्ष के पहले के बच्चों में सुसजित चित्रकारी की क्षमता 
नहीं होती । मेररेण्ड के सोलह सौ बच्चो की चित्रकारी के अध्ययन से 
जिनकी अवस्था पॉच से सात वर्ष तक थी, यह स्पष्ट हे कि उनमें इसकी 
योग्यता बहुत कम होती है। बच्चे इस अंग का तिरस्कार इसलिये करते 
हें कि अभी तक वे पदाथा को उनके व्यवहार ( (75९ ) के ही अचुसार 
जानते हैं । अतएव जिनके व्यवहार को वे जानते हैं उन्हें अपने चिन्न में भी 
प्रदर्शित करते हैं ओर निन अंगो की उपयोगिता उन्हें नहीं मारूस रहती 
उनको चे अपनी चित्रकारी में तिरस्कृत कर देते हैं । 
हम चोदह वर्ष की अवस्था तक के बच्चो की चित्रकारी को लेभिनस्टेन 
प्रभति विद्वानों के आधार पर पाँच अवस्थाओ मे विभाजित कर सकते हैं । 
पहली अवस्था में कुछ चित्रण मात्र रहता है जिसका स्पष्ट ज्ञान नही होता । 


C१) 


दूसरी अवस्था वह हे जिसमें चच्चे रेखाओं द्वारा कुछ चित्रित करने का प्रयास 
करते ह । उसमे प्रतिरूपकता का अभाव रहता है । इसलिये इसे हम प्रतीका- 
त्मकाघस्था (557000८ 5३९९) कह सकते हैं । इस अवस्था में वे कभी 
सञुप्य के मस्तक को ब्वत्त द्वारा तो कभी चतुसु'ज द्वारा व्यक् करते है । 
तीसरी अवस्था मे प्रतिरूपकता और प्रतीक्ता का सम्मिश्रण रहता है जिसमें 
बच्चे मनुष्य के विभिन्न अवयवो को उचित रुप से प्रदर्शित करने का प्रयास 
करते हं । चाथी अवस्था भ उनका चित्र अधिकांशतः किसी बस्तु था सुप्य 

का प्रतिरूपक होता ह, किन्छु इस ससय भी उन्हें न्रथ-विस्तार ( Threedi- 
M€7)005 ) दिखलाने को योग्यता नहीं रहती | यह चौथी अवस्था दस 
वर्ष के बच्चो से देखी जाती है । ग्यारह वर्ष के घाद उनके चित्रो की पॉनवी 
अवस्था आती है जबकि वे अपने चित्रो से त्रय-विस्तार प्रदर्शित करसे मे 
समर्थ होते है और उनका चित्र भी पूर्णतः प्रतिरूपक होता है । इन्डी पॉच 
अवस्थाओो का बिभाजन ग्रीफिथ ने ग्यारह अत्रस्थाओं में किया है जिनके 
उळ्रेख की यहाँ आचञ्यकता नही है । 


Fg र WE हि 
०; बालनचत्रकारों म॑ कल्पना को आंभव्यंजना (Expression) 


हम लिख चुके हैं कि बालकों की चित्रकारी का महतव आधु- 


हो गया हे कि वच्चे अपने संवेग, कव्पना, इच्छा भादि का प्रकाशन अपनी 
चित्रकारी, खेळ, कहानी_ आदि के द्वारा करते हैं। इस दिशा में प्रकाश 
डालने वालों से फ्रायड, अनाफ्रायड, क्लावन आदि के नाम विशेष रूपेण 
उल्लेखनीय हें । हमने यह देखा है कि बच्चो की आरम्भिक चित्रकारी 
चयस्को का अनुकरण मात्र होती है जो उनकी अबुकरणाव्मक कल्पना का 
द्योतक है । वाद की परिपूर्ण चित्रकारियों से उनकी आविष्कारात्मक कब्पना 
परिलक्षित होती है। जव तीन-चार वर्ष के बच्चे खेलने के चास्ते मिट्टी के 

रीदे बनाते हैं तो उनमें भी उनकी आविप्काराप्मक कल्पना को अभि- 
च्यंजना रहती हैं। हमने यह भी देखा हे कि उनकी विकसित चित्रकारिया 
पूर्णतः व्यावहारिक होती हैं जो इसका योतक है कि उनमें इस अपस्था मे 
व्यावहारिक कल्पना का साम्राज्य रहता है। जेसा कि हम लोग जानते हैं 
बच्चे अपनी चित्रकारियों मे अपने मानसिक संघर्ष (\n8] conflicts ) 
को व्यक्त करते हैं। जब उनके हाथ में कागज-पेंसिल दे दी जाती है तो बे 


जिन चित्र को बनाते है, प्रश्न करने पर उनकी मवोजुकूल व्याख्या भी करते हैं । 


( २०० ) 


यदि कोई बच्चा अपने पिता की बहुत इज्जत करता है तो वह अपने चित्र में उसे 
आसन पर बेठाता या माळा पहनाता है । जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक 
के प्रति घृणाभाव रहता हे वह अपने चित्रों से उसके प्रति घृणा का प्रका- 
गन करता है। वह कभी एक आदमी का चिन्न बनाकर उसके गले में 
एक रस्सी बाँधकर ऊँचे से ळरका देता हें तो कभी दूसरा ही विकृत रूप 
देता है। चित्रों द्वारा बच्चे ही अपनी कड्पनाओं का प्रकाशन नही करते 
बल्कि, वयस्क छोग भी करते हैं। भारतीय सूतियाँ कब्पनाओं का योतक 
नहीं तो और क्या है ? यही कारण हे कि किसी राष्ट्र की चिन्रकारियों के 
आधार पर हम वहाँ की संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं । अतः उपर्युक्त 
व्याख्या से यह स्पष्ट है कि बच्चे चित्रकारियों में अपनी कल्पनाओं को क्यों कर 
असिव्यंजित करते हैं । 
११, वच्चे और वयस्क की चित्रकारी में अन्तर 


वच्चे ओर वयस्क की चित्रकारी में अन्तर व्यक्त करने के लिये इसका 
उल्लेख कर देना आवश्यक है कि बच्चों के चित्र इतने अधूरे ओर भदे होते 
Se नह दे क ¢ बि वे वि ~ ति ठ अत- 
हैं कि उन्हं देखकर हम यह नहा कह सकते कि वे किनके प्रतिरूपक ह, 
पुव उन्हे प्रतीक मात्र ही कहा जा सकता हे। परन्तु, सयाचो के चित्र पूण 
ञो ~ NR, की को + ~ > कि वे 
र वारीक होते हैँ जिनको देखते ही थह समझ में आ जाता है कि 
अझुक पदार्थ के प्रतिरूपक हैं, अतएव उन्हें हम प्रतीक मात्र नही कह सकते । 
दूसरे शब्दों से हम यह कह सकते हें कि बच्चों के चित्रों में सार्थकता 


( Meaningfulness) का अभाव रहता हें, किन्तु सयानों के चित्र 
पूर्णतः साथक होते हैं । 


वच्चा जिस चीज को जानता हे ओर जिसे देखता है उसके अन्तरों को 
अलग करने से वह असमर्थ होता हे | इसलिये वह अपनी चित्रकारी में सभी 
जानी दूई बातों को प्रदर्शित करता है। खयाना इन अन्तरों को अच्छी तरह 
जानता हे, इसलिये वह ऐसा ही चित्र बनाता है जिसका कि वह स्वर्यं अनु- 
भव करता है । यदि वच्चा किसी आदसी का घोड़े पर बेठने का चित्र 
वनाता है तो वह उसमें उसके दोनो पैरों को दिखळाता है, किन्तु सयावा 
एक ही पेर को दिखलाता है, क्योंकि उसे यह सालूम रहता हे कि देखने- 
वाळा उसे क्योकर देखेगा । 

वच्चे अपने चित्रो में काम सें धानेवाले अंगों को ही दिखलाते हैं, किन्तु 
सयाने किसी पदार्थ के सभी अंगों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे उनका वे डप- 


योग करते हों या नहीं । 


( २०१ ) 


बच्चों के चित्र प्रायः उन्हा पदार्थों के होते हैं जिनका बे नित्य-प्रति भनु- 
अव करते हैं। अचुभव से परे की चीजों का प्रदर्शन चे अपनी चित्रकारी से 
नहों करते, अर्थात्‌ उनकी. चित्रकारी अनुभवगत तथा समूर्त होती है। परन्तु, 
सयाने उन चीजों का भी चित्र बनाते हैं जिनकी वे कल्पनामात्र कर सकते 
हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं, यथा, स्वर्ग, नरक, सत्यता आदि । इश प्रकार हम 
बच्चों की चित्रकारी को समूर्त कह सकते हैं, किन्तु सयानो के सम्बन्ध में ऐसा 
नहीं कहा जा सकतः, क्योकि वे अपनी कल्पना के आधार पर अमूर्त 
£ Abst72Ct ) को भी चित्रित कर देते है । 


बच्चों की चिन्रकारी पूर्णतः कलामयी नहीं होती, किन्तु सयानों की चित्र- 
कारी कला से परिपूर्ण होती हे जिसका ज्ञान उनकी चित्रकारियों को देखकर 
घ्रा किया जा सकता है । 


बच्चो की चित्रकारी कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसका 
उल्लेख किया जा चुका हे; किन्तु सयानो में यह नहीं होता, क्योंकि इस 
अवस्था का चे अतिक्रमण किए रहते हैं । 


बच्चे सभी चीजों का ओर सभी परिस्थितियों का चिन्न बनाने में असमर्थ 

होते हैं, किन्तु सथाने किसी अवस्था और किसी चीज का भी चित्र बनाने में 

समर्थ होते हैं जेसा कि ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है। इसी प्रकार और भी 
Ns’ ३. 


कई छोटे-मोटे अन्तर दिखलाए जा सकते हैं किन्तु, प्रधान अन्तर उनकी चित्र- 
कारियाँ में उपयुक्त ही हैं । 


अब प्रइन हो सकता है कि उनकी चित्रकारियो मे अन्तर क्यों पडता 
है ? यदि हम इसके उत्तर पर विचार फरे तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
सयानों का शारीरिक और मानसिक विकास पूणं रहने के कारण उनमें 
कल्पना और चिन्तन की कमी नही रहती । इसलिये चे जिन चीजो को चित्र- 
कारी का रूप देना चाहते है आसानी से दे देते है । उनका अनुभव भी इतना 
समृद्ध रहता हे कि वे अपने मनोनुकूल चित्रों का निर्माण करते है। वच्चो 
के सम्बन्ध में ऐसा नही होता, उनका शारीरिक भोर मानसिक विकास अपूर्ण 
रहता हे । उनका अनुभव भी प्रत्यक्ष तक ही सीमित रहता है। उनकी कल्पना 
और चिन्तन शक्ति भी अविकसित रहती है, इसलिये वे अचुभूत पदार्थों का 
ही चित्र खींचने में सफल होते है, अननुभूत ( Unexperienced ) 
वदार्थो का नहीं । इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनो के विकास मे अन्तर 
के कारण उनकी चिन्रकारियो में भी अन्तर पढ़ता हे । 


( २०२ ) 
९/ १२, बालजीघन में कल्पना का स्थान 

अब तक हम बालकों की कल्पना के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते 
आए हैं, अतएव यहाँ कल्पना का महत्व बाल-जीवन सें कितना है, इसका 
उल्लेख करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे । 

कव्पना बच्चों के जीवन मे आनन्द प्रदान करती हे। जव बच्चे सुन्दर 
सुन्दर पदार्थों का अबलोकन करते हैँ तो उनकी यही इच्छा होती है कि वे. 
पदाथ निरन्तर उनके सामने बने रहें ताकि वे उनके आनन्द को लड़ते रहें । 
परन्तु, ऐसा सम्भव नहीं । इसलिये उन पदाथा की अनुपस्थिति में बच्चे 
उनकी कल्पना से उतना ही आनन्दित होते हैं जितना कि उनके प्रत्यक्ष से । 
चे किधी मेले में जाते हैं, चहाँ तरह-तरह के खिलोनो ओर तमाझों को देखते 
हैं जो उन्हें बहुत ही आनन्दकर प्रतीत होते हैं। जब वे अपने घर लोट आते 
हें तब सी मेले के कल्पना-चित्र से वे अपने को आनन्दित पाते हैं । वे भूत 
( P५६) सात्र की ही कल्पना नहीं करते, अपितु अपने भविष्य की भी 
कडपना करते हैं और अपने भावी जीवन के विभिन्न पहलुओ को सोचकर 
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं । कहने का तात्पर्यं यह है कि कल्पना के सहारे 
बच्चे अपने जीवच को आनन्दमय बनाने मे सफल होते हैं । 

कल्पना के सहारे वे अपने विचारों को दूसरो के समक्ष प्रकट करने 
में सफल होते हैं । चे अपने विचारों का प्रकाशन इतनी अच्छाई के साथ करसे 
हें कि दूसरे भी उनसे प्रभावित हो जाते हें । जो बच्चा जितना कट्पना- 
शक्ति में निषुण होता है षह उतनी ही सुन्दरता के साथ अपने भावो को' 
दूसरों के सामने उपस्थित करता है। उनकी बातों से सुननेवालो को भी. 
आनन्द प्राप्त होता हे । 


बच्चे दूसरे के भावो ओर विचारो को अच्छी तरह समझने से कल्पना 
के ही प्रसाद से सफर होते हैं । जो कल्पना में जितना अधिक दक्ष होता हे 
वह उतनी ही खूबी के साथ दूसरों को समझाने मे समर्थ होता है । इसलिये 
वह अपना व्यवहार परिस्थिति के अनुकूल करके अपने वांछित अभियोजन 
का परिचय देता है। हम दूसरे शब्दों मे यह कह सकते है कि बच्चे इसी 
के चलते अपने को अच्छी तरह बातावरण में अभियोजित करते हवँ। 

कल्पना के कारण बच्चो का मानसिक विकास सुचारु रूप से होता 
है । प्रयोग करने पर यह देखा गया है कि जो बच्चा जितना अधिक कल्पना- 
याळ होता है उसका उतना ही सुन्दर मानसिक विकास होता है। कहने 
का आशय यह है कि जो जितना अधिक कल्पना करने में प्रवीण होत 


( २०३ ) 


है उसका उतना ही अधिक मानसिक विकास होता है। इस तरह बच्चों 
की कल्पना उनके मानसिक विकास में सहायक होती है। 

कल्पना के प्रसाद से बच्चे आगे चलकर नए-नए आविष्फारों ओर 
रचनाओं के करने सें समर्थ होते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि रचना- 
त्मक कल्पना के सहारे वे क्योंकर नए-नए चित्रो, कहानियों और काव्यो 
का निर्माण करते हैं । आइचर्यं से डाळनेवाले आधुनिक वायुयान, अणुबम, 
रेडियो आदि कल्पना के प्रतिफळ स्वरूप हैं 

आज कळ कल्पनाए बच्चों के जीवन में ओर भी महत्वपूर्ण प्रमा- 
णित हुई हैं, क्योकि अब मनोवेज्ञानिक उनवी कल्पनाओं का अध्ययन करके 
उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओ ( रुचि, संवेग, भावनाग्रंथि ) का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । यदि उन्हें किसी प्रकार का अवांछनीय अंग सिळता है तो वे 
उन्हें सनोवेज्ञानिक उपायों से दूर करने की कोशिश करते हैं । फ्रायडवादियों 
ने वाळ-जीवन के अध्ययन के लिये उनकी कल्पनाओ पर विशेष जोर दिया है । 


कहने का तात्पर्य यह है कि बालको के जीवन में कल्पना का स्थान बहुत 
महत्वपूर्ण हे, क्योंकि इसके कारण उनका मानसिक विकास सुचारु रूपसे 
होता है । किंतु उनके जीवन में कड्पनाएँ उसी समय तक लाभप्रद सिद्ध 
होती हैं जब तक कि वे सामान्य और नियंत्रित रहती हैं | वे ही कल्पनाएं 
जब स्वतन्त्र विचरण करने लगती हैं तब उनका प्रभाव बच्यो के जीवन पर 
घातक पड़ता है। कभी-कभी सामान्यावस्था में भी वे हानिकर सिद्ध होती 
2 ~ we 
हैं, इसलिये उनके घातक प्रभावों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है । 


हम स्थलविशेष पर यह देख चुके हैं कि उनकी कड्पनाएँ स्पष्ट 
ओर सजीव होती हैं। इसलिये इस स्पष्टता ओर सजीवता का प्रभाव 
उनके जीवन पर इतना अधिक पडता है कि कभी-कभी वे वास्तविकता 
( R€2]१) ) और कल्पना को अळग करने में असफल हो जाते हैं ओर 
परिणामतः वे झूठ बोलना शुरू कर देते है। मिथ्या-भाषण पर प्रकाश डालते 
समय इसका विशेष वर्णन किया जायया, इसलिये यहाँ इतना ही कह देना 
पर्याक्च प्रतीत होता है कि कल्पना के चलते बच्चे झूठ बोलते हैं । बच्चे बडो से 
भूत-प्रेत की कहानियाँ सुनते हैं या स्वयं घातक जानवरो को देखते हैं। जब 
वे उनकी कल्पना करते हैं तो उनकी कल्पना इतनी सजीव होती है कि उन्हे 
मालम होता है कि वस्तुतः भूत, छुड़ेल या घातक जानवर घर के एक कोने 
में बैठा हुआ है। इस कारण वे घर मे जाने से डरने लगते है या अकेले 
रहना भी पसंद नहीं करते। उनको इस तरह का आतंक (Plh0bia) 


( २०४ ) 


हो जाता है कि उनका स्वभाव भिर हो जाता हे जो वर्त्तमान में तो 
अरुचिकर सालूम ही होता है भागे चळक्र भी बहुत घातक सिद्ध 
होता है । 

हम यह भी देख खुके हैं कि बच्चे अपने काल्पनिक साथियों के साथ 
क्योंकर खेलते-कूदते और खाते पीते हैं। यद्यपि दस वर तक के बच्चों में 
तो पसा होना स्वाभाविक है, किन्तु यदि इसके बाद भी ऐसा होता है तो 
उसका बहुत घातक परिणाम उनके जीवन पर पड़ता हैं। इस सम्त्नुन्ध 
में यहाँ विशेष लिखना आवश्यक नहीं हैं । 

इतना ही क्यो, कभी-कभी वच्चे इतना अधिक कल्पना-संसार में मग्न 
हो जाते हैं कि वे जीवन के आवश्यक कायां को सूल जाते हैं। खाना पीना, 
पढना-लिखना, खेलना-कुदना आदि सभी की वे तिलांजलि दे देते हैं ओर 
निरन्तर अपनी कल्पना से तन्मय रहते हैं। बह संसार इतना सुखद 
प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और फल- 
स्वरूप वे निकम्मे, अन्तर्सुखी आदि बन जाते हैं ओर जीवन में खदा 
असफल रहते है । इस प्रकार हम देखते हैं कि नियन्त्रित कल्पना बच्चों 
के लिए लाभप्रद और असंयित कल्पना हानिप्रद सिद्ध होती है। अतएव 
बाल-जीवन मे इसका जो महत्वपूर्ण हाथ है उसे हस भूल नही सकते! 
इसलिये माता-पिता तथा शिक्षको को चाहिए कि वे वद्यो की कल्पनाओं 
को खञ्ुचित रूपेण विकसित होने में सहायक हो । 


हु 
दसवा अध्याय 
खेल ओर उसका विकास 
( Play and its Development) 
१. व्याख्या तथा स्वरूप `. 
खेळ-व्यापार मनुष्य तथा अन्य जीवो में भी देखने में भाताहे। 
इसलिये इसे हम प्राणी का व्यापक व्यवहार कह सकते है । आज से कुछ वर्ष 
पहले लोग इसे एक निरर्थक व्यापार समझकर तिरस्कृत किये हुए थे, किन्तु 
घीरे-घारे इधर बाळहित-संलग्न महापुरुषों का ध्यान आकृष्ट होने लगा और 
उन्होने इसके महत्व को समझ कर इसके स्वरूप, व्याख्या आदि पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया । उन्हे यह भलीभॉति मालूम हो गया कि वस्तुतः 
खेळ और काम मे ध्रकार-भेद नही, बल्कि मात्रा-सेद हे । कोई भी खेळ काम में 
ओर काम खेल में परिणत हो सकता है। किन्तु, जितना व्यापक यह व्यापार 
हभ लोगो को प्रतीत होता है उतनी ही विषमता इसके स्वरूप को व्यक्त 
करने में है । इस - सम्बन्ध मे कई सिद्धान्त मौजूद हैं, किन्तु, कोई भी 
सिद्धान्त अकेले यह व्यक्त करने मे असमर्थ हे कि कोई बच्चा क्यों खेलता हे 
और खेछ क्या है ? इसके पहले कि हम विभिन्न सिद्धान्तों पर यहाँ प्रकाशा 
डाळं, इसकी व्याख्या द्वारा इसके स्वरूप का दिग्दर्शन करा देना आवश्यक 
हो जाता है। 
यदि हम खेळ की व्याख्या करे तो थोड़े शब्दों में कह सकते है कि 
खेळ एक ध्येयहीन स्वाभाविक तथा स्वतन्त्र (£7९९) क्रिया है जिसके करने से 
भानन्दानुभूति होती है। कहने का सारांश यह है कि खेलने से बच्चे या खयाने 
को किसी विधेयाव्मक ध्येय ( 00९८7४९ था ) की प्राप्ति नही होती । 
इसका एक मात्र लक्ष्य खेलना ही रहता है। खेरना खेलने के लिये होता 
है, किसी चीज को पाने के लिये नहीं । यही कारण है कि इसे ध्येयविहीन कहा 
गया है । किन्तु, इस सम्बन्ध में कुछ लोग आपत्ति उठा सकते है कि खेलने से 
भी किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति होती है । पर इस आपत्ति उठानेवाळे को यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि खेछनेवाळा किसी अन्य मकसद ( 2.7 ) से 
नहीं खेळता, यदि उससे किसी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उसे गणो 


( २०६ ) 


ही समझना चाहिये, क्योकि खेलते समय उस ध्येय की चेतना ( Consci- 
057९55 ) कदापि नहीं रहती । 
स्वाभाविक ( S0!27९005 ) क्रिया खेल को इसलिये कहते हँ कि 
यह क्रिया बाध्य होकर नहीं की जाती, बल्कि स्वतः की जाती है । जब दो चार 
बच्चे कही मिलते हैं तव ये अपने समय को च्यर्थ व्यतीत नहीं करते, अपितु 
स्वतः कुछ खेलना शुरू कर देते है । 
खेळ को स्वतन्त्र क्रिया इसलिये कहते दै कि इसे बच्चे था अन्य व्यक्ति 
जब तक चाहते है करते हे और जब चाहते हैं स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 
किसी बाह्यश्क्ति की परवाह नही रहती। अभी खडके घर बनाने के खेल में 
संलग्न हैं, किन्तु इच्छा होने पर अधूरा घर छोड कर किसी दूसरे काम से वे लग 
सकते हैं । यहाँ यह भी कह देना जरूरी है कि स्वतन्त्र क्रिया का यह सत्तलब 
नहीं कि बच्चे खेळ में किसी नियम ओर अनुशान को स्थान ही नहीं देते, बल्कि 
इससे यह समझना चाहिये कि जो नियम या अनुशासन यज्ञां को खेल में 
सानना पड़ता है वे स्वनिसित होते ह और खेल को सफल बनाने के लिये बच्चे 
उसे सहर्ष अपनाते हैं । उस नियम के पालन में किसी प्रकार की 
बाध्यत्ता ( Compu]5:07 ) बही रहती । 
इस परिभाषा को ओर भी स्पप्ट करने के लिये दूसरे शब्दों में हम यह 
कह सकते हैं कि खेल एक सुखद ( !]९३27£ ) प्रक्रिया है । यह सुखद 
इसलिये है कि इसे करते चक्त बच्चा या सयाना किसी प्रकार के कष्ट का अनु. 
भव नहीं करता, क्योंकि बह स्वयं संचारित रहती है। जव उसकी इच्छा 
होती है वह खेलना (आरम्भ कर देता है। जिस प्रकार किसी कोतूहळ 
का दर्शन बच्चे को सुखद एवं प्रिय सालस होता है उसी प्रकार खेल-क्रिया 
भी । उसके करने से वह अन्य कामों की तरह किसी प्रकार के बोझ का भनु- 
भव नहीं करता। उसकी सनोवृत्ति ( A70९ ) इस तरह रहती हे 
कि वह कुछ नहीं समझता है और फलतः वह सुखद मालुम होती है । 
कितने विद्याथियो को भनोबृति विशेष के कारण पढ़ना खेळ होने कै कारण 
सुखद्‌ मालूस होता है। उसी सनोव्ृति के अभाव के कारण वही दूसरों को 
भार-सा साझूस होता है। इसलिये कितने महापुरुषों ने अपने कार्य को 
खेल कहकर जीवन में एक भी कार्य नहीं करने का दावा किया है । 
इतना ही नहीं, बढ्कि खेल आत्मप्रेरित ( 5९][-7009०(८० ) रहता 
है। कहने का सारांश यह है कि खेल सें आन्तरिक प्रेरणा इतनी रहती हे 
कि खिळाड़ी उसी में ध्यानमग्न होकर अपनी सारी झाक्ति लगा देता है । 


( २०७ ) 


जब दो बच्चो में पेड पर चढ़ने की बाजी रग जाती है तो दोनों इस प्रकार 
'पेह पर चढ़ने की क्रिया सें अपनी शक्ति रगा देते हैं कि उसमें सजोवता 
( Livellnes5s) आ जाती है। कोई भी बच्चा अपनी क्रिया में किसी 
अकार की शिथिलता नहीं लाता । अतः खेल को हम सुखद, ध्येयविहीन, 
स्वतन्त्र एवं आस्मप्रेरित क्रिया कह सकते हैं । इसे ओर भी बोधगस्य बनाने 
के लिये खेल ओर काम के अन्तरां, खेळ प्रकार, खेळ को प्रभावित करने- 
वाळे विभिन्न अंगों, आदि पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 


4% 


है खेल और काम (7]97 & ५०7 ) में अन्तर. ` ˆ 


कास और खेळ मे प्रकार-भेद नही, अपितु मात्रा या अंश भेद 
है, क्योकि कोई क्रिया खेल है या काम, इसका निर्णय क्रिया करने वाला 
ही कर सकता है, उसको अवलोकन करने वाळा नहीं। कोई भी क्रिया 
खेल से कास में और काम से खेल मे परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि 
खेल या काम पूर्णतः कर्ता की भनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अब 
इव दोनों के अन्तरों को व्यक्त करने के लिये यह ध्यान में रखना 
जावध्यक है कि खेल एक स्वतंत्र, आत्मप्रेरित तथा स्वाभाविक क्रिया 
है, किन्तु काम को हम ऐसा नही कह सकते। जब तक बच्चा चाहता है तब 
'तक खेळता है ओर जब उसकी इच्छा खेलने की नहीं होती, वह खेलना 
स्थगित कर देता है । खेलने की प्रेरणा डसे स्वतः मिळती है, अतः बह खूब 
तन्मब्र होकर खेळता है । किंतु, सभी कासो को मनोनुकूल प्रचारित या 
स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योकि उसको किसी ध्येय को प्राप्त करने 
के लिये किया जाता है। उसमे कुछ बाहरी प्रतिबन्ध रहता हे, इस 
कारण उसे हम स्वाभाविक क्रिया नहीं कह सकते । 


जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है, खेलने का ध्येय खेलने के अति- 
रिक्त कुछ नही होता, किन्तु काम का ध्येय किसी अभिष्ट को प्राप्त करना 
रहता है । जब बच्चे कबड्डी, ऑखमिचोनी आदि खेळ खेलते है तो उनका एक- 
आन्न ध्येय खेलना रहता है, परन्तु जब कोई श्रमिक ( ].200u7९7 ) 
किसी कार्य को करता है तो उसका लक्ष्य जीविकोपार्जन करना रहता है। 
कभी-कभी किसी खेळ से भी किसी अभीष्ट की सिद्धि होती है, किन्तु उसको 
शोण ( 5€C070275 ) समझना चाहिये, क्योकि उस अभीष्ट को ध्यान 


में रखकर नहीं खेला जाता है | 


( २०८ ) 


हम ऊपर कह चुके हैं कि खेळ एक सुखद क्रिया है, किन्तु काम को 
हम सुखद नही कह सक्ते। काम अधिकांश इच्छा के प्रतिकूल करने से 
रसहीन प्रतीत होता है। जत्र बच्चे होढ लगाकर किसी दूरी को तय करते 
शतो वह खेळ होने के कारण सरस प्रतीत होता है, किन्तु यदि उसी 
दूरी का तय करना किसी निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिये होता दै तब 
चह नीरस मालम होने लगता हैं, क्योकि वह बाधित क्रिया है । वाध्यता की 
चेतना उसे नीरस बना देती हे । 


खेल सदा बच्चे की शक्ति, प्रवृत्ति, तथा अभिरुचि के अनुसार होता हे, 
किंतु कार्य के लिये इन उपर्युक्त शीलगुणो को अनुरुप होना आवश्यक नहीं 
है । काम प्रायः किसी लक्ष्य-प्रस्ि के लिये किया जाता हैं, इसलिये योग्यता, 
रूचि आदि के प्रतिकूल भी करना पढ़ता हें। 


खेळ से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता हे, क्योंकि वह किसी 
ध्येय से प्रेरित होकर नहीं किया जाता हे । पर काम के लिये यह आवऱ्यक 
नही कि उसके करने से शारीरिक एवं सानसिक विकास हो | कभी-कभी तो. 
ऐसा काम करना पड़ता हे जिससे दोनो प्रकार फे विकास अवरुद्ध हो जाते 
हैं ओर इस प्रकार महान क्षति होती है। 


खेळ पर उम्र, लिंग और वातावरण आदि अंगो का अत्यधिक प्रभाव 
पडता हे, किंतु काम पर नहीं, क्योकि काम सदा किसी मकसद विशेष से 
ही करना पढ़ता हे। हम लड़के या लड़की किसी से भी बोझा ठोने का काम 
मजदूरी देकर करवा सकते हैं, कितु खेल तो लड़का लड़के काही खेलेगा, ओर. 
लड़की दुलहिन, साता, नर्स, आदि काही खेलेगी । 


खेल में कई प्रकार की क्रियाएँ निहित रहती हैं, किन्तु काम की क्रियाँ 
~ Ts 

सीमित होती हैं । बच्चा एक ही खेल को कई घकार से खेलता है, किन्तु मज-- 
दूर को किसी काम को करने के लिए किसी क्रिया विशेष को ही अपनाना 
पड़ता है। 

खेळ में खेलने वाळा अपने को सफलता पूर्वक अभियोजित कर लेता है,, 
क्योकि सदा वह उसकी योग्यता के अनुरूप होता है, किन्तु काम में. 
पूर्णतः अभियोजन असम्भव है, कारण काम खदा योग्यता के अनुसार ही 
चह! करना पड़ता, बल्कि उससे अधिक भी करना पड़ता हे । 


~ ~ 
यों तो इसी प्रकार और भी कई अन्तर इन दोनो में दिखळाये जा सकते 


हैं, किन्तु ये ही प्रधान है प् ञे 
’ € । फर भी यह ऊपर व्यक्त कर दिया गया हे कि कासः 


( ९०९ ) 


~+ ~ हीं सर he 
ओर खेल में ग्रकार-भेद नहीं, अपितु माप्रा-सेद है, क्योंकि प्रवृत्ति पर कासः 
या खेळ निर्भर करता है। 


३. खेळ के प्रकार ( Kinds of Play ) 


खेल इतना प्रशस्त है कि इसका वर्गीकरण ( Classification ) 
विभिन्न आधारां पर किया जा सकता है, परन्तु यहाँ इम इसके सामान्य 
प्रकार पर ही प्रकाश डालेंगे । कार्ूयूस सहोदय ने खेळ को तिम्नांकित पाँच 
प्रकारो में विभक्त किया है --(१) परीक्षणात्सक खेल ( Experimental 
ए।a} ), (२) गतिशील खेल ( Movement Play ), (३) विवाद 
खें ( Fi8htn ।25 ), (४) रचनात्मक खेल ( Constructive 
ए।35 ) तथा (५) मानसिक खेल ( Mental play ) 


( १) परीक्षणात्मक खेळ :--एऐसे खेलों में बाळक का कोई प्रयोजन 
नहीं रहता, वह स्वतः कोतूहळवश अपने सासने रखी हुई चीजों, अपने 
कपड़े आदि को उलटने-पुळटने लगता है । देखेते-देखते उन्हें वह छिन्न-भिन्न 
करना आरम्भ कर देता है । सम्भवतः ऐसा करके वह अपने सामर्थ्य का 
परिचय देता है । इन खेलों से वह स्वयं भी अपनी शक्तियो को जान जाता है । 

(२ ) गतिशीळ खेल :--गतिशील खेलों में बालक इधर-उधर दौडते, 
एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते, किसी ऊँचे स्थान पर दौढ़कर चढते 
और उसके नीचे उतरते हैं। आँख मिचोनी आदि सामूहिक खेलों को हम 
इस नाम से पुकार सकते हैं। ऐसे खेलो से घाछक के अंगन-प्रत्यंग हृष्ट- 
पुष्ठ होते है । 

(३) विवाद खेळः-लडनेःझगड़ने वाळे सामूहिक खेलों को जिसमें 
प्रतियोगता का भाव निहित रहता है विवाद खेछ कह सकते हैं । शतरंज, 

हाकी, कबड्डी आदि खेलो की परिगणना इसके अरन्तंगत हो सकती है। इन 
खेलों से बच्चे एक सामाजिक जीव बन जाते है ओर उनका ऱ्यक्तिस्व-विकास 
सुन्दर रूप से होता है। ऐसे खेलो की विशेषता यह है कि बच्चो में 
प्रतियोगिता की प्रवृत्ति निहित रहती है, इसीलिये बच्चे प्रायः लड़ाई-अगड़े 
कर लिया करते. है । नि 

(४) रचनात्मक खेलः--जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हैं, बच्चे इस 
प्रकार के खेलो में तरह-तरह की चीजें बनाते हैं। आरंभ में तो इनकी रचना 
सयानों का अनुकरण मात्र रहती है, किन्तु वे रचनायें वाद में सालिक दो 
जाती हैं । घर, पु, रेळगाडी आदि बनाने के खेलो को रचनात्मक खेल 


१२ 


( २१० ) 


कहते हैं । ऐसे खेलों से बच्चे के मानसिक विकास में अत्यधिक सहायता 
मिलती है और आगे चलकर बच्चे कुशळ कलाकार, वेशानिक (9cientist) 
आदि होते हैं । जो वाळक जितना अधिक बुद्धिमान होता है उसका खेल 
उतना ही रचनात्मक होता है। 

(५) मानसिक खेलः--जिन खेलो का सम्बन्ध बुद्धि एवं विचार से 
रहता है उन्हें मानसिक खेल कहा जाता है। इझोवळ, शतरंज, ताशा, शब्द- 
निर्माण ( \/074-02|¡7९ ) आदि खेली को मानसिक खेल कहते हैं । 
इन खेळों से बच्चे की विचार-शक्ति दी उन्नति होती है । इन्हें सभी बालक 
नहीं खेल सकते, क्योकि विचार और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। 

स्थान के भाधार पर खेल को हम दो प्रकार में बाँट सकते हैं--( १ ) 
बाह्य खेल और ( २ ) आन्तरिक खेल । 

( १) बाह्य खेल ( (०४७००: P]2} )ः--निन खेलों को बच्चे घर 
से घाहर खुले मैदान में खेळते हैं उन्हें बाह्य खेल कहते हैं । प्रायः ऐसे खेल 
सामूहिक होते हैं जैसे, कबड्डी, चकवा, हाकी, फुटबाल आदि । इन खेलो का 
प्रभाव बच्चो के सामाजिक एवं शारीरिक विकास पेर पड़ता है । 

(२) आन्तरिक खेल ( [74007 P]2} ):—वे खेल जिन्हें बच्चे 
घर के अन्दर या प्रांगण में खेळते हैं उन्हें आन्तरिक खेल कहते हैं । केरम, 
शत्तरंज, ताश, शठ्दनिर्माण आदि को हम आन्तरिक खेल कह सकते हैं। 
इनसे खेरूनेबालो की संख्या एक से लेकर चार पाच से अधिक नहीं होती । 
घर में खेले जानेवारे बहुत खेळ ऐसे होते हैं जिन्हे बच्चा अकेले भी खेल 
सकता है। ऐसे खेलों का असर मानसिक विकास पर अत्यधिक पड़ता हे । 

पुनः सक्रियता अथवा सजीचता के आधार पर हम खेळ को निम्नांकित 


प्रकार में बाँट सकते हैं--( १ ) विनोद खेल, ( २ ) सीमित संख्या खेल तथा 
( ३) विहार खेळ । 


( १) विनोद्‌ खेल ( Amusement ):— इख प्रकार के खेळ में 
खेलनेवाले की प्रबृत्ति निष्क्रिय ( P255९ ) सी रहती है। उसे दौड़ना 
चूपना नही पड़ता । तमाशा, चित्र, आदि को देखना, कहानी आदि को 
सुनना हम विनोद खेल कह सकते हैं। इनसे बच्चे को आनन्द मिळता 
हं, किन्तु इन खेलों के लिये उसे दौड़ना, लड़ना, झगड़ना नही पड़ता हे । 

(२ ) सीमित संख्या-खेळ ( Games )ः— फुटबाल, ताश, शतरंज 
करम आदि खेलो को हम सीमित संख्या-खेळ कहते हे । किन्तु, इस सम्बन्ध 
स यह स्मरणाय हैं कि इन खेलों का समुदाय अत्यन्त ही सीमित रहता हे 


( २११ ) 


क्योंकि खेळनेवालों की संख्या निर्धारित रहती हे । ऐसे खेलों में बच्चे सक्रिय 
रहते हैं, क्योंकि उनके अन्दर प्रतियोगिता ( Com petiti0n ) एवं होड़ 
का साव रहता हे। ऐसे खेलों में कुछ ऐसे नियम निर्धारित होते हैं जिन्हें 
इन खिळाडियो को मानना पडता है। ऐसे खेलों में शारीरिक एवं मानसिक 
दोनो प्रकार के विकास होते हैं। 

(३) विहार खेळ ( 507६5 ):--विहार खेल में उपर्थुक्त दोनों 
खेलों से भधिक सक्रियता रहती है। खेळनेवाले जान की बाजी लगाकर खेळते 
हें । ऐसे खेल भी सामूहिक होते है, पर इनमें संख्या निश्चित नही रहती । 
इनमें भी प्रतियोगिता का भाव अधिक अंशो मे पाया जाता हे। ये सभी 
खेळ मेदान से खेले जाते हे । 

शिकार खेलना, तेरना, दोड़ना, आदि को हम विहार खेल कह सकते हैं । 
ऐसे खेलों का प्रभाव शारीरिक विकास पर पडता है । 

इसी प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणो से खेळा का विभाजन हो सकता है, किन्तु 
अब हस उन पर अधिक प्रकाशा डालना आवश्यक नही समझते । 


र] a 
४. खेळ को प्रभावित्त करने चाळे अंग ४८ 


सभी बच्चों के खेल एकही समान नहीं होते ओर न एक बच्चा हमेशा 
एकही खेळ खेलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के खेळ में अन्तर 
होता है। यदि हम अन्तरों के कारणो पर विचार करं तो हमें सालस होगा 
कि बच्चों के खेल को कई अंग ( तथ्य ) प्रभावित करते हैं। इसलिये उनके 
खेलों मे अन्तर पड़ता है। यहाँ हम उन अंगों पर क्रमशः संक्षेप रूपमें 
प्रकाश डालेंगे । 


( १) सामाजिक परिपक्वता ( 50९7 Maturity ):--प्रारम्भ 
में बच्चे जब बहुत छोटे रहते हैं ओर जब उनका समाज उन्ही तक या उनके 
माता-पिता तक सीमित रहता हे तब वे अपने आपसे या खिलौनों से 
खेलते हैं। आस-पास जो सयाने या बच्चे रहते है उन्हे वे अपने खेल में 
सम्मिलित नहीं करते, किन्तु ज्योही उनमे सामाजिक परिपक्वता आती है 
त्योंही वे दो-तीन बच्चों के साथ खेलना आरम्म कर देते हैं। उन सभी 
बच्चो के खिलोने एक ही से होते हैं। ज्यॉ-ज्यों इनका सामाजिक विकास 
होता है त्या-त्या उनके खेळलो में अन्तर पढ़ता है। आरम्भ से उनके खेल अनु- 
करणात्मक ( 77६६४९ ) होते है, पर बाद मे मौलिक और रचनात्मक 
होते हैं। जब वे बड़े-बड़े समुदायो मे खेलते हैं तो उनके खेल प्रतियोगिता 


( २१२ ) 


की भावना से ही होते हैं। यह अतियोगिता प्रायः दो समुदायों में होती हे। 
सामूहिक खेलोंमें कुछ नियमों का प्रतिपालन करना पड़ता है जो छोटे छोटे 
बर्च्चा सें नहीं होता । इस प्रकार सासाजिक परिपक्कता का प्रभाव बच्चों के 
खेल पर अधिक पड़ता है । 

(२) लिंगभेदः--बच्चों के खेल पर लिंग-भेद का असर भी देखने 
में आता है । शुरू में उनके खेलो में अन्तर नही दिखलाई पड़ता, किंतु इतना 
अवश्य है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिऊ सक्रिय होते हैं। 
आठ-दस बर्ष की अवस्था में इन दोनो के खेल में अन्तर स्पष्टतया दिखलाई 
देता है। लड़के लड़कों के साथ और लड़कियाँ लड़कियों के साथ 
खेळती हैं । लड़के गेंद, फुटबाल, हाकी आदि खेलते हैं और छलडकियाँ 
पुतली, घर बनाने आदि का खेल करती हैं। आगे चलकर दोनों एक ही 
तरह फे खेल खेल सकते हैं, किन्तु लड़कियाँ के खेल अधिकांश संयत रहते 
है । दोनों के खेळ प्रतियोगितामय हो सकते है और कभी-कभी एक ही 
खेळ दोनो खेळते हैं तथापि उन दोनों के ढंग में अन्तर पड़ता है। कहने 
का अभिप्राय यह है कि आरम्भ ओर अब के खेळो में रिंग भेद का असर 
उतना नहीं दिखलाई पढ़ता, किन्तु सध्यवर्षीय बच्चों के खेलों में लिंगमेद के. 
कारण अधिक अन्तर पढ़ता है। लड़के सेनिक, नेता, दारोगा आदि के खेल 
खेळते हैं, लेकिन लड़कियों माता, दाई, नसं, पुतळी, सिलाई आदि के खेलों 
को खेळती हैं । 

( ३ ) वुद्धिः--लेहमन तथा विरी का कथन है कि भन्दुद्धि और चुद्धि- 
मान बालकों के खेळ में विशेष अन्तर नही पड़ता, लेकिन बुद्धिमान बच्चे 
मन्दबुद्धि बच्चे की अपेक्षा अधिक प्रकार के खेळ खेलते हैं । बुद्धिमान बच्चे 
अपने खेळ में मौलिकता और रचनात्मक श्रवृत्तिका प्रदर्शन करते है, किन्तु, 
सन्दडुद्धि के बच्चे इन गुणों का प्रदर्शन अपने खेलों में नही कर पाते । उनके 
खेल खदा अनुकरणात्मक होते हैं। वे अकेले खेळे जानेवाळे खेलों को नही 
खेळते, क्योंकि उन्हे अपनी अक्षमता ( Incapab]itछ ) के प्रकट होने का 
भय रहता है । अतः वे बराबर उन्ही खेलों को खेळते हैं जिनमें दो-चार बच्चे. 
खेळते हैं । तीब्रडुद्धि के बच्चे आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के खेलो को 

खेलते हैं, परन्तु उनकी अभिरुचि उन्ही खेछो में रहती है जिनमें वे अपनी 
योग्यता को प्रददित कर सकते हैं । 


भोहि ~~ ° 
| (४) भोतिक तथा सामाजिक वातावरण :-इस अंग के अन्त- 
गत हम स्थान, समय, ऋतु, जलाशय, साथी आदि का प्रभाव बच्चों 


( २१३ ) 


के खेल पर देख सकते हैं। आयः हम लोग नित्यप्रति ऐसा देखते हैं कि 
जिच नगरों में खेलने के लिये स्थानाभाव रहता हे वहाँ वे ही खेल 
खेले जाते हैं जिनके लिये कम से कम जगह की जरूरत होती है। परन्तु 
गांवों स जहा जगह की कमी नहीं रहती, रूड़के कवडडी, चिक्का आदि खेलों 
को खेलते हं । बहुत से खेल दिन मे ही खेले जाते हं, रात में नहीं । ऋतु और 
जलवायु के अनुसार वच्चे अपने खेलो को निर्धारित किया करते हैं। 

चहुत से खेल ऐसे हं जो केवल जाड़े सें खेले जाते हैं ओर बहुत से 
खेल केवल गमी था बरसात ही में खेले जा सकते हैं, जाड़े में नहीं । जो खेल 
ठढे देशा स प्रचलित हे उनमे कुछ गर्म देशों में नहीं खेले जाते या जो खेल 
पर्वतीय बच्चे खेलते हैं उन्ही खेलों को सम्चुद्रवटीय या सैदान में रहनेवारे 
चाळक नहीं खेलते । कुछ खेला के लिये खेछनेवालो की संख्या भी निश्चित 
रहती हैं ओर कुछ खेलो फे लिए नहीं। अतएव साथियो का भी खेल पर 
प्रभाव पढ़ता है। इस प्रकार सामाजिक तथा भोतिक वातावरण का प्रभाव 
बच्चो के खेल पर बहुत महत्वपूर्ण पडता है। 

(५ ) परम्परा ( 724707 ):--बचो के खेल पर परम्परा का भी 
असर पढ़ता है । ऐसी बहुत-सी पोराणिक कथाएँ हैं जो परम्परा से पाक्त 
होती रहती हैं। बच्चे उन जनश्रुत कथाओ को अपने खेलो मे स्थान देते है । 
परस्परा के कारण बहुत से ऐसे खेल हैं जिन्हें सिफ चालक या बालिकाएँ 
खेल सकती हैं, दोनो नहीं वहुत से ऐसे देश हैँ जहां ऐसी परम्परा चली 
आती है कि बच्चों को एक निश्चित अवस्था फे वाद खेलने नहीं दिया जाता 
या निश्चित अवसरों पर खेळ विशेष नहीं खेले जाते हैं। 

( ६) साधन ( ]९7।2]5 ):--बच्चों को खेलने के लिये खिलौने 
तथा अन्य साधनों की नितान्त आवश्यकता पढ़ती है, अतः उनके खेलों पर 
साधन का असर पडता ह || गाँवों में, जहाँ हर प्रकार के खिलौनों तथा 
साधनों की सुविधा नहीं रहती वहाँ के बच्चे नागरिक बच्चे से भिन्न खेल 
खेलते हैं 

यदि गाँव के बच्चे चौगान, चेत, मिट्टी का घर बनाने आदि का खेल 
खेलते हैं तो शहर फे रहनेवाले बच्चे केरम, शतरंज, फुटबाल, वालीबॉल 
टेनिस आदि खेळ खेलते हैं । जो साधन शहर के बच्चों को मिलता है वह 
गाँव में रहनेवाले बच्चों को नहीं मिळता, इसलिये वे नागरिक खेळो से वंचित 
रहते हैं । कहने का साप्पर्थ यह है कि बच्चे उन्हीं खेलो को खेलते हैं जिनके 
लिये उन्हें खिलोने था अन्य साधन उपलब्ध होते है । 


( २९१४ ) 


( ७) अवस्था ( 02० ) :--बच्चों के खेल को जितने अंग प्रभावित 
करते हैं उन सबसें अवस्था का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जव लड़के बहुत 
छोटे और कोमळ होते हैं तब वे खिलोनों से न खेलकर अपने आप से खेलते 
हैं । जब वे कुछ दिनों के हो जाते हैं तव जिन चीजों को वे हाथ में पकड़ सकते 
हैं उनसे खेलते हैं । इसीलिये छोटे-छोटे बच्चो को झुनझुना, सीटी आदि ही 
खेलने के लिये दिये जाते है | दो से पाँच वर्ष की अवस्था वाले बच्चे मिट्टी, 
गुड़िया, गेंद आदि के साथ खेलते हैं। छः से तेरह की अवस्था के बच्चे 
सामूहिक खेलों को खेलना पसन्द करते है, इसलिये वे हाकी, फुटबॉल, 
दौडना आदि खेलों में विशेष रुचि रखते हैं । वे खुले मेदान मे खेलना 
अधिक श्रेयप्कर समझते हैं । इसके बाद बच्चों में विहार खेळ के लिए आकर्षण 
दिलाई पढ़ता है । वे तरह-तरह की संस्थाओं के सदस्य बनकर राठी चलाना, 
रेजिम भाँजना आदि खेलों का प्रदर्शन करते हैं | प्रतियोगिता की भावना से 
बच्चे इसी अवस्था में खेलते हैं। जेसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका 
है, शिकार खेलना, नोकारोहण ( B02:77 ), तैरना आदि इस अवस्था के 
विशेष खेळ हैं । कहने का आशय यह है कि आरम्भ में बच्चों के खेल सीमित 
तथा सरल होते हैं, पर अवस्था बढ़ने पर उनकी सीसा बढ़ जाती है और 
उनमें विषमता आ जाती है। प्रारस्मिक खेल अकेले खेलेजाने घाले होते हैं 
पर बाद के प्रायः सभी खेळ सामूहिक होते है । अवस्था परिवर्तन के साथ 
ही खेल सामग्रियों में भी परिवर्तन होता है । थोड़े में हम कह सकते हैं कि 
बच्चो के खेल उनकी अवस्था से अत्यधिकं प्रभावित होते हैं । इन उपयुक्त 
अंगों के अतिरिक्त और भी कुछ अंग हैं जो उनके खेलों को प्रभावित करते 


हैं, परन्तु ये सभी संग गोण हैं और सूक्ष्म विवेचन करने पर उन्हें हम इन्हीं 
के अन्तंगर रख सकते हैं । 


2५ है | अर 
EN YY ४. खेळ के सिद्धान्त ( Theories 0 Play ) 


खेळ क्या है और कोई बच्चा क्यों खेळता है आदि की व्याख्या करने के 
लिये कई सिद्धान्त विभिन्न विद्वानों द्वारा उपस्थित किये गये हैं, परन्तु 
उनसे से कोई भी पूर्णतः सन्तोषप्रद नही है। इसलिये हम उनमें से कुछ 
प्रसुख सिद्धान्तो पर संक्षेप रूप मे विवेचनात्मक प्रकाश डाउेगे और अन्त 
सं इस सम्बन्ध से अपना विचार प्रकट करेंगे । 


द (१) भ्रवृद्धशक्ति-व्यय-सिद्धान्त ( Surplus Energy 
{९07} ):— हर्ट स्पेन्सर का कथन है कि जब बच्चों में अव्यधिक जीवन 


( २१५ ) 


शक्ति ( £7९7६) ) संचित हो जाती है तब थे उनका व्यय खेलकर किया 
करते हैं । इस सिद्धान्त फे अनुसार आवश्यकता से अधिक संचित जीवनः 
शक्ति को खर्च करने का एकमात्र साधन खेळ है । परन्तु, यदि इस पर विचार 
किया जाय तो मालम होगा कि यह सिद्धान्त चुटियों से रहित नहीं है । 
इसके आधार पर हम "क्यो? की व्याख्या आसानी से कर सकते हे, किन्तु 
इसकी कदापि व्याख्या नहीं कर सकते कि विभिन्न प्रकार के खेलों के 
क्या कारण है? हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि सभी वच्चे एक ही खेल 
नही खेलते, परन्तु खेळ में भी विकासक्रम है । किसी अवस्था विशेष का बच्चा 
किसी खेल विशेष को ही खेळता हे, अन्य खेळो को नहीं । इसका क्या कारण 
है, इसकी व्याख्या करने मे यह सिद्धान्त असमर्थ हे । प्रायः ऐसा देखा जाता 
है, कि थका बच्चा भी खेळता है । यदि संचित शक्ति का व्यय करना ही खेळ 
का एकमात्र ध्येय होता तो परिश्रान्त बच्चे क्योंकर खेळते । फिर भी खेलों 
से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता हे, यदि यह सिद्धान्त सत्य होता 
तो ऐसा कदापि नहीं होता। इसके अतिरिक्त स्वस्थ बच्चो के साथ-साथ 
अस्वस्थ वच्चे भी खेळते हैं। यदि यह सिद्धान्त ठीक होता तो रोगी बच्चे 
कदापि नहीं खेलते। अतएव यह सिद्धान्त खेल की पूर्ण व्याख्या करने सें 


€ 


असमर्थं है । 

(२ ) भाची जीवन की तेयारी-सिद्धांत ( Preparation for 
future ॥46 ):—कार्लग्रूस ने जानवरों और मनुष्यों के बच्चों के खेल का 
अध्ययन करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया । उनका सत है कि बच्चे 
अपने खेळा द्वारा अपने भावी जीवन में किये जाने वाले कामों को करने की 
तैयारी करते है। जब बच्चे सेनिक, न्यायाधीश, शासक आदि के खेलो को 
खेलते है तव वे अपने प्रौढ जीवन के व्यवसाय को करने का ढंग सीखते 
हैं । छडकियाँ जब शुडियो को खिछाने-पिछाने ओर बच्चे की तरह सुलाने का 
खेळ खेळती हैं तब वे माताओं द्वारा किये जाने चाळे कामों के उपयुक्त 
अपने को बनाती हैं । चोर ओर छुटेरों के खेळ से बच्चे उन कार्यों की क्षमता 
अपने मे ळाते है। इसी प्रकार ऐसा कोई भी खेळ नही जिनके द्वारा बच्चे 
अपनी ग्रौढावस्था फे कामो को नहीं सीखते हो । जानवरों के बच्चों के खेल 
भी इसी ध्येय से होते है। यदि हम इस सिद्धान्त के गुण-दोषों पर 
विचार करे तो हमे मालम होगा कि इसमे कुछ सप्यता अवश्य है। वस्तुतः 
खेलो से बच्चो का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है जिसके अखाद 
से वे अपने जीवन के कार्यो को सफलतापूर्वक करते हैं । परन्तु, इतना होते 


( २१६ ) 


हए भी हम सभी प्रकार के खेलों की व्याख्या इस सिद्धान्त के आधार पर 
नहीं कर सकते । अतः यह सिद्धान्त अपूर्ण है ओर सर्वमान्य भी नहीं हे । 


(३ ) विश्वांति-सिद्धान्त ( Relaxation The0ry ) पेट्रिक का 
कथन है कि जव बच्चे थक जाते है तब खेल के द्वारा वे अपनी थकावट को 
दूर करते है । ऐसा हम लोगों का अनुभव है कि काम में अधिक शक्ति और 
ध्यान ऊगाने के कारण हम लोग परिश्रान्त हो जाते हे, इसीलिये उसे दूर 
करने के लिये खेलते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार काम करने से जो थकावट 
सस्तिप्क केन्द्र मे हो जाती है, खेलने से वह दूर हो जाती है। अतएत्र 
खेलते का एकमात्र ध्येय उलझनो एवं थकावटो से छुटकारा पाना हैं। 


सयानों के लिये यह अधिकाँश ठीक है, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही लोग 
है जो काम को भारस्वरूप समझते हैं ओर उसे करते-करते थक जाते हैं । अतः 
खेल कुछ हदतक उनकी थफ्नावट को दूर कर देता है | परन्तु , यह कथन बच्चों 
के लिये क्रिसी भी अंश से ठीक नहीं जेंचता, क्योकि प्रोढ़ों एवं बच्चो को एक 
ही समकक्ष मे रखना ठीक नहीं। उत दोनो के जीवनदर्शन ( Philosophy 
0£ [९ ) पूर्णतः भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अभा तक ऐसा 
श्रमाण नहीं सिला हे जिसके आधार पर थह निश्चित किया जाय कि किसी 
प्रकार के काम करने से अन्य शारीरिक अंगों की अपेक्षा मस्तिप्क-केन्द्र शीघ्र 
थक जाते हैं । 


(४) पुनरुक्ति सिद्धान्त :--स्टैनले हॉल का सत है कि खेल बंशा- 
बुक्रसिक तथा जातीय होता है । अतः बच्चे अपने खेलों में अपने पूर्वजों के 
कासो ओर आदतों का पुनरावर्तन करते है । जब बच्चे शिकार का खेल 
खेलते हैं या कन्द्राओं और युफाओं को बनाकर खेलते हैं तो हमें यही आभास 
सिलता है कि हमारे पूर्वज आदिम ( ?777077९ ) अवस्था ( 50922 ) 
से शिकार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे भौर कन्द्राओ तथा गुफा ही 
उनके निवासमुह थे। इसके अनुसार हमारी वर्तभान संस्कृति का विकास 

हसा इस अवस्था को नहीं पहुँच गया, बल्कि कई क्रमो एवं अवस्थाओं के 
पर्यात इस अवस्था में है । यही कारण है कि सयाने भी अपनी रुचि अन्य 
कामों की अपेक्षा खेल में अधिक दिखरूते हैं । चस्तुतः यह सिद्धान्त बहुत 
ही रोचक प्रतीत होता है ओर इसके आधार पर कई प्रकार के खेलों की 
व्याख्या भी हो सकती है। पर इसे वैज्ञानिक एवं सर्वागसुन्दर नहीं कह 
सकते, क्योंकि यह मानने के लिये हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे अजित 


( २१७ ) 


शीळगुण भी वंशाजुक्रमिक हैं, किन्तु इसकी सत्यता कां खण्डन जैव विज्ञान 
{ Bi0]0gic2! 50८९॥८९ ) के प्रयोगात्मक परिणामों द्वारा पहले ही 
हो चुका हे। 

( ५ ) सनोविश्लेषणात्मक-सिद्धान्त ( Psychoanalytic The- 
079 );--फ्रायड तथा उनके अनुयाग्रियों का कथन है कि खेळ का आविर्भाव 
बच्चों में उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप होता हे। उनके खेलों से उनके अचेतन 
'सानस जीवन ( Unconscious mental] ]if€ ) पर प्रभाव पडता है 
सथा उनकी अतृप्त इच्छाओ ( Unat:5fied De5i7€5 ) की संतुष्टि होती 
है। बच्चों के खेल तथा उनकी सामग्रियों से उनके पारिवारिक तथा आस्म- 
जीवन पर प्रकाश पडता है। बच्चा यदि अपने माता पिता से संतुष्ट रहता है 
ओर उन्हे समाद्र की दृष्टि से देखता हे तब अपने खेलो में वह अपने माता- 
पिता के प्रतीको ( S9700]5 ) को भी आदर की इष्टि से देखता है तथा 
उन्हें उच्च स्थान देता हे। जो लडका किसी कारणवश अपने शिक्षक का 
विद्वेपी रहता है वह अपने उस भाव को अपने खेलो मे भी प्रदर्शित करता 
है । इस प्रकार इस सिद्धान्त से उसके मानसिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है 
तथा उसकी अतृप्त इच्छाओं की संतृस्ति होती है। यह सिद्धान्त न तो पूर्णतः 
दोषी है और न इसे सर्वांग सुन्दर ही कहना उचित है। यह सत्य है कि 
खेलो से सच्चे के मानसिक संघो का ज्ञान होता है, किन्तु सभी खेळों को इस 
सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपन्न कहने में असमर्थ हैं । बच्चे बहुत खेल 
ऐसे खेलते हैं जिनसे उनके मानस जीवन पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता है। 


इसी सिद्धान्त से मिलता-जुलता एक दूसरा सिद्धान्त है जिसके अचुसार 
बच्चों का खेल एक अतिपूत्ति-व्यवहार ( Compensatory Behaviour) 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसका मूळ सिद्धान्त यह है कि जब बच्चे 
किसी इच्छा को पुर करना चाहते हैं और उसकी पूत्ति में भसमर्थ होते है तो 
वे उसकी पूर्ति खेल से करते हैं । यदि कोई बच्चा अपने समूह का अधिनायक 
'होना चाहता हे और नही होता हे तब बह छोटे-छोटे खिलौनों को सैनिक 
बनाकर उन्हे आदेश देकर अथवा तरह तरह का पुरस्कार ओर दण्ड देकर 
अपनी इच्छा को संतृप्त करता है इसी प्रकार जब बच्चा वास्तविक जगत की 
समस्याओं को सुलझाने से समर्थ नहीं होता तब खेलों के द्वारा वह कल्पना" 
संसार में विचरण करने लगता हे । परन्तु, यह सिद्धान्त संतोपप्रद नही है। 
इसलियेइसे हम प्रामाणिक नहीं कह सकते, झ्योंकि इसमें भी वे ही दोष 
हैं जो मनोचिइहेषणात्मक सिद्धान्त मे हैं । 


( २१८ ) 


( द ) सामाजिकता-अध्यास-सिद्धान्त :--पियाजे तथा उसके अनु- 
यायी सनोवेज्ञानिकों का कहना है कि खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक प्राणी 
बनते हैं, अर्थात्‌ सामाजिक अभियोजन के लिये खेल ही बच्चो के लिये एक 
मान्न साधन हे । जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें सामाजिकता न रहने के 
कारण वे आत्मकेन्द्रित रहते है। इसलिये इस अवस्था में वे ऐसे ही खेलों 
को खेलते हैं जिनके लिये अन्य बालकों की आवश्यकता नहीं रहती । चे जब 
कुछ ओर बड़े होते हैं तो उनके खेलो की सीमा बढ़ जाती है ओर तब चे 
दो-तीन बच्चों के साथ खेलते हैं । 

उस समय उन्हें अपने साथियों के अनुरूप अपने व्यवहारो को बनाना 
पढ़ता है। तीसरी अवस्था में, जो दस वर्ष के लगभग में आती है, बच्चे खेल 
के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं ओर सामूहिक खेलो में भाग छेते हैं । 
इस समय वे बहुत ही सामाजिक बन जाते हैं। अन्ततोगत्वा उनके खेल की 
चोथी अवस्था पूर्णतः समाजिकता से ओतप्रोत और उनका व्यापार सर्वाशतः 
सामाजिक होता है | अतः थोड़े में हम कह सकते हैं कि खेलो द्वारा बच्चे. 
सामाजिकता का अभ्यास करते है। यदि इस सिद्धान्त पर विचार किया 
जाय तो मालूम होगा कि इसके आधार पर हम खेल की विभिन्न अवस्थाओ 
को व्याख्या सन्तोषप्रद कर सकते हैं, किन्तु इसे एक सर्वाङ्ग सुन्दर सिद्धान्त 
कहना अनुचित होगा । खेल के द्वारा उनके सामाजिक विकास की हम व्याख्या 
कर सकते हैं, किन्तु इसकी जो अन्य उपयोगिताएँ बालजीवन मे हैं, उनकी 
व्याख्या नहों कर सकते। इसलिये यह सिद्धान्त दोषरहित नही कहा 
जा सकता । 

( ६ ) डीवी-सिद्धान्त भभ तक इमने खेळ के जितने सिद्धान्तो पर 
प्रकाश डाला है उनमें से कोई भी सिद्धान्त खेल की व्याख्या पूर्णतः करने में 
अससर्थ है। इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त और भी कई सिद्धान्त विद्यमान 
हैं, किन्छु उनमें भी वे दोष हैं जो उपयु क्त सिद्धान्तों सं मोजूद हैं । अतः 
उन पर अकाश न डालकर अब हम डीवी सिद्धान्त की विवेचना करके 
यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह किस अंश तक उपयुक्त माना जा 
सकता हे। 

Ri हद का कहना है कि जीवन ही खेळ है। कहने का सारांश 
यह ह जीवन में जितनी भी क्रियायें होती हैं, सभी खेल हैं । चस्तुतः खेळ 
शार [किया में कोई प्राकारिक अन्तर नही, अपितु मात्रा-सेद है । एक ही 
क्रिया किसी के लिये काय्येविशेष हो सकती है और दूसरे के लिये खेल हो' 


( २१९ ) 


सकती है । कोई क्रिया खेळ है या काम, यह कर्ता की मनोघृत्ति पर निर्भर 
करता है। हम ऐसा देखते हैं कि कोई आदमी अपने कास को हसते-हसते 
करता है, किन्तु दूसरा उसी को भारस्वरूप समझता है। वस्तुतः दोनों के 
कास एक ही रहते हें पर भावो में अन्तर सनोवृत्ति के अन्तर के कारण 
होता है । अतएव जीवन ही खेल है। डीवी महोदय के इस मत पर विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि खेल और जीवन की क्रियाओं 
में म्राकारिक अन्तर नही हे। कोई कास खेल और कोई भी खेल काम से 
सनोवृत्ति विशेष के कारण परिवर्तित हो सकता है । इसलिये जेसा कि पहले 
भी कहा जा चुका है, डिवी-सिद्धान्त के आधार पर हम खेलो की संतोपप्रद 
व्याख्या कर सकते हैं ओर इसीलिए यह सिद्धान्त सर्वभान्य भी कहा जा 
सकता है । 
६, खेल के अध्ययन की पद्धतियाँ 

प्राचीनकाल मे खेलों के विकास और प्रकार का निर्णय लोग अनुमान ओर 
कल्पना के आधार पर करते थे, किन्तु वे निर्णय बहुत ही असंतोषप्रद थे । इस- 
लिये मनोवेज्ञानिका ने खेळ के विकासात्मक पहल , उसके अंग के प्रभाव तथा 
उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कई पद्धतियो का निर्माण किया है। 
उनमें से हम प्रमुख पद्धतियों पर प्रकाश डालेगे । 

( १) निरीक्षण ( 005९7४2६07 ) :—पहले खेल-सामग्री, या 
उसकी सर्वप्रियता और विकास का ज्ञान माताओ की सूचनाओ पर निर्धारित 
किया जाता था । माताएँ अपने बच्चो के खेल का निरीक्षण करके 
उनकी सूचनाथं देती थी । किन्तु, निरीक्षण की यह पद्धति बहुत 
अविइवसनीय एवं रुढ़ थी। इसलिये अब छडको के खेल का अध्ययन 
करने के लिये पर्दा का प्रयोग किया जाता हे जिसमे प्रयोक्ता को 
बच्चों के खेल देखने का अवकाद बना रहता है भोर लड़को को भी उसकी 
उपस्थिति का ज्ञान नहीं रहता । वे स्वतन्त्र तथा स्वाभाविक रूप से खेलते 
हें । प्रयोक्ता उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाओ तथा खिलोनो का निरीक्षण करता 
हे। इस तरह कई निरीक्षक उन्ही बच्चो के खेल का अवलोकन करके 
अपना निर्णय तैयार करते हैं जिससे व्यक्तिगत निर्णय के दोषो की सम्भावना 
नहीं रह जाती । 

सयाने बच्चो के खेलो का निरीक्षण उनकी स्वाभाविकता मे किया जाता 
है । इसको पहले पहल अमेरिका में प्रचलित किया गया जहाँ निरन्तर दो 
वर्षों तक विभिन्न समयो में उनके खेलों का निरीक्षण किया गया। इस 


( २२० ) 


प्रकार के निरीक्षण से बच्चों के दस सर्घप्रिय खेलों का ज्ञान प्राप्त किया गया । 
विघ प्रभिति नगरों के विभिन्न अंचलां में निरीक्षकको को पक निश्चित 
ससय में निथुक्त कर दिया गया और उन लोगो ने बच्चों के विभिन्न खेलों का 
अध्ययन किया । खेळ-अध्ययन की यह पद्धति सरल है किन्तु, उत्तम परिणाम 
के लिये दक्ष निरीक्षको की परमावश्यकता है । 

(२) साक्षात्कार ( I7!€7४7९\ );— खेळ-अध्ययन की दूसरी विधि 
साक्षात्कार की है जिसमें साक्षात्कार कर्ता ( ]7(€7४९\४९7 ) विभिन्‍न 
बच्चों से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार (पूछताछ) करता है। वह अपने सामने 
एक रजिस्टर रखता हे जिसमें साक्षात्कार की सूचनाओ को अंकित करता है । 
बाद में खेल के प्रति वह अपना निर्णय देता है । यद्यपि इसमें साक्षात्कारकत्ता 
को अधिक समय देना पडता हे, लेकिन यह कई और पद्धतियों से अच्छी है। 
किन्तु, इस सम्बन्ध सें इस बात की सावधानी रखनी आवश्यक है कि साक्षा- 
स्कार विभिन्‍न अवस्था के लिये विभिन्‍न माध्यम का हो । वत्तमान में भाठ 
वर्ष तक के बच्चोंके लिये और नो से सोलह वर्ष के वच्चो के लिये अलग- 
अरुग साक्षात्कार-निर्देशक सूचियाँ विद्यमान हैं। 

( ३) प्रसनावळी ( Questionnaire ) :--इस विधि से खेल का 
अध्यण्न करने के छिये बहुत से प्रइन निर्धारित हैं। इन प्रश्नों को बहुत 
लोगों के पास सेज दिया जाता है और उनसे इनके उत्तरो के लिये प्राथना 
की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि एक ही साथ बहुत 
लोगों को प्रश्न दिया जा सकता है। किन्तु, इसके साथ ही इसमें कई दोष 
भी हैं। पहली बात तो यह है कि प्रश्न बहुत ही सासान्य तथा अस्पष्ट 

(४०४५९) स्वरूप के होते हैं जो सीमित हैं । फिर भी व्यक्ति विश्वेष अपना 
उत्तर उल स्वाभाविकता के साथ देने में असमर्थं हो जाता हैं जिस तरह 
पे द्वारा बच्चों के खेल का अवलोकन होता है । इसके अतिरिक्त प्रइन फे 
उत्तर निष्पक्ष नहीं होते हैं । 

(४ ) खेल-प्रहसन ( 7[०५-पप० ) :~छेइमन और विटी के खेळ 
Ra ससल हैं। इसमें भी प्रन ही रहते हैं जिनका ऊत्तर हाँ, नही में 
उना जाता है। अइनो की संख्या म्शनावळी से अधिक रहती है, परन्तु दो 
सा मरन यत्रतन्न दिये रहते है। उन प्रइनो को बृत्त से घेर देना पडता है 
जिनका सम्बन्ध गत एक सप्ताह के इच्छानुसार किये जानेवाले खेलों या 


कामों से रहता है । इसका उत्तर प्रश्चावली की अपेक्षा सरलतया और सुन्द्र- 
सया दिया जा सकता है । 


( २२१ ) 


इस पद्धति को अपनाने से प्रयोक्ता को यह आसानी से मालम हो 
जाता है कि बच्चे किन खेलों और खिलोनो को अधिक काम में लाते हैं या 
चाहते हैं और किस खेल का सम्बन्ध लिंगमेद, बुद्धि, सामाजिक वाता- 
चरण, उम्र आदि से कितना है। किन्तु, इस पद्धति में सबसे बढ़ा दोष यह 
है कि इससे यह नहीं मालम होता कि कोई बच्चा खेल विशेष किस प्रेरणा 

से खेलता है । 

(५) औपन्नारिक पदति (Clinical meth 0):--इस पद्धति से 
भी बच्चो के खेल का अध्ययन होता है। कई प्रकार से खेळ की विभिन्न 
परिस्थितियाँ उपस्थित की जाती हैं। बच्चे को कईं खिलोने ( पुतलियॉँ ) 
दे दिये जाते हैं ओर उनसे कह दिया जाता है कि वे उन्हें अपने परिवार के 
विभिन्न व्यक्तियों के प्रतीक मानकर उनसे खेलें । जब बच्चा विइवास कर लेता 
है कि घह खेलने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है तब वह खेलना आरम्भ करता है 
और उसकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को अंक्ति किया जाता है। दूसरी 
परिस्थिति में खिलौने रख दिये जाते हैं और उनमें बच्चों की अभिरुचि और 
प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके खेल के विभिन्‍न पहलुओं की जानकारी 
की जाती है। यह पद्धति बाळविइलेषण के लिये बहुत उपयोगी है, किन्तु 
निरीक्षक को इस विधि का इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी हे, अन्यथा 
परिणाम प्रतिपन्न और चिइवसनीय नहीं होता । 

(६ ) प्रयोग (E£xe7i7€n):—बच्चे अपना ध्यान कितनी देर तक 
किसी खिळोना विशेष पर लगाते हैं अथवा कितनी देर तक किसी खेळ को 
खेल सकते हैं, इसकी जाँच विभिन्न प्रयोगो से की जाती हे। परीक्षक उन्हे 
यह व्यक्त नहीं करता कि उनपर किसी तरह का प्रयोग किया जाता है, बढ्कि 
वह कहता है कि आओ मेरे साथ अझुक खेल खेलो । वह विभिन्‍न अवस्था 
के बच्चों के साथ विभिन्‍न प्रकार के खिलोनों को काम में लाता है। इस 
तरह वह यह जानने में समर्थ होता है कि कोन बच्चा किस खेळ को कितनी 
देर तक खेलता हे और किस खिलोना पर कतिना ध्यान देता हे। इसमे 
बहुत से कौशल्यों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किन्तु ऐसी आशा की 
जाती है कि इसमें ओर भी कोइाल्यों की बुद्धि होगी। 

मायः अभी तक इन्हीं पद्धतियों से बच्चों के खेल के विभिन्व पहलुओं 
का अध्ययन किया जाता है। पर अभी इस दिशा मे ऐसी विधियों का अमाव 
है जिनके द्वारा खेळ के सम्पूर्ण पहलुओं को थोड़े समय में अधिक से अधिक 
बच्ची के सम्बन्ध में जाना जा सके । 


( २२२ ) 


७, खेळ की वाल-जीवन में उपयोगिता 

बालकों के जीवन सें खेल का स्थान महत्वपूर्ण हे, क्योंकि जिस समय 
बच्चा उत्पन्न होता है उस समय उसमें कुछ सहज-क्रियाओं की योग्यता 
के अतिरिक्त और कुछ नही रहता । परन्तु क्रमशः उम्र ज्यो-ज्यों बढ़ती है 
व्यो-त्यो खेलों के प्रसाद से उनमे सभी शुण आने ळगते हैं जो युवावस्था में 
पूर्णतः विकसित होते है । 

खेल के प्रसाद से बच्चे का शारीरिक विकास होता हैं । चह 
विभिन्‍न अवस्थाओ' सें विभिन्न खेल खेळता है जिससे उसके विभिन्न अंग 
हष्टपुष्ट होते हैं। थदि बच्चा निष्क्रिय बना रहे तो वस्तुतः उसका शारीरिक 


विकास भी उचित रूप से नहो, परन्तु खेलो' में सक्रिय होने के कारण 
उसके अंग सजबूत भीर परिपक्व होते हैं । 


दौड़ने धूपने के खेल से रक्तसंचार ( Circulation of Blood) 
नियमित रूप से होता है जिसे वच्चा बराबर स्वस्थ रहता हें । उसके सभी 
अंग विभिन्न खेलों में नियुक्त रहने के कारण मजबूत होते है। खेल के ही 
कारण बच्चों के पास किसी प्रकार के रोग नहीं फटकते ओर वच्चा परि- 
णासतः स्वस्थ चना रहता है जिससे उसका शारीरिक विकास समुचित रूप 
से होता है। | 
मानसिक विकास के लिए भी खेल का श्रेय कस नहीं है। शारीरिक 
विकास के साथ ही मानसिक विकास भी अपनी परिपूर्णता को खेल के 
कारण प्राप्त करता हे। रचनात्मक, विचारात्मक, कल्यनात्मक आदि शक्तियों का 
विकास इसी के प्रसाद स्वरूप होता है । बच्चे बराबर खेल में संलग्न रहने के 
कारण दिवास्वप्व, विचारतरंग ( Autistic Thin ) आदि के 
शिकार नहीं घनते, इसलिये उनका सानसिक विकास सुचित रूपेण होता 
है । उन्हे विशव के विभिन्‍न पदार्थों के गुण-दोष की जानकारी होती है | इस 
अकार उनकी विभिन्न सानसिक शक्तियों का विकास होता है । 
सामाजिकता का आविर्भाव भी खेलों के द्वारा होता है। जैसा कि 
अन्यत्र कहा गया है बच्चा जन्म से सामाजिक नहीं रहता, पर जैसे-जैसे डसकी 
अवस्था बढ़ती जाती हे, वह सामाजिक बनता जाता है । आरम्भ मे बह 
किसी की परवाह नहीं करता ओर खिलौनों से ही खेळता है | चह जब कुछ 
चडा होता है तब दो-चार बालको के साथ खेलना शुरू कर देता है ओर उन्हें 
संतुष्ट रखने की चेष्टा करता है। अब वह आत्मकेन्द्रित जीव न रह कर दूसरों 
के प्रति भी अपनी अभिरुचि पअदर्शित करता है और अपने व्यवहार को उनके 
अचुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। जब वह सामूहिक सेलो में भाग लेने 


( २२३ ) 


Me 


न्छगता है तब उसका समाज ओर मी बढ जाता हे ओर उसके साथी दो-चार 
नही, पर उनकी भी संख्या अधिक हो जाती है। सासूहिक खेलो से भाग लेने 
के लिये उसे कुछ नियमो का पालन करना पड़ता है और उसे अपने साथियों 
का भी ध्यान रखना पड़ता हैं। उचित-भनुचित के विचार से वह किसी खेल 
को खेळता है और इस प्रकार वह विभिन्‍न प्रकार के वातावरण मे अभि- 
योजित करने का ढंग सीखता है । इस समय तक उसमें सामाजिकता फे सभी 
गुण आविभू त हो जाते हैं ओर परिणामतः चह एक सासाजिक प्राणी धन 
जाता है । यही कारण है कि जिन बच्चों को माता-पिता अपनी मूर्खतावश 
खेलने का अवसर नहीं देते वे जीवन में अपने को सामाजिक वातावरण मे 
"अभियोजित करने में असमर्थ होते हैं और सामाजिक जीव नही बन पाते हैं। 
खेल का हाथ संवेगात्मकःस्थिता और परिपक्वता में कम नही है। 
खेलों के द्वारा बच्चे अपने विभिन्‍न संवेगो को प्रकाशित करते हैं तथा 
दिवास्वप्न, विचारतरंग आदि का अवसर उन्हे नही मिलूता। यदि वे खेलो 
में संलग्न नहीं रहते तो उनके संवेगात्मक जीवन में स्थिरता कदापि नहीं 
आती । संवेगों का नियन्त्रण करना वे सामूहिक खेलो में सीखते हैं ओर इस 
प्रकार उनमे कोई संवेगात्सक विकार नहीं होता । 
जब हम व्यक्तित्व-विकास पर विचार करते हैं तब हमें यह स्पष्ट हो जाता 
है कि चस्तुतः व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न झीळ-्गुणो का विकास खेळ द्वारा 
होता है । 
जैसा कि इम पहले व्यक्त कर चुके हैं, बचपन में नेतृत्व, सहिष्णुता 
( Tolerance ), प्रसक्ति ( Persistence ) उदारता, आदि गुणों 
को बच्चे खेल में ही सीखते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों को अति- 
क्रमण करना बच्चे खेल मे सीखते है। प्रतियोगिता, अध्यवसाय आदि 
का ज्ञान उन्हे अपने सामान्षिक खेल से ही होता है। थोढ़े में हम 
यह कह सकते हैं कि व्यक्तिस्वविकास के लिये जिन अंगों की आवश्यकता 
-होती हे चे उनकै खेल में सन्निहित रहते हे, अतएव खेळ के द्वारा व्यक्तित्व 
विकास सुन्दर रूस से होता है । 
औपचारिक व्यक्तियों के लिये खेल बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ हे । 
अव बच्चो की तरह-तरह की बीमारियों का उपचार खेळ के जरिये होता 
है । बाळ-चिइरेपण के लिये चिकित्सक खेलों का आश्रय लेता है। उसे 
तरह-तरह के खिलौने खेलने के लिये दे दिए जाते हैं और उसके खेलने के ढंग 
और खिलौनों के आधार पर यह आसानी से मालूम हो जाता है कि किसी 


( २२६ ) 


हमारे लिये समस्या है वह दूसरे के लिये भी समस्या हो, यह आवश्यक नहीं 
है। वस्तुतः समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जहाँ हमारी घुरानी जार 
अस्यस्त कार्यप्रणाली असफल हो जाती है और हमे उसको सुळ्याने के लिये 
नई कार्यप्रणाली अपनानी पढ़ती है। इस समस्या के भी दो पहल होते हं--- 
व्यावहारिक तथा बौद्धिक, अर्थात्‌ कुछ समस्याएँ' हसारे खामने ऐसी उपस्थित 
होती हैं जिनका समाधान करना व्यावहारिक ( 2८४८4) ) जीचच के 
लिये आवश्यक होता है | कुछ हमारी उत्सुकतासात्र को शान्त करती 
हैं, इसलिये उन्हें दौद्धिक ( [0(९]।९८॥०] ) कदा जाता दै। यदि हम 
चिन्त॒न-प्रक्रिया का विइलेपण करें तो भालस दोगा कि इससे विभिन्न प्रकार 
की प्रक्रियाएँ सस्सिलित रहती है। समस्या के उपस्थित होने पर सर्वप्रथम 
हममें उस परिस्थिति को दूर करने की इच्छा का आविर्भाव होता हे आर 
पुनः उसके समाधान ( 500700 ) के लिये आरंभिक प्रयास प्रारम्भ 
होता है । हमें अपने अतीत अनुभव भी समस्यालुझूप स्मरण होते हैं 
और हसमें प्रयत्व तथा भूल की मानसिक प्रक्रिया होने छगती है, 
किन्तु सभी स्थलों पर यह प्रक्रिया नहीं होता। कभी-कभी ससस्पा- 
समाधान अन्तद्ृि के कारण आकस्मिक सी होता है । इतना 
ही नहीं, हम चिन्तन के समय अपने गत अच्ुभवा का उपयोग 
करते हैं और कुछ भापा का भी इस्तेमाल करते है। जैसे, सान ले, हम 
कई व्यक्ति किसी कास से बाहर जा रहे है इतने में एक पायल कुत्ता 
आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर उससे बचने की इच्छा होती 
है और उससे बचने के लिये विचार करना शुरू करते हैं। इसी समय 
हमें अपने अतीत अचुभव याद आते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हममे 
अपची रक्षा अझुक मकार से की थी। अब हम उच विभिन्न उपायों को, 
जो उससे बचने सं सहायक हो सकती हैं, सोचना शुरू कर देते हैं । कभी 
एक उपाय सूझता है तो कभी दूसरा । इस प्रकार हमारे सन से अयत्न ओर 
सूळ-प्रक्रिया होने रुगती है जिसके परिणामस्वरूप हम एक निश्चित उपाय 
का आश्रय छेते हैं। इन विभिन्न उपायों को सोचते समय हमे भाषा 
का सी आश्रय रेता पढ़ता है, क्योंकि चिन्तन शब्द और भाषा से रहित 
नहा हाला । इस प्रकार चिन्तन से कई मानसिक प्रक्रियां होती है। 
न सनोवैज्ञानिकों ने इसे मानसिक अन्येषण (Mental exploration) 
सोर ससस्या-समाधान ( Problem-SolVin् ) के नासों से भी अभि” 
व्यक्त किया है। हम उपर देख चुके हैं कि चितन मानसिक अन्वेषण क्योकर 


( २२७ ) 


है, इसलिये इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं । यह समस्या-समाधान-पक्रिया 
क्योकर है, इसका भी उल्लेख हो चुका है, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि 
समस्याके विना चिंतन नही होता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चिंतन-प्रक्रिया 
की सभी प्रक्रियाएं ध्येययुक्त होती हैं । सभी वीज-तरवों मे से प्रयुक्त तत्वों को 
चुनकर सन एक ऐसे नए संघात ( ६४४ ) का निर्माण करता है जो 
वर्तमान समस्या को सुलझाने से सफल होता है। झुरू में चिंतन-प्रक्रिया 
रादिभूत ( (07८7९९ ) पदार्था के प्रति होती है ओर ज्यों-ज्यो उसका 
मानसिक विकास होता जाता हे र्‍्योनत्यो उससे असूत ,( Abstract ) 
चिपयों की चिन्तनन्प्रक्रिया की क्षमता आती-जाती है | यो तो सभी प्रकार की 
चिन्तन-प्रक्रियाओं के लिये भापा आवश्यक नहीं है, किन्तु सामान्य प्रत्ययात्सक 
( Conceptual ) चिन्तन के लिए यह एक आवश्यक भंग है। इसलिये 
हम यह यह देखने की कोशिश करगे कि बच्चों स प्रत्यय ( ]4९4 ) ओर 
सामान्यप्रत्यय ( C07९7 ) का आविर्भाव ऑर विकास कव ओर क्योंकर 


होता हैं । 
३. सामान्यप्रत्यय ( C0n८९t ) का विकास 


सामान्यप्रत्यय के विकास का उल्लेख करने के पूर्व इस पद की व्याख्या 
कर देना आवश्यक हे। इसकी व्याख्यास्वरूप हस कह सकते हैं कि जिस 
शब्द या पद से एक ही मकार के सभी पदार्थो अथवा शुणों का वोध होता 
है उसे सामान्यम्रत्यय कहते हैं । सञ्ुप्य शब्द से हमे विश्वनाथ, राधेश्याम या 
नागेन्द्रभसाद का ही बोध नहीं होता, बल्कि संसार में जितने मनुष्य हैं उन 
सबका बोध होता हे । मचुप्य पदमान्न से ही विश्व के सभी मनुष्यों के अनि- 
वार्यगुण--पञ्ता (A707) ओर विवेकशीलता (Rationality) 
का बोध होता है। सामान्यभ्रत्यय दो भकार के होते है--वस्तुबोधक (Con- 
८7९९) तथा युणबोधक ( AD572८६ ) । जातिवाचक संज्ञा के स्वरूप के 
जितने पद॒ हैं उनकी परिगणबा वस्तुंबोधक सामान्यम्रस्यय के अन्तरगत होती 
है यथा, आदमी, पझु, पर्वत, पेड़ थादि। भाववाचक संज्ञा के स्वरूप के ' 
सभी पद गुणबोधक सामान्यम्रत्यय के अन्तर्गत आते हैं, यथा, शूरता, भैर्थ 
विद्वता, अच्छाई आदि । इस सम्बन्ध में स्मरणीय है कि सामान्यतः जिस 
शब्द से एक वस्तु का बोघ होता है उसे प्रत्यय (]९2) कहते है जैसे, यह 
चारपाई, अझ्रुक व्यक्ति, अझुक घोड़ा आदि। इस प्रकार के प्रत्यय को सनो- 
वैज्ञानिकों ने वेयक्तिक (770970४8]) प्रत्यय कहा है । किन्छु, जिन पदों से 


( २२८ ) 


एक जाति (८।455) के सभी राशिभूत (C0n crete) पदार्थो का बोध होता 
हे उसे सामान्य और जिनसे गुण का बोध होता ₹ै उन्हें शुणाव्मक व्यय कहा 
हे । इन्हीं सामान्य तथा गुणात्मक प्रत्ययो को सामान्यप्रत्यय कदते हैं । 
यहाँ हम सर्वप्रथम सामान्यप्रत्यय के विकास पर प्रकाश डाळंगे, तस्पश्चात््‌ 
प्रत्यय विशेष के विकास एर विचार करेंगे । 
प्रारम्भ में बच्चे का अनुभ वनक्षेत्र अत्यन्त सीमित रहता ठ क्योकि चह 
बहुत कम व्यक्तियों ओर पदाथों के सम्पर्क सें रहता हैं । रायिभूत पदाथ 
से घिरे रहने के कारण उसका अनुभव भी राशिभृत तथा विशिष्ट अधवा वय" 
क्तिक होता है। वह अपनी माता के सम्पर्क में अधिकांग रहता ड, इसलिये 
साता के प्रत्यय का उसमें आविर्भाव होता हैं| इसी प्रकार घारपाई, कप, 
कुर्ता आदि के प्रत्ययो का विकास उसमे ऋमशः होता हे । अवस्था ओर अनुभव- 
बृद्धि के साथ-लाथ ये ही वेयक्तिक प्रत्यय, सामान्यप्रस्यच के रूप में परिवर्तित 
हो जाते हैं । अव उसके लिए साता, चारपाई, कप सादि शब्द एक पदार्थ या 
व्यक्ति विशेष के वोधक नही रह जाते, बढिकि उनसे उस जातिसाचर का बोध 
होता है। वस्तुतः विशिष्टता का अतिक्रमण करके सामान्यता के प्रवेश का 
समय बच्चे के जीदन से बहुत महत्त्वपूर्ण होता हे। हाँ, विशिष्ट से सामान्य 
की ओर अग्रसर होना वहुत अधूरा रहता है, क्योंकि आरम्भ में बच्चो में 
अनुभवयम्य पदार्थो के ही प्रत्यय विद्यमान रहते हैं । सामान्यप्रत्यच के 
विकास के सम्बन्ध मे टेनी और प्रेयर के मत विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं। 
देनी के अचुखार बच्चों में सामान्यप्रत्यय की उत्पत्ति भाषा-विकास के साथ 
होती है, परन्तु म्रेयर का सत इससे भिन्न है। उसका कहना है कि बच्चों में 
इसका आविर्भाव सापा-विकास के पूर्व हो जाता हे । उसके अनुसार दक वर्ष 
के वच्चे में भी इसकी योग्यता कुछ अंशो भे विद्यमान रहती है । यद्यपि 
सासान्यप्रत्यय-विकास से वह भापा-विकास के महत्त्व को अस्वीकार नहीं 
करता तथापि वह इसकी उपस्थिति भाषा-विकास के पूर्व ही स्वीकार 
करता हे । वह उन गूर तथा बहरे बच्चों का उदाहरण अपने पक्ष की पुष्टि के 
लिये उपस्थित करता है जिनसे भाषा विकसित नही रहती, किन्तु उनसे 
सासान्यप्रत्यय की क्षमता विद्यमान रहती है, अले ही वह सामाल्यमत्य- 
यात्सक योग्यता अपूर्ण और अधूरी रहती हो। अतएव इम इस निष्कर्ष पर 
पहुचते हैं कि बच्चो मे जासान्यप्त्यय-निर्माण का आविर्भाव सापा-विकास के 
पूर्व ही होता है, किन्तु उसक्रा विकास भापानविकाख के साथ-साथ क्रमशः 


होता है | जब बच्चों म 
~> € जब वच्चा से भाषा पूर्णतः विकसित हो जाती है तब सामान्य प्रत्यय 


( २२९ ) 


का विकास भी अपनी पूर्णता की चरस सीमा पर पहुँच जाता है। हस भाषा- 
विकास में इसका उदलेख कर चुके हैं, इसलिये इसकी पुनराघ्ृत्ति की कोई 
आवञ्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि बच्चों में पहले 


hel 


चस्तुवोधक सामान्यप्रत्यर्यों का आविर्भाव होता है, गुणबोधक सामान्यप्रत्ययों 
के निर्माण का आविर्साच बाद में क्रमशः होता है। ढाई वर्ष के बच्चे में 
प्रत्याहार (ADStr2Cti0n) की योग्यता कुछ भी नहीं रहती । इस प्रकार 
के सासान्यम्रस्ययो का विकास सी उसी क्रम से होता हे जिस प्रकार कि 
वस्तुवोधक प्रस्ययो का। ग्यारह-वारह वपे की अवस्था वाले बच्चो में प्रत्याहार 
की शक्ति बहुत सीसित रहती दे, किन्तु इसका यह ता्पर्य नहीं कि वे उन 
सामाम्य प्रत्ययो के सस्दन्च से सोचने में भी असमर्थ रहते हैं। वस्ततः 
उनके सोचने और अनुसव करने की क्षता उनमें रहती हे, किन्तु उन्हे वे 
पूर्णञ्पेण अभिच्यंजित करने मे असमर्थ रहते है। इसके बाद उनकी इस 
योग्यता का क्रमशः विकास होता है। 


यहाँ यह प्रशन होमा स्वाभाविक है कि बच्चों में सामान्यप्रत्ययों का 
निर्माण क्योकर होता है? यदि हम इसकी निर्माण-प्रक्रिया का विइलेपण करें 
तो हमें ज्ञात होगा कि इसमे कई प्रक्रियाएँ सम्मिलित रहती हैं। सर्वप्रथम 
बच्चा एक तरह की अनेक चीजो का अनुभव करता है और इस प्रकार वह 
किसी शब्द या पदसान्न को ही बही समझता, वल्कि उसे उसके अर्थ का भी 
ज्ञान हो जाता है। जिस पद के अर्थ का ज्ञान उसे नहीं होता, वह उसके लिये 
सामान्यप्रत्यय नहीं रहता, बल्कि पदमात्र रहता हे । तात्पर्य यह है 
कि जब चह किसी पद्‌ या शाठद्‌ के अर्थद्योतक सभी पदार्था का अनुभव 
करता है तभी उस मे सामान्यप्रव्यय का निर्माण आरम्भ होता हे। इस 
प्रकार किसी जाति के प्रत्येक पदार्थ का अनुभव करना सामान्यप्रत्यय के 


निर्माण की सर्वप्रथस प्रक्रिया है। 


जब एक जाति के अनेक पदार्थों का चह अवलोकन या निरीक्षण 
करता हे या अन्य जाति के पदार्थो का भी, तब वह उनके विभिन्न शुणो का 
विश्लेषण करता है कि उनमें कौन-कोन से गुण विद्यमान है। अतः यह 
सामान्यप्रत्यय-निर्साण की द्वितीय प्रक्रिया है। एक जाति के सभी शुणों का 
विइेपण करने के बाद वह उन गुणों की आपस सें तुलना करता है ओर जब 
अन्य जाति फे भी पदार्थौ के शुणों का विश्लेषण कर लेता है तब उचकी 
तुलना आपस में करता है। इस प्रकार वह तुलना>प्रक्रिया के द्वारा समान 


( २३० ) 


तथा असमान गुणों का वोध करता है।यह सासान्यप्रत्यथ-निर्माण की 
तृतीय प्रक्रिया है। 

तुलना-प्रक्रिया के बाद जिन पदार्थो के समान गुण होते हैं बह उन्हे एक 
श्रेणी में रखकर उच सभी गुणों का संइ्लेपण (597९55) करता है और 
इस प्रकार जिन पदार्थों के गुणों से समानता होती है उन्हें एक साथ सन में 
लाता है । क्रम के दृष्टिकोण से संइलेपण-प्रक्रिया का रथाच चोथा है। अन्ततो- 
गत्वा नासकरण-प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा अपने ज्ञान को स्थायी 
बनाने के लिये अनुभूत पदार्थों के शुणों का विश्लेषण, तुरना आदि करने 
के बाद उनका शब्दों द्वारा नामकरण करता है जो उनके अथा के वोधक 
होते है । जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है, सामान्यमप्रत्यय से वस्तु 


और उसके अर्थ दोनो का बोध होता हे। इस प्रकार सामान्यप्रत्यय-निर्माण 
में कई प्रक्रियाये सन्निहित रहती हैं । 
४. विशिष्ट प्रत्यय-विकास 

हस सामान्यम्रत्यय-विकास के सिलसिले में वैयक्तिक प्रत्यय-विकास का 
थोड़ा परिचय दे छुके हैं। अतएव अन्य प्रत्ययो के विकास-क्रम पर प्रकाश 
डालने फे लिए इसका उल्लेख कर देना आवश्यक है कि बच्चो को अवकाश 
(52८९) तथा शुण का ज्ञान समय-ज्ञान के पहले हो ज्ञाता है। अवकाश 
तथा शुण-ज्ञान का ससय-ज्ञान के पहले होने का एकमान्न कारण यह है कि 
बच्चा अपनी कई आवश्यकताओं के कारण उनके सर्थ को समझ जाता 
है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते है कि इन दोनों के ज्ञान सें बच्चे के 
विधेयात्सक शिक्षण का महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है। हाथ-पैर को घुमाने तथा 
स्वयं चलने-फिरने के कारण बच्चे को इनका बोध हो जाता है। 

काछज्ञान का आविर्साव बच्चे से विलम्ब से इसलिए होता है कि इसके 
ज्ञान में स्पशे, आख या कान का हाथ उतना स्पष्ट तथा पर्याप्त नहीं रहता 
जितना कि अवकाश या गुणबोध से । यो तो बच्चा साधारणतः पाँच-छः न्ष 
की अवस्था से समय के साधारण अर्थ को ससझने गता है, किन्तु उसके 
विभिन्न व्यवहारों (९8) को समझसने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। स्थुसन 
का विचार है कि छः वर्ष का बच्चा परसों, महीनों पूर्व आदि कालूबोधक 
शद के अर्थ को नही समझता। आउ वर्ष का बच्चा दिन का बोघ उस ससय 
से करता हे जिस समय वह सोकर उठता है और जव तक रात नहीं हो 
जाती । नो वर्ष के बच्चे को वर्ष का दोध अच्छी तरह हो जाता है और द्ख 


( २३१ ) 


घर्ष के बाद ज्यों ज्यों उसमें संख्यात्मक तथा अध्ययनात्मक योग्यता बढती 
जाती है त्यों-त्यो उसका कालज्ञान परिपक्व होता जाता हे । यहाँ लेखक 
स्युमन के विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हे। सस्भव हो उसे छः वर्ष के ऐसे 
ही बच्चे मिले हो जिन्हे एरसों, एक महीना पूर्व, गत चैत्र आदि काळवाचक 
आाडदों का वोध न रहा हो। लेखक को इस अवस्था के कितने ऐसे बच्चों 
से साक्षात्कार करने का अचसर सिला है जिन्हे इन शड्दो का स्पष्ट बोध 
रहता है । तव इतना अवश्य है कि कालज्ञान पूर्णूपेण अवस्थाबृद्धि के ही 
साथ-साथ होता हे । 
बच्चो भे पदार्था के इश्य समाचताओं ओर असमानताओं का ज्ञान उनके 
व्यावहारिक ससता और असमताओं के पूर्व हो जाता है। जिन चीजो का 
चे स्वयं इस्तेमाल करते उनकी तुलना चे आसानी से कर देते हैं, किन्तु जो 
चीज उनके व्यवहार भें नहीं रहतीं उनकी तुलना चे करने सें असमर्थ होते 
हैं। प्रयोगों के द्वारा ऐसा देखा गया है कि 'चोदुह वर्ष के पहले बच्चे राजा 
ओर प्रेसिडेण्ट के अन्तर को व्यक्त करने में सफल नहीं होते तथा दरिद्रता, 
सव्यता, धेयं आदि शवदो को पूर्णतः समझने और उन्हें एक दूसरे से अरग 
करने की क्षमता सोलह बर्ष के पहले उनमें नहीं होती। भापाचिकास के 
सम्वन्ध से संख्यात्मक विकास पर प्रकाशा डाला जा चुका है, इसलिए 
संख्यान्प्रत्यय के उल्लेख की यहाँ कोई जरूरत नहीं है | 
जव हम बच्चो के विश्वज्ञान फे सम्बन्ध में पियाजे के प्रयोगों का 
अध्ययन करते हैं तब हमें स्पष्ट हो जाता है कि उनमें चन्द्रमा, सूर्य, एथ्वी, 
सारे, पेड, जीवन आदि के आचिर्भाच के प्रति आरम्भ से एक विचित्र भाव 
रहता है। वे इन सभी चीजों में मनुष्यों की तरह जीवन, संवेग, चेतना 
आदि की सत्ता में विश्वास करते हे। वे किसी चीज को निर्जीव नहीं 
समझते, किन्तु छुछ दिन बाद वे उन्हीं चीजों को सजीव समझते है जिनमे 
कि गति होती हे | घुनः कुछ दिनों के बाद उनमें इतनी योग्यता हो जाती 
है कि वे पोधों और जानवरों को ही सजीव मानने लगते हैं। पियाजे का 
कहना है कि सिर्फ जानवरों और पौधों को सजीव समझने की क्षमता बहुत 
से बच्चो में ग्यारह वर्ष के पहले नहीं पाईं जाती । इस दिशा से स्टर्न ने जो 
प्रयोग किया है उससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रारम्भ सें बच्चे विश्व 
की सभी चीजों को चेतन समझते हैं । पुनः वे चलायमान चीजों को सजीव 
समझते हैं और बाद में उनका ऐसा विचार केवळ पेड-पोधो ओर जीव 
धारियो के प्रति हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सात-आठ वर्ष 


( २३२ ) 


के बच्चे प्राकृतिक चीजों में कृत्रिमता का आरोपण करते हैं । इस अवस्था 
के प्रायः सभी बच्चों में यह पबृत्ति प्रबळ रहती है । उनकी ऐसी धारणा 
रहती है कि चन्द्रमा और सूर्य को आदसियों ने बनाया है। झील, नदी, 
पर्वत आदि मनुष्यों के बनाए हुए हैं।' ईइवर जसीन पर से पानी लेकर 
ऊपर से गिराता है तब वर्षा होती है आदि। दात्पर्य यह है कि इस ससय 
उन्हे उचकी वास्तविकता का छान नहीं रहता, किन्छु इसके वाद उनकी 
समझने की योग्यता अचुभवब्द्धि के कारण क्रमशः विकसित हो जाती हे । 
इंइ्वर-अत्यथ का विकास भी बच्चो मे क्रमशः होता हे। दो-तीन बर्ष 
की अवस्था तक अपनी आवश्यकताओं की परिपूतिं के लिये चे पूर्णतया 
अपने माता-पिता पर निर्भर करते हैं और वे अपने बच्चों को हर तरह संतुष्ट 
रखने की सी कोशिश करते हैं। इसलिये बच्चे अपने अभिभावकों को ही सवे- 
शक्तिमान और पूर्ण समझते हैं, किन्तु इसके कुछ ही दिन बाद उन्हे यह 
साखम हो जाता है कि वस्तुतः उनके साता-पिता पूणे नहीं हैं। उनसे भी 
कई गळतियाँ होती हैं और वे सी बहुत कुछ जानने और करने सें असमर्थ हैं । 
जिस समय उन्हें अपने अभिभावकों के अभावो का ज्ञान हो जाता है उस ससय 
उनके सन मे इन्द्र छिड़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे ईइवर में 
विश्वास करने छगते हैं। उनका ऐसा विश्वास हो जाता है कि विश्व सें 
जितनी चीजें विद्यमान है वे सभी सर्वशक्तिमान, चतुर और बछवान ईश्वर 
दारा वनाई गई हैं। इसमें ऋसशः स्थायित्व आने ऊूगता हे, क्योकि ईश्वर के 
सम्बन्ध सें वे बहुत कुछ पुस्तकों, चित्रों और अन्य रोयो के द्वारा जानते हैं । 
पॉच-छः वर्प की अवस्था तक ईश्वर के सम्बन्ध में बच्चे प्रायः यही सोचते 
हैं कि वह आदमियों की अपेक्षा बहुत छम्बा, सोटा आदि होता है और ऊपर 
रहता है। किन्त, उनसे अवस्था और अचुभव-चद्धि के साथ-साथ बहुत परि- 
वर्तन आ जाता है और बाद में ईश्‍वर के पति उनके सन में कई संघर्षाव्मक 
विचार उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों सें ऐसे विचारों का किशोरावस्था 
(Adolescent P९700) के आगमन के पूं असाव रहता है । 


५. चिन्तन-प्रकार 


इस वारको की चिन्तन 


स "प्रक्रिया का विभाजन तीन श्रेणियों में कर 
सक्ते हे, 


पथा, मत्यक्षाव्सक, कल्पनात्सक तथा ससान्यप्रव्ययात्सक चिन्तन । 
hs eS = सनोवेज्ञानिकों हि. ही ~ 

इन्ही! तीन चिन्तन-प्रकारों को नोवेक्ष ने कभी-कसी चिल्तन-स्तर 
( Levels of Thinkin £ ) का भी नास दिया है, क्योंकि उनके चिंतन 


( २२३३ ) 


प्रक्रिया की ये ही तीन अवस्थाएँ हैं । जेसा कि आगे चलकर सालस होगा, 
सर्वप्रथम बच्चों का चितन पत्यक्षात्मक होता है, इसके बाद क्रमशः 
उनका चिन्तन कट्पनात्मक तथा सासान्यप्रव्ययाव्मक होता है। इस तरह 
परत्यक्षात्सक, चितन की पहरी ओर सामान्यप्रत्ययात्मक अन्तिस अवस्था है। 
यहाँ हस इन्ही तीच प्रकारो या स्तरों पर संक्षिप्ततः प्रकाश डाछेंगे । 

( क) परत्यक्षात्सक चिंतनः-वच्चो का चितन पहले अपने समक्ष 
उपस्थित पदार्थों फे सम्वन्ध में होता है। जो चीजें उनके सामने रहती हैं 
उनके अतिरिक्त सोचने की क्षमता उचसें !नहीं रहली । चे किसी चीज को 
देखते है ओर उसके विपय मे सोचने छयते हैं । अगर कोई वच्चा छोटी 
सायकिल किसी को चलाते देखता है तो वह तुरत यह सोचना छुरू करता 
है कि इसके पहिये क्योकर चलते है। ऐसा विचार करते समय वह अपने 
हाथों से उन पहियों को इधर-उधर घुसाना भी छुझ करता है । जिन चीजों 
को वच्चा अपनी आखो से देखता है चे ही चीजे' उसके लिये कोई समस्या 
उपस्थित कर देतो हैं ओर वह अपनी समस्या को सुलझाने सें संलग्न हो 
जाता है । ऐसे चितन से बच्चे के व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताओं की 
परिपूति होती है। सारांश यह कि इस स्तर पर बच्चा की चिंतन- 
प्रक्रिया का सम्बन्ध एकमात्र दृष्टिगोचर वस्तुओं से रहता है । 


( ख ) कल्पनात्मक चिंतन;--चिंतन का दूसरा प्रकार अथवा स्तर 
कल्पनाव्मक होता है । इस अवस्था में वच्चा मत्यक्ष पदार्थो के आधार पर 
नही सोचता, बल्कि उसके चिंतन का आधार कल्पनाएँ तथा स्ट्ृतिश्रतिमाए 
( Momory Imes ) होती हैं। इसलिये छः से आठ बर्ष के बच्चों मे 
पदार्था की परिभाषा उनके व्यवहार ओर श्रोणी के आधार पर करने की 
योग्यता देखी जाती हे। इस अवस्था में चे नए-नए नियमों ओर सिद्धान्तों 
की खोज करते हैं और उनको व्यवहार मे भी छाते हैं। इख अवस्था के 
बालकों में परिभाषा करने की क्षमता विशेष रूप से वलवती दीख पडती 
है। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते है कि चिन्तन के इस रतर में 
बच्चों मे क्रियाज्ञान अच्छी तरह हो जाता है जिससे वे शाब्दो की परि- 
भाषा उनके कार्य अथवा श्रेणी के आधार पर कर देते है। इस सम्बन्ध से 
यह उळ्णेखनीय हे कि इस स्तर में बच्चा आगसब ( [7८४९ ) तथा 
निगमन ( D)€47८६४९ ) दोनों पद्धतियो का आश्रय लेता है तभी वह 

अपने कटपनार्मक चिंतन में समर्थ होता है । 

( ग) सामान्यघत्ययात्सक चिन्तनः--चिन्तन का तीसरा स्तर या 


( २३४ ) 


प्रकार सामान्यप्रत्यवात्मक चिन्तन हे। बच्चों से इसकी योग्यता उस समय 
आती है जब उनसे भाषा और बुद्धि-विकाल पूर्ण हो जाते हैं। यही उत्तम 
कोटि का चिन्तन है जो जानवरों तथा छोटे जोर मानसिक हुर्वछ (Men- 
tally deflcl€n!) बच्चों में नही पाया जाता है । ऐसे चिन्तन की सामग्री 
( Materials ) सामान्यप्रत्यय होते हैं। अब बच्चे को चिन्तन के लिये 
पदार्थो का उसके सामने रहना आवश्यक नहीं रहता। उसके चिन्तन 
सूत, भविष्य, वर्तमान किसी कार के लिये भी सामान्यप्रत्ययो के सहारे 
होते हैं। परिणामतः पन्द्रह-सोझ॒ह की अवस्था होते-होते बच्चों का चिन्तन 
सयानों की भॉति निदो; उप और उच्च कोरि का हो जाता है। 


: IYI [a ~ 0: 
)५ - ' \/६. बाल-चिन्तन की विशेषताएँ 


चितन का ज्ञान अन्‍्तर्निरीक्षणात्मक सूचना के आधार पर होता है। 
बच्चों में अन्तर्निरीक्षण को व्यक्त करने की योग्यता अधिक न होने के कारण 
उसे वे व्यक्त करने सें असमर्थ होते हैं। इसलिये उनके चिन्तन की 
विशेषताओं पर प्रकाश डाछना आसान कास नहीं है । कुछ सनोवैज्ञानिकों 
( हेजलिट, हेडत्रीडर, पियाजे आदि ) ने बच्चों के वाह्य व्यवहारो और 
उनकी अन्य क्रियाओं का अवलोकन करके उनकी चिन्तन की विशेषताओं 
पर प्रकाश डाछा है। इसलिये इम यहाँ उन्हीं के आधार पर बालकों के 
चिन्तन की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे । 

विभिन्न मचोवेज्ञानिकों ने 


तीन से सात वर्ष के बच्चों पर चिन्तन सस्बन्धी 
जो प्रयोग किये हैं उनसे यह 


प्रमाणित है कि उनका चिन्तन स्वकीय (Ego- 
८९7770) होता है। इसका आदाय यह है कि बच्चे अधिकांश अपने ही 
सम्बन्ध में सोचते हैं, अन्य विषय या व्यक्तियों के सम्बन्ध सें नहीं । प्रायः 
ऐसा देखने में आता है कि जिस ससय चे अन्य लोगों से बात करते हैं उस 
समच भी वे उनकी परवाह न करके अपनी युन से रगे रहते हैं । किन्तु, 
उनको यह अवस्था तीन से सात वर्ष तक ही रहती है। बची मे इतना 
विकास नहीँ रहता कि चे किसी चोज के सम्बन्ध में अपनी अभिरुचि और 
इच्छा के अतिरिक्त सोच सकें। वे अपने दाए और बाएँ अंगो को आसानी 
से चता सकते है, किन्छु यदि उनके सम्मुख खड़ा होकर छोई ब्यक्ति अपना 
दाया हाथ पूछे तो थे इसे बताने से समर्थ नहीं होते, क्योकि उनका चिन्तन 
पणतः स्वकीय होने के कारण आत्म-केन्द्रित रहता है। इसी प्रकार उनसे 
यदि कोई यह पूछे कि वे कितने भाई-बहन हैं तो वे इसे सरलतया व्यक्त कर 


( २३५ ) 


सकते हैं, किन्तु उनसे यदि यह एूछ दिया जाय कि उनके अझुक भाई को 
कितने भाई-बहन है तो वे यह नही बता सकते । 
उनका चिन्तन प्रायः सर्वात्मचादी ( ^770/5£7८ ) होता है, क्योकि 
वच्चे विइच के सभी पदार्थो में जीवन, संवेग, ध्येय आदि गुणो का आरोपण 
करते हैं । वे पेड पोधे, तारे, चन्द्रसा आदि सभी को सजीव समझते 
हैं । इस पर पहले प्रकाशा डाला जा चुक्रा है, इसलिये यहाँ इससे अधिक 
उउळेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
बच्चों में तार्किक एकरूपता ( ]0£7C2] C0n55€0C5 ) का यभाव 
रहता है, क्योकि चे स्वयं तार्किक सम्बन्धों को नहीं समझते । बच्चे अक्सर 
बिना किसी तार्किक सम्बन्ध को जाने-बूझे ही कई चीजों को आपस में 
सिला देते हैं। वस्तुतः उनके इस संयोजन में किली तरह का ताकिक 
सम्बन्ध नहीं रहता, किन्तु वे ऐसा करने के अभ्यस्त होते हैं । इसीलिए मनो- 
वेज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों का चिन्तन चिषस-समवायवादी होता है। 
गयारह-वारह वर्ष तक बच्चो सें चिन्तन की यह विद्रोपता देखने मे आती है। 
उनका चिन्तन अत्यन्त निम्न ओर साधारण कोटि का होता है। उनमें 
विषम विषयों के सम्बन्ध भें सोचने की योग्यता नहीं रहती । जो उनके लिये 
सुयम होता है उसी के सम्बन्ध में वे सोचते हैं। उससे परे वे कदापि सोचने 
की कोशिश नहीं करते। इसका कारण यह है कि उनका भानसिक विकास 
पूर्ण नही रहता, इसलिये वे अपने विकास के ही अनुरूप सोचते हैं । किन्छु, 
ज्यो ज्यो उक्त वृद्धि के कारण मानसिक विकास होता जाता है व्यों-त्यो 
उनके चिन्तन सं विषमता आने छगती है जो बाळकाल के अन्त मे परि- 
क्षित होती है । 
यों तो व्यवहारवादी सनोवेज्ञानिकों ने चिन्तन को मन्द-संभाषण 
{ Sub-vocal speech ) कहा है, किन्तु उनकी यह उक्ति बच्चो के 
सम्बन्ध सें चिशेषरूपेण उचित चती है। वच्चे जब कुछ सोचते हैं तो उस 
समय वे बोलते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिले जिसमे सोचते 
समय बोलने की क्रिया न पाई जाय। इसलिए इसे भी हम वच्चो के 
चिन्तन की विशेषता की श्रेणी सें रख सकते हैं। इसी तरह उनके चिन्तन 
की और सी कई विशेषताएँ व्यक्त की जा सकती है, किन्तु वे नगण्य हैं । 
७, दाळ-तथा प्रोढ़ चिन्तन में अन्तर 
हम बालकों की चिन्तन-प्रक्रिया की विशेषताओं को देख छुके हैं 
इसलिए उनको और भी स्पष्ट करने के लिए वाळ और मढ़ के चिन्तनों 


( २३६ ) 


च भेद प्रदर्शित कर देवा अप्रासंगिक नहीं होगा। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि वस्तुतः बच्चे और सथाने की चिन्तनप्रक्रियाओं सें प्रकार-सेद नहीं, 
बहि अंश-सेद होता है। बच्चों का सोचना समस्या-लमाधाच के लिए 
उसी प्रकार होता है जिल तरह सयानों का। इन दोनों के चिन्तना सें 
सेदु उनके मानसिक विकास फे अन्तर के कारण होता है । 
बच्चे ओर सयाने के चिन्तन मे भेद दिखलाने के लिए यह व्यक्त 
कर देवा आवश्यक है कि वच्चे प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा वहुत कम सोचते 
है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि बच्चे कस क्यों सोचते हैं? इसके उत्तर में 
यहाँ हीन कारण ब्यक्त किये जा सकते हैं। पहली वात यह है कि सयानों 
को नित्यत्रति अपने जीचन-निर्धाह के लिए अनेकों समस्याएं सुलझानी पड़ती 
है, किन्तु बच्चों को उतनी समस्याओं का सामना नही करना पड़ता | कारण, 
उनकी देखरेख उनके माता-पिता करते हैं। उनके कम सोचने का दूसरा 
कारण यह है कि उनका ज्ञान ससूतं ( 0707९९ ) विषयों तक सीमित 
रहता है, इसलिए उससे अधिक सोचने की उन्हें जरूरत नहीं पढ़ती । 
परन्ठु, सथानों का ज्ञान पूर्णतः विकसित रहता है, इसलिए वे बच्चो से 
अधिक सोचते हैं। उनके कम सोचने का तीसरा कारण यह है कि सयानो 
के द्वारा उनकी चिन्तन-प्रक्रियाएँ कई कारणों से अवरुद्ध कर दी जाती हैं, 
इसलिए वे अधिक सोचने का अवसर नहीं पाते । 
वाळ-चितन दोपपूर्ण ( )€f९८४।४९ ) होता है, किन्तु सयानों के 
चिन्तन मे बहुत कस अशुद्धियाँ होती हैं। बालकों के चिन्तन-दोष के कई 
कारण है। पहली बात यह है कि उनका अनुभव बहुत सीमित होता है, 
इसलिए उनका चिन्तन सदोष होता है । उनमें ऐेच्छिक ध्यान ( Volun- 
tary Attention ) का नितान्त अभाव रहता है, इसलिए विचार-विषय 
का अवलोकच चे पर्याप्त रूप से नहीं करते और परिणामतः उनका चिंतन 
दोषरहित नही होता । इसके अतिरिक्त भी, उनसे परिपक्वता इस कोदि की 
नहीं रहती कि वे तथ्य की यथार्थता को अच्छी तरह समझ सके, इसलिए 
उसका चितन भी दोपपूर्ण होता है। 
वाल-चिन्तन और घरौढ-चिन्तन की समस्या ( Problems ) भिन्न 
होती है । प्रोढ व्यक्तियों को अपने जीवन-निर्वाह, समाज कल्याण आदि के 
विभिन्न प्रश्न सुलझाने पढ़ते है, किन्तु बच्चो को ऐसे घ्रनों का सासना 
नहीं करना पडता, क्योकि उनके लिए सभी कुछ उनके माता-पिता कर देते 
रे । उनरी समस्थाएँ उनके खेल-कूद की ही होती हैं और उन्हीं को वे सुल- 


( २३७ ) 


झाते भी हैं। इसीलिए कुछ मनोवेज्ञानिकों ने उनकी चिन्तन-समस्या को 
तुच्छ ( [7।४।4] ) कहा है, किन्तु उनका ऐसा कहना उचित नहीं जँचता 
क्योंकि बच्चों की समस्याएं उनके लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी 
भोढ़ों की। यदि हम उनकी समस्याओं का सूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करें 
तो हमारा ऐसा मूल्यांकन अनुचित होगा । 

बच्चों का चिन्तन अधिकांश स्वकीय ( E20C९77।C ) और आत्मगत 
( Subjective ) होता है, किन्तु सयानों का चिन्तन अधिकांश विधेया- 
त्मक होता है। जेसा कि पहले कहा जा चुका है, बच्चे अपने चिन्तन में 
अपने ही सस्वन्ध सें सोचते हैं, दूसरों के सम्बन्ध में नहीं, लेकिन सयानो 
का चिल्तन अधिकतर अपने से परे का होता हे। 

बच्चों के चितन में क्रियात्मक प्रक्रियाओं का आधिक्य रहता है, किन्तु प्रोड़ों 
के चिंतन से अन्त्ृप्ट्यात्मक अक्रियाओं का वाइल्य रहता दै। यद्यपि 
सयानों का च्तिन क्रियात्मक प्रक्रियाओं से रहित नही रहता, किन्तु उनकी 
बहुत कमी रहती है। इन दोनो के चिन्तन में यह सेद इसलिये पड़ता 
हे कि बच्चे सभी परिस्थितियों को नहीं समझते, परन्तु सयाचों मे सभी परि- 
स्थितियों की सूझ शीघ्र हो जाती है। 

बच्चों का चिन्तन अत्यन्त साधारण कोटि का होता है, इसलिए उनके 
चिन्तन सें विपसता ( Coml९€अi(5 ) नहीं रहती, परन्तु सयानों के 
चिन्तन सें अधिक विषमता रहती हे। इसे हम दूसरे राव्दों में कह सकते हैं 
कि बच्चे सिफ चर्त॑भाच की सोचते हैं किन्तु, सथाने जो वर्तमान नहीं रहता 
उसके सम्बन्ध मे सी चिन्तन करते हैं । 


बच्चों के चिन्तन में उच्चचाणी का बाहुल्य रहता हे, लेकिन सथानो मे यह 
बहुत कम देखने में आती है। यद्यपि कुछ सथाने व्यक्तिं भी चिन्तन के 
समय कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन यह व्यापार वालको मे अधिक मात्रा में 
पाया जाता है। उनसे इतनी योग्यता अभी नहीं रहती कि वे बोळे बिना 
काम की बातें सोच सकें । यही कारण है कि बच्चे गणित के ग्रइनों को बनाते 
समय बोलते रहते है । 

हेडत्नीडर ने इस दिशा में जो प्रयोग बच्चों पर किया उससे यह स्पष्ट है 
कि बच्चे किसी ससर्‍्या के उपस्थित होने पर उस समस्या के राशिमृत अंगों 
पर ही विचार करते हैं, किन्तु सयाचे उस समस्या को ही अपने चिन्तन का 
विषय बनाते हैं । इसी तरह विभिन्न इष्टिकोणों से इन दोनों की चिन्तन- 


( २३८ ) 


प्रक्रियाओं सें अन्तर भ्रदुशित किये जा सकते हैं, किन्तु उपयुक्त ही प्रधान 
अन्तर हैं । 
८, चिन्तन-प्रशिक्षण 

बाल-विन्चन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करने के बाद अब यह प्रश्न 
है कि बच्चों को चिन्तन-शिक्षा केसे दी जाय? यदि हम इस प्रश्न के उत्तर 
पर विचार करें तो सालूस होगा कि हमे इसका उत्तर पहले ही अप्रत्यक्षतया 
(Indirec!]y) मिल चुका है | जैसा कि कहा जा झुका हे, बच्चो का चिन्तन 
अनुभव की कसी के कारण साधारण कोटि मा होता है। इसलिये उनके चिन्तन 
को उच्च कोटि का बचाने के लिये माता-पिता तथा शिक्षक का छन्तव्य है कि. 
उनके अबुभव को ज्ञान देकर बढावे। बहुत से माता-पिता अज्ञानवश बच्चो 
के प्रश्नों की अवहेळचा करते है, इसलिए उत्तर भी नही देते। उनका 
ऐसा करना बच्चों की चिन्तन-प्रक्रिया को झण्ठित कर देता है | इसलिये उन्हे 
बच्चों के सभी प्रश्नों का सञ्चुचित उत्तर देना चाहिए ओर नये प्रइनो के लिए 
उन्हं उत्साहित भी करना चाहिए । चिन्तन-प्रक्रिया के विकास के लिये बच्चों 
की योग्यताबुसार उनके सामने प्रन रखना चाहिए जिन्हे वे स्वयं हळ करें । 
आवश्यकतानुसार चिन्तव मे सहायता करना अनुचित नहीं, किन्छु अनावझ्यक 
सहायता सर्वथा अनुचित है। तात्पर्य यह है कि बच्चों के चिन्तन-विकाल के 
लिए माता-पिता तथा शिक्षक को उचित है कि वे उन्हे सोचने का ससुचितः 
अवसर दु ओर उत्साहित भी करें, किन्तु उनकी योग्यतानुरूप ही अवसर होन 
चाहिए, उसके बाहर यह कदापि वॉछनीय नहीं है 


बारहवा अध्याय 
चारित्रिक तथा धार्मिक विकास 


( Character & Religious Developments ) 


३24 , चरित्र ( Character ) का स्वरूप 7” 

चरित्र ईतना व्यापक पद्‌ है कि इसका व्यवहार भिन्न भिन्न विद्वानों चे 
अपने-अपने ढंग से किया है। कुछ विद्वानो ने इसका प्रयोग इतने संकीर्ण 
अर्थ सें किया है कि वे इससे लैगिक आनन्द ( S९५०] pleasure ) 
की अनुभूति से विरक्ति ( [70767९८7८८ ) का बोध करते है। इसी 
लिए जब कोई व्यक्ति लैगिक आनन्द का लोलुप बवा रहता है तो छोग 
साधारणतः कह दिया करते हैं कि अझुक व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है। 
किन्तु, इस पद्‌ का ऐसा संकीणं व्यवहार सस्ुचित नहीं। वस्तुतः इससे 
लैंगिकता ( 5€202]£5 ) का ही बोध नहीं होता, अपितु मनुष्य की अन्य 
समुचित विशेषताओं का भी बोध होता है। इसी प्रकार कुछ सनोवेज्ञा- 
निको ने चरित्र और व्यक्तित्व को एक साना हे, किन्तु उनका यह दृष्टि- 
कोण भौ पूर्णातः दोपपूर्ण है । विचार करने पर हमें इन दोनों में कई अन्तर 
मिळते हैं। घचरित्रवान व्यक्ति सदा उचित-अनुचित की मीमांसा में लगा 
रहता है, किन्तु व्यक्तित्वसम्पन्न व्यक्ति के लिये इन दोनों की समीक्षा आव- 
श्यक नहीं । व्यक्तित्व का पूर्ण विकास समाज मे होता हे, किन्तु चरित्र मे 
परिपक्वता समाज से अलग भी सम्भव हे। तात्पर्य यह कि चरित्र से 
व्यक्तित्व के एक पहलू विशेष का ही बोध होता है, सम्पूर्ण व्यक्तित्व का नही । 
हाँ, इतना अवस्य हे कि जिस प्रकार व्यक्तित्व का विकास कई शीळगुणो 
( T7ait5) की सम्बद्धता ( [nte272t07 ) और ससन्बय ( (0729- 
722£07 ) के कारण होता है उसी प्रकार चरित्र-विकास में भी विभिन्न 
शील-गुणों का समन्वय तथा सम्बद्धता रहती है। कुछ विद्वानो ने इसका 
बोध मनुष्य के आचरण ( 0740८ ) मात्र से किया है, इसलिए जो 
सच्ुष्य समाजविहित आचरण करता है उसे इस अर्थ मे चरित्रवान कहा 
जाता है । किन्छु, चरित्र से आचरणमान्न का बोध करना उतना ही दोपपूर्ण 
हे जितना कि उपर्युक्त अन्य व्यवहार । कुछ मनोवेज्ञानिकों ने चरित्र के अर्थ 


( २४० ) 


में व्यक्ति की प्रेरणा, ध्येय आदि पर विगेप जोर देकर इसके आन्तरिक स्वरूप 
को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है । किन्तु, ध्येयमात्र से चरित्र का 
बोध करना दोपरहित नहीं है । इसी तरह छुछ लोगों ने इसे आदतों का पुंज 
( Bundles ) मान्न कहा है, किन्तु विचार करने पर यह उतना ही आआमक 
प्रतीत होता है जितना कि अन्य व्याख्याएँ । 
यहाँ बह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जव उपर्युक्त सभी व्याख्याएँ 
दोपपूर्ण ओर आसक हैं तो चरित्र का वास्तविक स्वरूप क्या है ? इसे हम 
परिभापा द्वारा नहीं, वहिक व्याख्या द्वारा ही स्पष्ट करने की कोशिश्न करेंगे । 
साधारण आपा से हम वेसे च्यक्ति को चरित्रवान कहते हैं जितका प्रत्येक 
आचरण ससाज के हित के लिए होने के कारण ससत्ज के साध्यस ( Stan- 
274 ) के अनुरूप होता है। बह अपने चरित्र के अनुरूप अपना आचरण 
सात्र चहीं करता, वलिक समाज के अन्य लोगो को भी प्रभावित करता 
है। इसके बाह्य एवं आन्तरिक दोनों पहल हैं। इसमें सभी शीळ-गुणो का 
इस मकार सासंजल्य रहता है कि उनको छिन्न-सिन्त करके नहीं समझा 
जा सकता । जिस प्रकार सचुप्य अपनी आदतों आर र्थायीभावों 
( Sentiments ) के अङ्ुसार अपने व्यवहार को करने के लिए वाभ्य 
होता है उसी प्रकार उसका चरित्र भी उसे किसी क्रिया विज्ञेप के लिए 
प्रेरित करता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि विभिन्न स्थावीभावों ( Sen- 
timents ) के भिन्न-भिन्न आदर्श ( I4९a]5 ) होते हैं, किन्छु चरित्र 
सं उन सभी स्थायीभाचो का इस प्रकार से अविच्छेच्च संगठन रहता है 
कि उन सवका एक ही आदर्श होता हे। इसलिए इसकी एरिभापा 
स्वरूप हम कह सकते हैं कि किसी एक आदर्श विशेष के प्रति सभी स्थायी- 
सावों का संगठित स्वरूप चरित्र है। 
डीवी ने नेतिक चरित्र ( 072] character ) की व्याख्या करते 
ड इसके तीन पहलुओ पर विशेष जोर दिया है। उसका कथन है कि 
चारक व्यवहार के लिए व्यक्ति सें क्रियाशीरूता की शक्ति आवश्यक 
है, क्योंकि जव तक उसमें क्षमता नहीं होगी तब तक वह अपना व्यवहार 
कठिनाइयों के रहने पर समाज-विहित नहीं कर सकता। फिर भी सभी 
स्वरा पर समान व्यवहार नहीं करना पड़ता, वडिक बहुत सोच-विचार 
के बाद कोई क्रिया करनी पढ़ती है जिसके लिए बुद्धि नितान्त आवश्यक हे । 
इसी तरह नेतिक बळ के लिए संवेगात्सक क्रिया-प्रेरणा ( Emotional 
7९5075४९ ) भी अनिवार्य है, क्योकि इसी के चलते कोई व्यक्ति किसी 


( २४१ ) 


क्रिया विशेष को करता हे । तात्पर्य यह है कि बुद्धि, शक्ति और संवेगात्मक 
क्रिया-प्रेरण (Emotional Responsive) को डीवी ने आवश्यक भंग 
माना है, क्योंकि इनमें से एक का सी अभाव चरित्रहीनता का योतक होया । 
चरित्र में सन्निहित विभिन्न शीळ-शुणों का विश्लेषण करने पर हमें 
ज्ञात होता है कि चरित्र सें सानसिक इढता, अभ्यास, ज्ञान तथा आदर्श 
आदि विशेष गुण रहते हैं। सानसिक इडता चरित्र की पहली विशेषता 
है। जो मनुष्य चरित्रवाच रहता है वह अपने मानसिक संकल्प पर बरावर 
अटळ रहता हे। घचरित्रवान व्यक्ति का आचरण बराबर किसी आदश॑-प्रति- 
पाळन के फलस्वरूप होता है जिसमे परिपक्वता बार-बार के अभ्यास से 
आती है। ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य उचित-अनुचित का विवेचन करने 
में समर्थ होता है। 
हम जितना चरित्र के सम्वन्ध भें ऊपर कह चुके हैं उब सबको पुनरा- 
वृत्ति दोष होते इए झी दूसरे शब्दों भे कह सकते है कि चरित्र किसी 
व्यक्ति के उस गुण का बोधक है जिससे उसके और समाज के बीच जो सम्ब- 
न्ध हे उस एर प्रकाश पड़ता है । समाज के माध्यम से इसका सम्बन्ध बहुत 
घनिष्ठ है । जिसका आचरण समाज के रस्स-रिवाज, संस्कृति आदि के अनुकूल 
होता है, वह चरित्रवान है और जिसका आचरण उसके प्रतिकूल होता है, वह 
नरित्रहीन कहलाता है । जिसका चरित्र जितना ही सहान होता है उसका 
व्यवहार उसी अंश तक ससाज-विहित होता है। सत्यता, ईमानदारी, 
दानशीलता आदि चरित्र के शीळन्गुण है। चरित्र सचुण्य ओर उसके समाज 
को आनन्द प्रदान करता है। 
यहाँ इसका उल्लेख कर देना आवश्यक है कि चरित्र को बहुत से मनोवे- 
ज्ञानिको ने सामान्य (G€7९72]) गुण साचा हे, किन्तु उनका ऐसा दृष्टिकोण 
सचोवेज्ञानिक प्रयोगो द्वारा दोषपूर्ण प्रमाणित कर दिया गया है । हार्टशोन 
तथा से (29) ने इस सम्बन्ध में जो प्रयोग बध्यो पर किया है उससे 
यह स्पष्ठ है कि चरित्र खासान्य नहीं, बलिक विद्निष्ट होता है। एक बच्चा एक 
परिस्थिति में सत्य बोळ सकता है, किन्छु दूसरी परिस्थिति सें वह झठ भी बोळ 
सकता है। सामान्य हम इसे इसी अर्थ सें कह सकते है कि यदि परिस्थिति 
सभाच रहे तो एक ही तरह के आचरण की सस्भावना रहती है। प्रारम्भ से 
बच्चो का चरित्र विशिष्ट रहता है, किन्तु उनका अलुसव ओर अवस्था ज्यों- 
ज्यो बढ़ती जाती है त्यों-स्यो उससे सामान्यता आती जाती है। इस प्रकार 
चरित्र व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा पहल है जो स्थिर ( 5470 ) नही, 
५६ 


( २७२ ) 


अपितु गत्यात्मक है ( D927 ) हैं। किन्तु गत्यात्मकता से यह नहीं 
समझ लेना चाहिए कि इसमें स्थिरता ( Stabi i$ ) का नामोनिशान 
रहता ही नहीं। जहाँ तक परिस्थिति समान आर सुबोध रहती है वहाँ तक 
इससे भी स्थिरता पाई जाती है, किन्तु परिस्थिति के परिवर्तन और विपमता 
के कारण इसमे अस्थिरता ([5£207]::9 ) का होना स्वाभाविक हे । 


४/२. चरित्र विकास की चिभिन्न अवस्थाएँ 


बच्चा जन्म के ससय न चरित्रवान रहता है आर न चरित्रहीन रहता 
है। उस समय उसे उचित-अनुचित या भले-ुरे का कुछ ज्ञान नही रहता । 
उसकी सभी प्रतिक्रियाएं सूलप्रद्रत्यात्मक ( Instinctive ) होती हैं। 
वह अपने पाळन-पोषण के लिये पूर्णतः अपने अभिभावको के आश्रित 
रहता है। परन्तु, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि प्रारम्भ में बच्चों 
सें इसका पूर्ण्पेण अभाव रहता है। सच्ची वात यह है कि बच्चे से सभी 
प्रकार की शक्तियों विद्यमान रहती है, किन्तु उनका प्रस्फुटन बाद से क्रमशः 
होता है। ज्ञानाभाव के कारण बच्चा कुछ करने में असमर्थ होता है और 
जो कुछ वह करता है उसके स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं होता । यही 
कारण है कि उसकी सभी पतिक्रियाएँ मूलप्रवृत्तियों के द्वारा संचालित 
होती हैं। एुनः इन मूलप्रवृत््यात्मक प्रतिक्रियाओं में विभिन्‍न शिक्षणो के 
द्वारा संशोधन और परिवतंन होता है । वह 


विल्‍्ली के बच्चे को देखकर प्रारम्भ 
से उसे पकड़ने के लिये हाथ बढाता है, किन्छु जव बिल्ली अपने घातक 
नखों से बच्चे को चोट पहेँ 


हुंचाती है तो वह उसे पुनः पकड़ने का प्रयास 
नहीं करता । 


चरित्रविकास की दूसरी अवस्था वह है 


बाह्य मररोभनो के द्वारा निर्धारित होती हैं । 


कि जिन पतिक्रियाओ को करने से उन्हे सन्त 


जव बच्चों की सभी प्रतिक्रिया 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते है 
रप सिरता है उन्हें वे करते हैं, 
किन्तु जियका करना उनके ऊख का कारण होता है उनका वे परित्याग कर 
देते हैं। सत्य बोलने पर जब उनके माता-पिता और शिक्षक उनकी तारीफ 
करते हैं तो उन्हे पुनः सत्य बोलने का साहस होता है, किन्तु सिथ्याभाषण पर 


हक ते हैं तो उसे छोड़ देते है । तात्पर्य 
७ ३ (कहि अनसय स्कार चान्य रहता है और 
उसी के सहारे वे बहुत कुछ नए 


र “नए शुणो को सीखते और अपनाते हैं । इस 
अबस्था का विस्तार दस वर्ष तक रहता है । 


( २४३ ) 


तीसरी अवस्था में बच्चे की प्रतिक्रियाएं सामाजिक नियमों द्वारा निर्धा- 
रित होती है । इस अवस्था की व्यापकता बच्चों में किशोरावस्था तक रहती 
है। इसमें बच्चा समाज के अनुकूल अपने सभी आचरणों को करने का 
प्रयास करता हे, क्योंकि वेसा न करने पर समाज द्वारा वह तिरस्कृत कर दिया 
जाता है । इस तिरस्कार को बर्दास्त करने में वह अपने को असमर्थ पाता है, 
इसलिये सभी सामाजिक नियमो का प्रतिपालन करता है। सारांश यह 
है कि इस अवस्था में समाजविहित ( 50८78]]y 27०४९ ) व्यवह्दारो 
का करना बच्चे के चरित्र-निर्माण में सहायक होता है। इस समय बच्चे 
को यह भछीभाँति मालूम हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये । 

चरित्र-विकास की अन्तिम या चौथी अवस्था वह हे जिसमें बच्चों की 
प्रतिक्रियाएं उपर्युक्त कारणो से निर्धारित नही होती, बल्कि परहित की भावना 
से निर्धारित होती है। इस अवस्था सें वे स्वार्थरहित होते है। वे दूसरे 
के कल्याण को ही अपना कल्याण समझते हैं और इसी परकल्याण से प्रेरित 
होकर वे सामाजिक जीवन-यापन करते है। इस समय उनमे त्याग ओर परो- 
पकार के भावों का साम्राज्य रहता है और चे ही भाव उन्हें सक्रिय बनाए 
रहते हैं । चरित्र-विकास की यही चरस सीमा है जिसमें त्याग ओर बलिदान 
की महिमा रहती हे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, स्वर्गीय सहामना पं० 
मालवीय, महात्गा गांधी, भारत के प्रधान संत्री पं० जवाहरलाल नेहरू आदि 
'चरित्र-विकास की अन्तिमावस्था के जवळन्त उदाहरण है । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह निश्चयात्मक रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि किस बच्चे में किस समय घरित्र-विकास की 
कौन अवस्था विकसित होली है और कौन समाप्त होती हे, तथापि इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि ये चारों अवस्थाएँ सभी बच्चों में 
पाई जाती हैं । जो बच्चे अधिक डुद्धिसान और प्रतिभाशाली होते है उनमें 
प्रथम तीन अघस्थाएँ शीघत्रता से समाप्त हो जाती है ओर चोथी अवस्था 
बहुत पहले विकसित हो जाती है । किन्तु, जो बच्चे सन्दबुद्धि होते है उनसे 
पहली दो या तीन अवस्थाएँ ही बहुत दिनो तक पाई जाती है। बहुतों 
में कई कारणों से' अन्तिम अवस्था देखने से ही नही आती। तात्पर्य 
यह हे कि सामान्य बच्चो से चरित्र-विकासन्क्रस उपथुक्त प्रकार का 
होता हे, किन्छु यह क्रम कभी-कभी व्यक्तिगत भिन्षताओ से भी प्रभावित 
होता है। 


Te 


( २४४ ) 


३. चरित्रविकास को प्रभावित करनेवाले अंग 

`/( १) आंयु ( ^ ९९ )~—चरिश्रविकास में अवस्था का क्या हाथ रहता 
है, यह पाठको से छिपा हुआ नही है। प्रारम्भ में वद्चों को भळे-द॒रे का कुछ 
ज्ञान नहीं रहता, किन्तु अवरथान्त्रद्धि के साथ-साथ चे भळे-डुरे कामो 
को समझने लगते हैं। वे प्रारम्भ में बहुत अनुकरणशील होते हैं आर जेसा 
अपने अभिभावक को करते और कहते देखतेन्सुनते हें वेसा ही करते है । 
अवस्था-बृद्धि के कारण उनका अनुभव परिपक्व होता है, उन्हें शिक्षण के 
द्वारा बहुत कुछ चारित्रिक तथ्य माम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप 
उनमें चरिन्न-निर्माण होना झुरू हो जाता है। उन्हें सत्य, असत्य, सलऊमन- 
साहत आदि का ज्ञान अवस्था के चलते होता है । ट्युडर हाट, हार्टशोन आदि 
के प्रयोगों से यह निर्विवाद है कि अवस्था मे विद्रृद्धि होने के कारण वच्चे 
अपने वातावरण से कई चारित्रिक गुणो को सीख लेते हैं । 


न हा २ ) छुद्धिः-कुछ मनोवेज्ञानिकों ने चरित्रविकास में छुद्धि के महत्त्व 


की भी प्रदर्शित किया है। उनका कहना है कि छुद्धिमान बच्चे मन्दडुद्धि के 
बालकों की अपेक्षा अधिक चरिन्रवान होते हैं। टरमन ने भी अपने प्रयोगों 
द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया है। किन्तु बर्ट, हीली वथा ब्रोनर के प्रयोग 
इस मत को पूर्णतः प्रतिपादित नहीं करते, क्योकि उनसे यह स्पष्ट है कि 
चरित्रहीन|बच्चों सें अल्पसंख्यक बच्चे ही सन्दबुद्धि थे। किन्तु, हार्टशोर्न 
तथा मे के प्रयोग पुनः टरसन के ही मत को परिपुष्ट करते हैं, क्योकि उससे 
यह निर्विवाद है कि प्रतिभाशाली बच्चों से वंचकता ( Cunningness ) 
बहुत कस सात्रा में पायी जाती है । 


यहाँ इस सम्बन्ध सें यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि डुद्धि के सम्बन्ध में 
दोनो तरह के प्रयोगात्मक प्रमाण मौजूद हैं, तथापि हम लोगों को यह मानना 
पढ़ेगा कि चरित्रविकास में इसका हाथ कस नहीं रहता। जो बच्चे बुद्धि- 
सान होते हैं वे परिस्थिति को समझने में सफल होते हैं, किन्तु मन्दडुद्धि के 
बच्चों को परिस्थिति की सूझ नहीं होती । इसलिये बुद्धिमान बच्चे परिस्थिति 
के अनुकूल आचरण करते हैं जव कि सन्द्डुद्धि बारूक ऐसा नहीं करते । हम 
थोड़े शब्दों में यह कह सकते हैं कि यद्यपि चरित्र-विकास को अन्य अंग भी 
N/a करते हैं, तथापि बुद्धि का प्रभाव इसमें अवइ पड़ता है । 


है (/(३ ) घरः--घर की महिमा सभी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त की है । 
दि हम विचारपूर्वक देखें तो सात होगा कि बच्चों के चरिन्न-विकास में 


( २४५ ) 


जितना हाथ घर का रहता है उतना और किसी अंग का नहीं रहता । सर्द. 
प्रथम बच्चे अपने साता-पिता तथा परिवार के अन्य लोगों के सम्पर्क भें 
आते हैं ओर उन्हीं पर बहुत दिनों तक उन्हें निर्भर भी रहना पडता 
हे । चे उन्ह क्रया-कछापों का अनुकरण कर वसा ही करते हें। यदि 
माता-पिता सत्यवादी, सहिष्णु, उपकारी होते हैं तो बच्चे भी उनके उच 
गुणों को अपनाते हैं । यदि उनमें सिथ्याभापण, चोरी आदि के दुर्गुण रहते है 
तो बच्चे भी घेसे बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि चरित्र-विकास को 
बच्चे का सृह-वातावरण अत्यधिक प्रभावित करता है। घर का कितना गहरा 
प्रभाव चरित्रनिर्साण सें पड़ता है, यह हस महाराणा प्रताप, शिवाजी 
महात्मा गांधी आदि के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करके अच्छी 
तरह जान सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है, 
क्योंकि सामाजिक विकास और व्यक्तित्व-विकास में इस पर प्रकाश डाला 
जा चुका है। . 
UO पाठशाला+--घर फे बाहर चरित्र-विकास में जितना असर पाठ- 
का पडता है उतना प्रभाव अन्य किसी अंग का नहीं पढ़ता । जब बच्चा 
पाठशाला जाना झुरू करता है तब उस समय उसकी अवस्था पॉच-छः वर्ष 
की रहती है। वहाँ उसे एक बड़े समूह में कई घण्टो के लिये लगातार कई चपों 
तक रहना पड़ता हे। अब वह अपनी मनमानी नहीं करता, बढिक जब कभी 
भी कुछ करता है तो उसको करते समय अपने अन्य साथियों के हित-अनहित 
का ख्याल रखता है। जिन आचरणो से उसके बहुत साथियो का भला होता 
हे उन्हें बह करता है, किन्तु जिनसे अनहित की सम्भावना रहती हे, उन्हे 
वह नही करता । त्याग, उदारता, सहयोग, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना 
आदि गुणों को बच्चा पाठशालीय जीवन (5Ch00] ]:f९) म सीखता है । 
शिक्षक बरावर बच्चे के व्यवहारो का निरीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं 
उन्हें किसी तरह का दोप दिखाई देता है वहाँ वे उसको सुधारने का 
यत्न करते हैं । चे स्वयं भी आदर्श व्यवहारो का प्रदर्शन करते है जिनका 
असर बच्चों के मन पर बहुत गहरा पडता है। वे बरावर अपने शिक्षक को 
संतष्ट रखने की कोशिश करते हैं। शिक्षक भी बच्चों के लिए ऐसे-ऐसे 
रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हैं जिनके करने से बच्चा म कई वॉछनाय 
शील-गुणो का आविर्भाव और विकास होता हैं। कई तरह के खेळा का 
आयोजन पाउशाळाओ से रहता हे जिनके द्वारा बच्चो में झुरुपाथ, धर्य आंद 
सद्गुणो का बीजारोपण होता हे। कुछ सिक्षक प्रत्यक्षतया बच्चा का 


( २६६ ) 


चारित्रिक शिक्षाएँ देते हैं और कुछ अम्रस्यक्षतया। अभी तक इस दिशा 
में जितने प्रमाण मौजूद हैं उनसे यह अभिव्यक्त होता है कि अप्रत्यक्ष शिक्षा 
का प्रभाव बच्चो के घरित्र-विकास पर अत्यधिक पडता है । अतः शिक्षकों 
को चाहिए कि दे बच्चों के चरित्रको अपने आदद आचरणा से प्रभावित 
करें न कि कोरी शिक्षाओं से । 

' (५) कहानियाँ तथा इतिहाखः--वच्चा के चरित्रविकास पर कहा- 
तथा इतिहास का भी असर पड़ता है। वे जसी कहानियाँ पढते या 


OS 


होती हैं तो उनके विचार और व्यवहार आदर्णसय होते हैं और यदि 


~ पी :५ ~ De 


कहानियाँ दूषित होती हैं तो उनका आचार-विचार भी दूषित होता है। 
तात्पय यह है कि बे विभिन्न कथाओं से विभिन्न सद्गुणो या दुर्मुणों को 
सीखते हैं । इसी प्रकार इतिहास भी उनके चारित्रिक जीवन को प्रभावित 
करता है। यदि इतिहास, व्याग, वलिदान, उपकार आदि की घटनाओं से 
परिपूर्ण रहता है तो बच्चे सी उन गुणों को लीखते हैं । यदि घटनाएँ दूषित 
चरित्रों से परिपूर्ण रहती है तो उचक्रा आचरण भी उनसे प्रभावित होता हे । 
इसलिए माता-पिता, तथा शिक्षको का कर्तव्य है कि वे बच्चों के चरित्र के 
समुचित विकास के लिए उन्हे उत्तम-उत्तस कहानियाँ और ऐतिहासिक 
पुस्तकं पढ्ने को दें। खेद का विषय है कि वर्तमान में अभी ऐसी कहानियाँ 
का अभावना हे जिनसे बच्चे अपने चरित्रनिर्माण सें कुछ सहायता छे सकें। 
किन्तु, ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र ही बालकों के उपयुक्त कहानियो और 


इतिहासो का प्रबन्ध भारतीय विद्वानों के सहयोग से हमारी राष्ट्रीय सरकार 
करने से 83 होगी । 


', ““९// महापुरुषो की जयन्तियाँ:--महाएरुपो की जयन्तियों का 

असर बच्चो के चरित्र-विकास से कस नहीं पड़ता । जब किसी महापुरुष 
की जयन्ती मनाई जाती है तो बड़े-बड़े विद्वान उसके सद्गुणो का सहचव 
व्यक्त करते हैं जिसका असर श्रोताओं पर काफी पड़ता है । उस समय वे भी 
उन गुणों को अपने सें अपनाने की अभिलापा करते हैं जोर बहुत तो दूसरे 
दिन से वेसा करना रस्म कर देते हैं, क्योकि उनके सन में भी यह इच्छा 
उत्पन्न होती है कि उनकी जयन्तियाँ भी लोग सनार्वे । बच्चों का सन अत्यन्त 
कोमळ होता है, इसलिये वे और भी अधिक प्रभा 


चित होते हैं और वे उन गुर्णों 
को अपनाने की कोशिश करना झुरू कर देते हैं। इसलिये जनता को चाहिये 


( २४७ ) 


'कि बच्चों के सञ्चुचित चारित्रिक विकास के छिये अधिक-से-अचिक संख्या में 

महापुरुषों की अर्यन्तिया सनाने का आयोजन करे । 

2 i ७ ) घांमिक संस्थाए ( Religious Institutions):—सभी 
राष्ट्रों में घामिक संस्थाएं हैं जिनका एकमात्र ध्येय बहाँ के लोगों को चारि 
त्रिक शिक्षा देवा है । पुराने जमाने में चस्तुतः ऐसी संस्थाओं से चरित्र- 
विकास सें अत्यधिक सहायता मिळती थी। किन्तु, खेद का विषय है कि अब 

'उन संस्थाओ मे चरित्र उज्ज्वल होने के बदले दूषित हो रहा है। यद्यपि अब 
भी ङुछ ऐसी संस्थाएँ विद्यमान हैं जो बच्चों को सद्गुणी बनाती हैं, किन्तु 

अधिकांश संस्थाएं ध्येयच्युत और ख्॒तप्राय हो गई है जो अपने कर्तव्य से 
बिसुख हैं या गळत चीजों को सिखलाती है। आज कितने ऐसे भारतीय 
मन्दिर, मठ और सस्जिदें हैं जो बच्चों को दम्भ, वैर, स्वार्थपरता आदि गुणों 

को सिखलाती हैं । इसलिये हमारी सरकार को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाओं 
को पुनर्जीवित करे ओर योग्य एवं चरित्रवान व्यक्तियों को अधिष्ठाता के पद 
पर नियुक्त करे ताकि ऐसी संस्थाएं पुनः चरिधत्र-निर्माण में सहायक सिद्ध 

हो सके। > ८ 

५ (८-> मित्र-मण्डछीः--धर के बाद बच्चों, का अधिक ससय अपने 
मित्रों के साथ करता है, इसलिये उनका चरित्र अपने मित्रो से अत्यधिक 
अभावित होता है । यदि मिन्र-मण्डली चरिन्रवान होती हे तो बच्चे भी चरि- 
वान होते हैं ओर दूषित साथियों से बच्चों का चरित्र भी दूषित हो जाता 
है | इसलिये माता-पिता को बच्चों को सुन्द्र मिन्न-मण्डली में रहने के 

लिये प्रोत्साहित करना श्रेयस्कर है । भेन्री का असर हमारे आहार-व्यवहार 

पर कया पड़ता है, इसे नित्यत्रति के उदाहरणों से जाना जा सकता है। आज 

कितने ही बच्चे मित्रों के चलते भळे से बुरे था बुरे से भले बन रहे ह। ठीक 
है-- सोहबते असर ।? 

\ ८46%) च्चित्र (Cinem2):—चळचित्र का प्रभाव बच्चों के 'चरित्र 
पर कैसा पडता हे, यह विवादग्रस्त है, क्योंकि कुछ सनोवज्ञानिको का कहना 
है कि इससे बच्चों का चरित्र दूषित हो जाता है और कुछ लोगों का कहना है 
कि यह बच्चों को अच्छे गुण सीखाने सें सहायता देता है। दोनों पक्षों 
को परिपुष्ट करने के लिये कई प्रयोगात्मक प्रमाण दिए गए है । एकन्तु सच्ची 
बात यह है कि बच्चे चरलूचित्र से अधिक प्रभावित होते हैं । थदि उससे 
आदर्श गुणो का प्रदर्शन रहता है तो वे आदर्श की बातें सीखते हैं और यदि 
दषित घटनाओं का चित्रण रहता है तो चे दूपित्त बातों को सीखते हैं। इस- 


( २४८ ) 


लिये हम यह कह सकते हें कि सिनेमा घरित्रनि्माण में सहायक होगा 
या घातक, यह उसमें चित्रित घटनाओं पर निर्भर करता है। इसलिये 
राष्ट्रीय सरकार को चाहिये कि वह ऐसे चळचित्रो कर निर्माण कराचे जिनसे 
वच्चे कुछ अच्छी बातें सीख सकें। गन्दे चलचित्रों को दिलाता चन्द कर 
देना चाहिये जिसमें बच्चे सीनेमा के अच्छे-अच्छे चित्रों को देख सके । इसके 
लिये प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से ससुचित अत्ता का प्रवन्ध होना 
चाहिये । छुछ ऐसे चलचित्र-सवनो का निर्माण होना चाहिये जहाँ बच्चों को 
नियमित रूप से निःशुल्क सिनेमा दिखला जाय । देखी हुई घटनाओं का 


असर जितना अधिक वच्चो के सन पर पढ़ता है उतना अधिक सुनी घटनाओं 
का नहीं । 


(१० ) स्वास्थ्यः-स्वासथ्य भी चरित्रविकास को निर्धारित करने के 
लिये एक आवश्यक अंग है। जो वच्चे शरीर ओर मन से स्वस्थ रहते हैं वे 
अपने समाज में अच्छी तरह सिछते हैं और अपने समुचित अभियोजन के 
लिये समाज-विहित प्रतिक्रियाओं को करते है। किन्तु, जो वच्चे अस्वस्थ 
रहते हैं उन्हें दूसरों के साथ मिलने का अवसर नही प्राप्त होता, इसलिये 
क्या करना उचित और कया करना अनुचित हे, वे इसे नहीं जानते। इस 
अभाव के कारण चे उन गुणों को अपनाने में असमर्थ रहते हैं जो चरित्र- 
विकास सें सहायक होते हैं । हम लोगों का सासान्य अनुभव भी यही प्रमा- 
णित करता है कि स्वस्थ बच्चे चरित्वान और अस्वस्थ बच्चे चरित्रहीन होते 
हैं। इसलिये माता-पिता को चाहिये कि अपने बच्चों के सुन्दर चरित्र के लिये 
उन्ह स्वस्थ बनाने की कोशिश करे । 

इन उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त और भी कितने ऐसे अंगों का उल्लेख 


कया जा सकता है, किन्तु प्रसुख अंग उपर्युक्त ही हैं जो बच्चे के चरित्र-विकास 
में विशेष रूप से सहायक होते है । 


४. चरित्र-अध्ययन-विधियाँ 


आनिक युग से बच्चो के विभिन्न झीलशुणो की जाँच करने के लिये कई 
"नावशानिक पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु यहाँ हम कुछ प्रमुख पद्धतियो का 
दी उल्लेख संक्षिप्ततः करेंगे । 
i मृल्यांकन-पद्धति (Rating Meth0d):—मूइ्यांकन विधि 
देरा वच्चा के चरित्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता हे | 
यह विधि कई प्रकार से काम मे छाई जाती है। कभी बच्चों से तरह-तरह के 


( २४९ ) 


प्रशन करके उन प्रइनों के उत्तर के आधार पर उनका चरित्र आँका जाता है। 
कभी स्वयं वच्चे अपने चरित्र का मूल्यांकन करते हैं और कभी प्योग- 
कर्त्ता । इसी तरह किसी वास्तविक परिस्थिति को उपस्थित करके भरी उनके 
चरित्र का सूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि इस विधि द्वारा बच्चों के चरित्र 
पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता हे, किन्तु इसमें कई कठिनाइयों हैं जिनका उल्लेख 
व्यक्तित्व-विकास सें किया जा चुका है। अतः इस विधि की पूर्ण जानकारी 
के लिए पाठक उस अध्याय में वर्णित व्याख्या को देखें । 

(२) नि्माण-पद्धति ( Performance Method );--इस 
पद्धति पर भी व्यक्तित्वःविकास भे प्रकाश डाला जा चुका है। इसलिए 
इसके सम्वन्ध में यहाँ अधिक न कहकर इतना ही कह देना पर्याप्त प्रतीत 
होता हे कि इस विधि से बच्चों की सत्यता, उदारता, ईमानदारी आदि की 
जानकारी की जाती है। उन्हें ऐसी परिस्थिति भें रक्खा जाता है कि वे 
किसी एक गुण को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर पा सकें । किन्तु, इस 
विधि में दो बहुत बड़े दोपहैं। पहला दोप यह हे कि इसके हारा वच्चे 
के सामान्य चरित्र का ज्ञान नहीं होता, बल्कि किसी परिस्थिति विशेष का 
ज्ञान होता है । दूसरी कठिनाई यह है कि ऐसी परिस्थितियों मे उन्हें किस 
तरह रकखा जाय, यह एक विकट समस्या है । किन्तु, इतना होते हुए भी 
हम इसके महत्त्व की अवहेळना नहीं कर सकते। इस विधि के लिए 
मनोविज्ञान जगत वोइल्कर, हार्टशोन॑, से आदि विद्वानों का ऋणी है। 

(३) ज्ञान तथा मनोच्वत्ति-परीक्षण-पद्धति ( Knowledge & 
Attitude testing Method );—इस परीक्षण विधि के द्वारा बच्चों 
के विभिन्न चारित्रिक पहलुओ के सम्बन्ध में उनके ज्ञान ओर मनोवृत्ति के 
आधार पर जाना जाता है। उनसे नेतिकता ( M072] ), उदारता आदि 
के सम्बन्ध मे तरह-त॑रह के प्रश्न पूछे जाते है या उनके ज्ञान का पता विभिन्न 
परिस्थितियों मे छ्याया जाता, हे, अथवा किसी गुण विशेष के प्रति उनकी 
मनोवृत्ति का पत्ता लगाया जाता हे और इस तरह उनके चरित्र का ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है । किन्तु, चरित्र अध्ययन की यह अपूर्ण विधि है, क्योंकि 
ज्ञान चरित्र का योतक सभी स्थला पर नहीं हो सकता या सनोच्रृत्ति भी 
उसे पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती । तब इतना मानना पड़ेगा कि इससे 


बच्चो के चरित्र का साधारण ज्ञान इसलिए हो जाता है कि इस विधि के द्वारा 
उनके ज्ञान और व्यवहार फे सम्बन्ध पर कुछ अंशो मे प्रकाश पडता है। 
इसी प्रकार चरित्र का अध्ययन, अ्रइन-माला, व्यक्ति-इतिहास आदि 


( २५० ) 


वद्धतियों से सी किया जा सकता है, किन्तु उनका उस्छेख हम नहीं करेंगे । 
यन्न तत्र उन पद्धतियों पर काफी प्रकाश डाला जा चुक्रा हं । 


, ५ चरित्र-प्रशिक्षण ( Training of Character ) 


अब तक हस चरित्र के विभिन्‍न पहलुओं का उब्लेख करते आये हँ 
इसलिए अन्त में यह प्रन उठना स्वाभाविक है कि बच्चों को चरित्रवान 
बनाया कैसे जाय ओर उनको इसकी शिक्षा केसे दी जाय ? यदि हम इस 
प्रश्न पर विचार करे तो हमें मालम होगा कि वस्तुतः यह एक कठिन आ 
है, क्योकि जिस सरलता से हम वच्चो की अन्य शक्तियों आर प्रक्रियाओं को 
विकसित होने सें सहायक होते हैं उतनी आसानी उन्हे चरित्रवान बनाने 
में नही हे । 
जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों का स्वभाव और मन हम सयानो से भिन्न 
होता हे । उनकी सभी शक्तियाँ पूर्णतः विकसित नहीं रहतीं, इसलिये 
उन्हें चरित्र-निर्माण करने के लिये समझाना अथवा प्रोत्साहित करना कुछ 
कठिन हो जाता है। अतः उनकी चारित्रिक शिक्षा के लिये हमें विशेष 
सावधान होने की आवश्यकता है और वे चरित्रवान बनें, इसके लिये हमें 
मनोवैज्ञानिक नियमों का परिपालन करना नितान्त आवश्यक हे। 
पहली बात ध्यान देने योग्य इस सम्बन्ध में यह है कि माता पिता 
को प्रारम्भ से ही बच्चों से शुभ आदतों को डालने का प्रयास करना 
चाहिये। उनके साथ बहुत स्नेह से पेश आकर उनके डुशुणो को दूर करने की 
कोशिश करनी चाहिये । उन्हे प्रत्यक्षतया अनावश्यक सदुपदेश देना चांँछनीय 
नहीं, क्योंकि बच्चे उन उपदेशों के समझने में असमर्थ होते है । अप्रत्यक्ष रूप 
से उन्हें उचित-अनुचित का ज्ञान कराना कल्याणकर होता है । अर्थात्‌ जब 
अनुकूल परिस्थिति हो तभी किसी चीज के गुण-दोष को समझाना चाहिये, 
अनावश्यक नहीं । बच्चों को उचित कार्यो को करने के लिये प्रशंसा, खिलोना, 
मिठाई आदि द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिये, किन्तु हमें यह नहीं भूछना होगा 
कि अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । यह पुरस्कार समय-समय पर ही होना चाहिए । 
वच्चे यदि किसी कारणवश कोई अनुचित कार्य कर दूँ तो उन्हें समझा-डुझा 
देना चाहिये, व्यर्थ का डॉटना या सारना-पीटना श्रेयस्कर नहीं । यदि संयोग 
वश दण्ड देना आवझ्यक हो तो दण्ड इस प्रकार से देना चाहिए कि बच्चे 


को दण्ड देने का कारण मालूस हो जाय ताकि भविष्य में वह पुनः वेसा 
करने का साहस न कर सके । 


( २५१ ) 


माता-पिता को स्वयं अपना जीवन आदुर्शभय व्यतीत करना चाहिये 
ताकि बच्चे उनका अनुकरण करके लाभान्वित हो सकें। पारस्परिक संघर्ष, 
निन्दा आदि का व्यवहार नहीं होना चाहिये, क्योकि इसका असर बच्चों के 
सन पर वहुत छुरा पढ़ता है। वीर पुरुषों की कहानियाँ ओर उनके सद्गुणों 
यथा, उदारता, व्याग, सत्यता आदि की चर्चा बच्चों से बरावर अवसर विशेष 
पर करते रहना चाहिये । इन सद्गुणो के चलते वे क्योकर महान्‌ वन गए, 
इसका भी उड्लेख कर देना आवश्यक है ताकि बच्चे अपने में भी उन गुणों 
को अपनाने का संकल्प कर सके । खेल, मनोरंजन आदि के द्वारा बच्चों को 
सास्ूहिक जीवन व्यतीत करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये क्योकि सामा- 
जिक जीवन से बच्चे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखते हे । किन्तु इस बात को 
हमें नहीं भूलना होगा कि उन्हें अवांछनीय सामाजिक जीवन से सदा अलग 
रखना चाहिये । इसी तरह और भी समुचित उपायों द्वारा बच्चो के चरिच्र- 
निर्माण से साता-पिता, शिक्षक तथा अन्य अभिभावको को सहायक होचा 
चाहिये । 


धार्मिक विकास 
१. धमं का अर्थ 


धर्म की व्याख्या विद्वानों ने कई प्रकार से की हे, किन्तु व्याख्या 
के ढंग में अन्तर होते हुए भी सभी के सूल में एक ही सिद्धांत है। 
उदात्त विचार के विद्वानों ने धर्स को बहुत व्यापक माना है और उनके 
लिये विइव में एक ही धर्म हे ओर हे वह मानवन्धर्स। ऐसे विचारकों 
में हम महात्मा बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, ईंसामसीह आदि को रख 
सकते हैं, क्योकि इन्होंने पक्षपातरहित सानवनधर्स पर ही जोर दिया है। 
किन्ठु, कुछ ऐसे लोग भी है जो इस पढ का प्रयोग अत्यन्त संकीर्ण अर्थ में 
करते हैं और वे अपने से अन्य धर्म को हेय दृष्टि से देखते है। उनके अनुसार 
हिन्दू, सुसलमान, इसाई आदि ही धर्म है । प्रायः वर्तसान में इसी दृष्टिकोण 
से प्रभावित होने वालों की संख्या अधिक है। इसी संकीर्णता के चलते 
आज कुछ ऐसे धर्मावलम्बी हैं जो निर्दोपो की हत्या करने में जरा नहीं 
'हिचकते और धर्म के नाम पर करोडो को कठपुतळी की तरह नचाते हुए 
अपने तुच्छ स्वार्थ को पूरा करते हैं । ऐसे ही लोग धर्भ के नाम पर कर्छक 


का टीका छगाते हैं । 
अब प्रन थह हे कि वस्तुतः धर्म क्या है ? यदि हम इसको व्याख्या थोड़े 


( २५२ ) 


शब्दों में करें तो यह कह सकते हैं कि धर्म जीने का एक ढंग ( Way of 
९ ) हे, अर्थात्‌ जीवन के प्रति एक सनोव्रृत्ति विश्येप ही धर्म हे । जितने भी 
सलुष्य हैं उन सबकी अपनी-अपनी एक मनोवृत्ति विशेष जीवन के प्रति होती 
है । उनके जीने का एक आदर्श या छक्ष्य विशेष होता है जिसके अनुसार वे 
अपने जीवन को व्यतीत करते है। छुछ व्यक्ति ऐसे है जिनका आदर्श जीव 
सात्र की सेवा करना है | यही सेवा को आदर्श बनाना उनकी जीवन-वृत्ति हे । 
इसी तरह और कितने व्यक्ति हैं जो सत्य को ही सर्वस्व मानते हैं. और प्राण 
संकट के समय भी वे अपने सव्य को नहीं छोड़ते । इसी तरह विभिन्न 
व्यक्तियों की जीवन के प्रति विभिन्न वृत्तियाँ है । 


साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वह पर- 
सात्मा ( 00 ), आस्मा ( 500 ), स्वर्ग (Heaven), नरक (Hel), 
पाप, इण्य, कथा, पुजा, पाठ आदि में विश्वास करता है। इसलिये कुछ 
विद्वानों का मत है कि सर्वशक्तिमान सत्ता ( Omnipotent ) में विश्वास 
करना ही धर्स है। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की गई 
हे, किन्तु इसे और सी सुगम बनाने के लिये हम कह सकते हैं कि जो धारण 
करने योग्य है, बही धर्म है। धर्म का शाडिदुक अर्थ है, गुण ( Virtue ), 
इसलिये मचुप्यो का जो गुण है, वही धर्म हे। जिस प्रकार मिर्च का धर्म हे 
तीतापन उसी प्रकार सनुष्य का धर्म है, मानवता । यह मान- 
जता शव्द बहुत प्रशस्त है, इसलिए यह भइन होना स्वाभाविक हे कि 
मानवता क्या हे! इसके उत्तरस्वरूप यह कहा जा सकता है कि सानवोचित 
गुण ही मानवता के योतक हैं, यथा, सत्य (Truth), अहिंसा (Non-vior 
lence) आदि । भारतीय ऋषियों ने घर्स की व्याख्या करते हुए दस छक्षणों- 
धेय, किमा, इच्छाओ का दमन, पविन्नता, इन्द्रियो पर अधिकार, विद्या, सत्य, 
अक्रोध, बुद्धि तथा चोरी न करने को व्यक्त किया है । इभ लक्षणों को ध्यान में 
रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन गुर्णों को धारण करना धर्म है। 
हे हा हक विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि भारतीयों ने धर्म के इन 
र क्षणा च्य्रक्त पे > ~ 

रचर में विश्वास, Re on ३ सामाजिक सा 
अधिकांश भारतीय सत्य, दया, कत्तव्य pe कप 
का संचारन करते हैँ । : 'रततीयो ह झा ह हारा "आपलो 
६। भ मे सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि वे 

इर भी धर्स के सभी अंगों पर जोर देते है । 


चर्चा नहीं करते, तथापि थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय 


इरवर से विश्वास न करते 


( २५३ ) 


आदि पर जोर देकर एक अज्ञात सर्वशक्तिसान सत्ता को अप्रत्यक्षतया स्वीकार 
करते हैं । 

इस स्थळ पर किस्बळ यंग (९, 07) के अनुसार धर्म की विज्ेष- 
ताओ का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 

प्रत्येक घर्स में यज्ञ, व्योहार आदि को मचाने का अपना एक निराला ढंग 
होता है । विशव का कोई भी घर्म ऐसा नहीं है जो धार्सिक उत्सवो से रहित 
हो। हिन्दू रामळीछा, छुर्गापूजा, अन्नकूट आदि के त्योहारों को धार्मिकता 
की घुट देते है, सुसड्मान सुदहदर॑म, रोजा आदि को, ओर इसाइ बड़े दिन 
आदि को । 

प्रतीकता ( Sy m200]i5m ) भी धर्म की एक खास विशेषता है। 
कितने धर्मावळम्बी परिधान विशेष धारण करते हैं जो एक ध्येय विशेष का 
योतक होता है। इसी तरह प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बहुत 
पवित्र समझा जाता है और उन्हें उच्च दृष्टि से देखा जाता है। धार्मिक कार्यों 
के लिए स्थानविशद्येष निश्चित रहते हैं, जैसे, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, नदी- 
तर आदि | इसी तरह सभी घर्मो के अपने-अपने धार्मिक ग्रंथ होते है जिसमें 
धर्मावलम्बियों के कत्तव्य, सृष्टि, ईश्वर ओर मनुष्य के सम्बन्ध आदि पर 
प्रकाश डाला रहता है । रामायण, महाभारत, वेद, कुरान, बाइबिल 
आदि ग्रंथ विभिन्‍न धर्मावरम्बियो के है। अन्त में हम इतना कहकर 
घर्म की व्याख्या को समाप्त करेंगे कि जिस तरह जीवन के अन्य क्षेत्रों में कुछ 
नायक विशेष होते है वेसे धार्मिक क्षेत्र भें भी कुछ ऐसे छोग रहते हैं जो 
किसी धर्मविशेष के गूढ रहस्यो को जनता के सामने रखते है ओर जिन पर 
घर्म का उत्तरदायित्व रहता है, यथा, पुरोहित, पादरी, सुलला आदि । 


शिशुःजीवन में धर्मे का आविभीच और विकास 
(Origin & Development of Religion in Child’s Life) 


बच्चो में धार्मिक भाव का अंकुर कब और क्रेसे अंकुरित होकर विकसित 
होता है, यह एक विचारणीय प्रशन है। यदि हस इसके आविर्भाव और 
विकास का अध्ययन करे तो छात होगा कि बच्चे मे धामिंकता का साव 
जन्मजात नहीं होता, जैसा कि कुछ भवोवेज्ञानिकों का सत है, बल्कि अर्जित 
होता हे । जिस तरह उसे अन्य प्रकार के अबुभवों का ज्ञान अर्जित होता हे 
उसी प्रकार धार्मिकता का भी अंकुर उसके अजुभव के परिणामस्वरूप 
अंकुरित होता है। जन्म के समथ बच्चा ब तो धार्मिक रहता है ओर न 


( २५४ ) 


अधासिक। उसमें धार्सिक बनने की क्षमता सुपुप्तावस्था (Latent period) 
सें विद्यमान रहती हे । जैसा कि कई स्थलो पर कहा जा चुका है, उसे अपने 
जीवन-यापन फे लिए पूर्णतः अपने माता-पिता पर निर्भर करना पढता 
है। उस समय वह अपने मातापिता को सर्वेसर्था समझता है । किन्तु, ज्यों- 
ज्यो उसकी अवस्था बढती जाती है त्यों-त्यो उसके इस विचार में परिवर्तन 
होने लगता है। वह अपने माता पिता को भी गलतियाँ करते देखता है और 
समझता है कि वे अझ्ुुक्र कार्य करने में सफळ हैं ओर अझुक कार्य करने में 
असमर्थ हैं। अब वह उन्हें सर्वशक्तिमान ( A]77/2॥} ), सर्वव्यापी 
( Omnipresent ) आदि नहीं समझता, किन्तु अपने ऐसा समझता है। 
वह प्राकृतिक चीजों का निरीक्षण करता दै, उनमें विचित्रता पाता है और 
दूसरो से ईइवर के बारे से तरह-तरह की पोराणिक कथाएं सुनता है। उसका 
विश्वास एक ऐसे ईश्वर में होने लगता है जो सबका कर्त्ता-धर्ता है और जो 
सब की अच्छाइयो और जुराइयो के लिए पुरस्कार या दण्ड देता हे । किन्तु, 
यहाँ यह स्मरणीय है कि इस समय उसके सन में एक चिचिन्न धारणा ईश्वर 
के प्रति रहती है । उसका ऐसा विश्वास रहता है कि ईश्वर लम्बा कदवाळा, 
दाढ़ी युक्त एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर रहता है और हम लोगों को कर्मा- 
नुसार सुख दुःख देता है। छोटे बच्चे प्रायः अपने संरक्षकां से विभिन्न 
पदार्थो के रचयिता के बारे में प्रइन करते हैं ओर उन्हे यही उत्तर मिलता 
है कि इन चीजों को ईश्वर ने बनाया है। अब वे ईइवर के स्वरूप के सम्बन्ध 
से तरह-तरह के प्रश्‍न करते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि वह मनुष्य और 
अन्य सभी जीवो का पिता है, वह बहुत बडा आदमी हे, उसे सफेद दाढी है 
और वह स्वर्ग मे रहता है आदि । इन सबको सुनकर बच्चों के सन में ईइवर 
के प्रति एक अटूट विश्वास हो जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
जिस प्रकार विभिन्‍न ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा चिइच की अन्य चीजो का ज्ञान होता 
है उस प्रकार ईंशवर का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता 
ओर न तो स्पर्श ही किया जा सकता हे। इसलिए जिस प्रकार अन्य प्रकार 
के पदार्थों का सामान्य प्रत्यय ( Concep! ) का विकास बच्चों में होता है 
उस पकार इेइवर--प्रस्यय का विकास उनमे नहीं होता । यही कारण हे कि 
उनमे इश्वर के अति धारणा सानो के लिए संतोषप्रद नहीं होती । किन्तु 
इसका दोप उनके संरक्षकों को ही है, कारण, चे स्वय बच्चों को उसके 
NR ७ घुचित और पर्याप्त ज्ञान नहीं देते। इसलिए माता-पिता तथा 
अन्य संरक्षकों को चाहिए कि वे ऐसा प्रबन्ध करें कि बच्चे इइवर को अच्छा, 


( २५५ ) 


हितू रूप में समझ सकें ओर वे ऐसी धारणा बना सकें कि सत्य ही ईश्वर हे। 

बच्चों में, तके-शक्ति ( R९450nin (2c ) विशेष रूप 
से नहीं होती, इसलिये जो कुछ भी उनसे इंइवर के वारे में कहा 
जाता है उसे वे विना किसी सन्देह के सत्य मान बेठते हैं। यही कारण 
है कि छः-सात वर्ष के बच्चों में पूजा-पाठ सामाजिक विधि से करने 
का व्यवहार देखा जाता है। लेखक को स्वयं छोटेःछोटे सारवाड़ी बच्चों का 
पूजापाठ देखने का सोभाग्य प्राप्त है। वच्चे प्रातःकाल अपनी माँ के साथ 
मन्दिर में आते ओर यो ही अपने दोनो हाथो को जोडकर भगवान की सूति 
के सामने अपने मस्तक को नवाते है। जब कोई बाळक शरारतवर मन्दिर के 
किसी सामान का स्पर्श कर देता हैं तो दूसरा अपनी भापा में कह उठता है कि 
ऐसा सत करो, पाप छग्रेगा। अभिप्राय यह है कि वच्चो की धारणा ईइ्वर, 
पाप-एुण्य आदि के प्रति जैसी भी हो, किन्तु इतना मानना पड़ेगा कि उनमे 
धामिक भाव उनकी छोटी अवस्था भे आविभूत हो जाता है । 

छः-सात वर्ष के वाद वच्चा की धारणाभो मे बहुत परिवर्तन होता है, 
क्योंकि उख समय वे आयः सामाजिक जीवन व्यतीत करते है। उनकी यह 
परिस्थिति लगभग दस वर्ष तक रहती है। उनसे पढ़ने की इतनी योग्यता 
हो जाती है कि उन्हें नए-नए विचार और भाव पुस्तको के अध्ययन से 
मिळते है। यही ज्ञान उनके प्रारम्भिक विचारो में परिवर्तन का कारण होता 
है। उस समय उनमें सहानुभूति, प्रेम और नियस-पारून के बीज अंकुरित 
हो जाते हैं, इसलिए उनके खेलों मे इनका विश्वेष स्थान रहता है। वे 
अपने संरक्षक के निर्यत्रण मे न रहकर अपने शिक्षको तथा सहपाठियों के 
नियंत्रण से रहते हैं ओर अपनी चफादारी ( 092]: ) भी इस उम्र 
मे उन्हीं के प्रति प्रकट करते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे सव्य, 
झूठ, उचित, अनुचित आदि का ज्ञान अपनी क्रियाओ द्वारा प्राप्त करते हैं, 
उपदेशो द्वारा नही । इसलिये संरक्षकों को उपदेशमात्र देना श्रेयस्कर 
नहीं है । द 

दस से वारह वर्ष के बच्चों में यों तो वफादारी की मात्रा अत्यधिक रहती 
हे, किन्तु इस दृष्टिकोण से लड़के लड़कियों की अपेक्षा श्रष्ठ होते हैं, क्योंकि 
उनमे इसकी मात्रा अधिक रहती हे । वे अपने समूह के सुख-हुःख का भिक 
ध्यान रखते हैं और उसमें अपना हाथ भी वैंदाते हैं । समजातीय प्रम और 
त्री के व्यवहार भी इस अवस्था की अपनी झुख्य विशेषताएँ हैं। वे अपनी 
रुचि धार्मिक ग्रन्थों, कहानियों तथा चित्रो में अधिक दिखलाते हैं जो घामक 


( शरणषद ) 


विकास में विद्ञेपरूपेण सहायक होती है। ईइवर की धारणा अव शक्तिशाली 
आदमी की नहीं रहती, वल्कि परमपिता के रूप में परिवर्तित हो जाती हे | 
इस अवस्था में छड़कों की अपेक्षा लड़कियों से अन्धविश्वास की मात्रा अधिक 
रहती है। उनमें अधिकार की रक्षा, सत्यता, आचरण के रूप में ही नतिकता 
परिछक्षित होती है। बारह वर्ष से उनकी सभी क्रियाएँ एक आदर्श विशेष 
के प्रति होने लगती हैं । इस ससय उनमें अज्ञात शक्ति ( अल्ोकिक ) (5p 
ernatural P0९”) की चेतना विशेषरूपेण जाग्रत होती है । 
किशोरावस्था के वच्चों के मन सें नए नए प्रश्नो का आविर्भाव होता हे । 
चे जीवन, सरण, मोक्ष (0९72६07), डचितानुचित, विश्व-रचयिता ओर 
उसके स्वरूप आदि फे सम्वन्ध भे कई प्रकार के प्रइनों से घिरे रहते हैं, यथा, 
जीवन क्या है, विशव का रचयिता कोन है, झत्युवाद पुनर्जन्म (Retbirth) 
होगा अथवा जीवन का अन्त हो जाएगा आदि प्रइनों की भरमार 
रहती हे। उन्हें इन प्रइनों का समाधान धार्सिक अन्था ओर शिक्षकों से जैसा 
मिळता है उस पर वे अपना चिन्तन करते हैं। इसी तथ्य का उद्घाटन 
कपूकी, स्टैनले हाळ, ल्युवा, को, फँ, हो लिंगवर्थ, स्लैटरी आदि अनेक विद्वानों 
के अन्वेषणों से होता है। उन विद्वानों ने इस अवस्था की विभिन्न धांमक 
कठिनाइयों पर काफी प्रकाश डाला हे । किशोर बच्चे संसार के विभिन्न प्रइना 
के सम्बन्ध से अपना एक दर्शन (7/0505) अथवा इष्टिकोण रखना 
आवश्यक समझते हें । इख समय उनमें भावों का इतना तूफान रहता है कि 
चिन्तन गोण हो जाता है। पन्द्रह सोलह वर्ष की अवस्था में धार्मिक 
संचगात्मकताका वाहुल्य रहता हे, किन्तु उन्वीसवें दर्ष के लगभग धार्मिक 
चिन्तन की प्रचलता रहती हे । किशोरावस्था से ज्यों ज्यों चिन्तन विकसित 
होता हे त्या-त्या धासिक सन्देइ की बृद्धि होने लगती हे । और यदि उनके धर्म 
का ज्ञान बहुत संकीणं (\2770%) रहता है या अनुभव से भिन्न 
प्रमाणित होता है तो उनके मन से इन्द (Conf ict) होने छगता है । 
जन वच्चा से सानसिक विकास सवळ न रहने के कारण निर्णय करने की 
अमता अधूरी रहती हे वेया तो पुरानी धासिकता से दर हट जाते हैं या 
आभनत धामक विचारों का तिरस्कृत कर देते हैं । थोड़े वहत जिनकी अवस्था 
वसा नहा रहती, किसी धर्स विशेष के पक्षपाती (SupP0rIe7) चन जाते हैं 
शार उनसे भिन्न बच्चे चरित्र, व्यवहार आदिके लिये निर्देशक (Director) 
को आवश्यकता का अनुभव करते हे, क्योकि उनमें कई वातो के प्रति सन्देह 
उत्पन्न हो जाता हे । इसलिये उन्हें क्या करें और क्या न करें का निश्चय नहीं 


( २५७ ) 


होता । धार्मिक दृष्टिकोण से पन्द्रह से सत्रह वर्ष की अवस्था लड़कों और 
तेरह चोदह वर्ष की अवस्था लड़कियों के लिये झंझावात की रहती हे । इसमें 
उनके जीवन में कई प्रकार के धार्मिक तूफान आते हैं । इसी अवस्था में वच्चे 
चरित्र के मूल्य को समझने में समर्थ होते हैं। वे धार्मिक प्रइनों पर बहस, तरह 
तरह की छानबीन ओर आलोचनाएँ करते हैं। तत्पश्चात वे अपने उत्तरदायित्व 
को समझ कर अपने आचरण को सामाजिक-सान्यताओं के अनुसार बनाते हैं। 
उनके सासने जीवन का एक आदर्श रहता है और अन्ततोगत्वा वे सामाजिक 
सेवा में संलग्न होते हैं । वे सानचता, आत्मत्याग, नेतिकता आदि के पक्षपाती 
बन जाते हैं । अपने आदर्श को निभाना वे अपना धर्म या कत्तब्य समझते हैं । 
इस प्रकार बच्चों के धार्मिक विकास का क्रम उनके जीवन के अन्य पहलुओ के 
विकासक्रम से भिन्न ओर विषम है। उनके जीवन में कई प्रकार के धार्मिक 
परिवर्तन आते है और अन्त में अठारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था मे जाकर उनकी 
एक निश्चित रूपरेखा तैयार होती हे। इसलिये यहाँ धार्मिक शिक्षा पर प्रकाश 
डालना आवश्यक ग्रतीत होता है, किन्तु उसका उल्लेख करने के पहले हम उन 
अंगों या संस्थाओं का उल्लेख करेंगे जो बच्चे के धार्मिक जीवन को ्रभावित 
करती है । 


३. घामिक विकास को प्रभावित करने वाले अंग 


यों तो बच्चों की धार्मिकता पर कई अंगों का प्रभाव पढ़ता हे, किन्तु यहाँ 
हम प्रमुख अंगों का ही उल्लेख करेंगे क्योकि चरित्र विकास में उच पर काफी 
प्रकाश डाळा जा चुका है । 

(१) घर :--धार्मिक विकास में घर अथवा परिवार का स्थान बहुत 
ऊँचा है । बच्चों के जीवन में घर्म के प्रति एक बृत्ति विशेष का अंकुर उनके 
शिश्ुकाल में ही होता है। वे अपने माता-पिता के धार्मिक व्यवहारों का 
निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण का गहरा असर उनके मानस जीवच पर 
पढ़ता है । माता-पिता के प्रेम, सौन्दर्य, सहाबुभूति, नैतिकता भादि के 3 
सक होने पर उनके बच्चे भी उन्हीं वृत्तियो का अनुकरण करते हैं । अपने वच्चो 
को माता-पिता तरह-तरह के साधनो से मानवता, सत्यता आदि ल 
पढ़ाते हैं और थे उन्हे सहर्ष स्वीकार करते हैं । संरक्षको से ही बच्चे जीवो पर 
दया करना, सभी जीवों में ईइवर का रूप देखना, भगवान को ही जलल 
सानना, उनकी पूजा-पाठ करना आदि सीखते हैं। घर मे तरह-तरह के धामिक 


गथ और चित्रों का अवलोकन बच्चों में अधिक धार्मिकता छाता है । इससे बच्चे 


( २५८ ) 


जितना ळाभान्वित होते हैं उतना कोरे उपदेशा से नहीं। माता-पिता का 
असर बच्चों के धार्मिक जीवन पर कितना गहरा पड़ता है इसके अनेकों उदा- 
हरण अपने दैनिक जीवन से दिये जा सकते हैं । छेखक के एक हितैपी बहुत 
ही धार्मिक मरन्ति के हैं जो पहले पूजा-पाठ से कोसों दूर रहते थे। अखाद्य 
से उन्हें विशेष रुचि थी, किन्तु आज से दूस वर्ष पहले उनके जीवन में ऐसा 
परिवर्तन हुआ कि उनकी रुचि पूजा-पाठ तथा कीत्तंत की ओर हों गई | 
उन्होंने मांस-मछली खाना बिल्कुछ छोड़ दिया । इधर उनका जीवन धामिक 
कामो में अधिक व्यतीत होता है। इसका असर उनके बच्चों पर इतना 
अधिक पड़ा है कि वे किसी भी ऋतु में सूर्योदय के पहले उठकर नित्य-कार्य 
से निवृत्त होकर गीता, रामायण का पाठ ओर भगवद भजन करते हैं । 
जब कभी चे अपने घर पर नहीं रहते तब बच्चे स्वयं भगवान की अतिसा रख 
कर ढोलक, झाळ, हारमोनियस लेकर कीर्तन करने बैठ जाते हैं । कभी इस 
नियम के पालन में भुटि नहीं होती । सभी बच्चे इतने उदार और दयालु हैं 
कि चे कभी किसी भिक्षुक को दरवाजे से निराश होकर जाने नहीं देते। उन, 
सबों ने मछली मांस खाना छोड़ दिया है क्योकि वे वैसा करना पाप समझते 
हैं। सारांश यह है कि घर का जैसा धार्मिक वातावरण रहता है बैसा ही 
असर बच्चों के धार्मिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए माता-पित्ता को घार्सि- 
कत्ता के आचरण सें संकीर्णता ( NarrowWness ) का पाठ पढ़ाना कदापि 
श्रेयस्कर नहीं, जैसा कि कुछ माता-पिता अपनी अज्ञानतावश करते हैं । सत्य, 
साचवता, सेवा आदि को सिखळाना ही सच्चे धर्म का काम है । 

(२ ) पाठशाळा :--पाठ्शालीय वाताबरण का भी अभाव बच्चों के 
चसक जीवन पर कम नहीं पड़ता । इस जीवन में चे भिन्न-भिन्न धर्माव- 
उम्बी साथियों से मिलते हैं और धर्म के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें 
सुनते है जिनका असर उनके भन पर पढ़ता है । शिक्षक भी यदाकदा धार्मिक 
उपदेश दिया करते है। यदि उनका धर्म “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? के आधार पर 


कर अधार्मिक चन जाते है । उनमें घृणा, 
उत्पन्न हो जाते है। कई देशों में तो पाठ- 
शिक्षा बच्चो को दी जाती है, किन्तु प्रयोग 
के लिये जितनी अप्रत्यक्ष शिक्षा लाभप्रद 
ह मत्यक्ष शिक्षा नहीं। इसलिये शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे 
१ वच्चा को सघा धार्मिक पनाने के रिये उपदेश मात्र ही न दे, बल्कि 


( २५९ ) 


अपने आचरण से उनकी धामिकता को विकसित करं । किन्तु यह ध्यान में 
रसना आवटपक हैं कि चह शिक्षा मानघ-धर्म की हो जिससे बच्चों में धर्म के 
प्रति संकीर्णता न आने पावे । 

(३ ) धार्मिक संस्थाएँ:--सभी धमा की अपनी संस्थाएँ होती है 
जिनऊा मात्र ध्येय धर्म-प्रचार करना होता हैं। भारत मे बोद्ध विहारो और 
सडा की संस्थापना इसी ध्येय से हुई थी | सस्जिद ओर गिरिजाघर इसी ध्येय 
से यत्रतत्र बनाए गए $। इन संस्थाओं का एकमात्र कास धामिक शिक्षा 
देना है | गिरजाघरो में प्रत्येक रधियार को इसाई बच्चो को अपने घर्म की 
शिक्षा दी जाती  । यो तो बच्चों का धार्मिक जीवन कुछ अंशो म इन 
संस्थाओं से अदव्य टी प्रभावित होता पे किन्तु इनसे उनका विशेष उपकार 
नहीं दोता, क्योकि उपदेश मात्र री सभी अवस्था के बच्चा के लिये पर्याप्त 
नदी होता । उनका सानसिक विकास इतना नही रहता कि वे धर्म के गूढ 
रहस्यों को ससत सके । इसलिये यदि थे उपदेश क्रिया रूप से दिए जाये तो 
बच्चा के जीवन पर इसका अधिक असर पडे । हर्प का विपय है कि भारतवर्ष 
में ऐसी काउ संस्थाएं ह ज्ञो बच्चों में धामिक-भाव क्रिया के रूप से भरती 

हुमी प्रकार जार भी कितने अंग बच्चो के धार्मिक विकास में सहायक 
होते हैँ यथा, खेल, चलचित्र, कळा, आदि किन्तु उनका उल्लेख हम यहाँ 
नहीं करेंगे। पाठक स्वयं विचार सकते ६ कि खेलों के द्वारा बच्चों मे नियम- 
पालन का भाव, त्याग, चरित्रबळ आदि क्योंफर विकसित होते ह। उसी 
तरह उनके जीवन पर सिनेमा, अभिनय शादि का क्या प्रभाव पढ़ता है 
अथवा फळा में सोन्दर्योपासना आदर्श-प्राप्ति में केसे सहायक होती है, इसका 
अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । 


४. धार्मिक प्रशिक्षण ( Religious Training ) 

बच्चों को किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाए, यह एक विचार" 
णीय प्रन हें। किन्तु इस सम्वन्ध में बहुत मतभेद है क्योकि विभिन्न 
विद्वानों ने अपना विचार विभिन्न रूप से प्रकट किया है । 

हम स्थळविशोष पर यह व्यक्त कर चुके हैं कि वस्तुतः मज्चुष्य का एकमात्र 
धर्म है मानव-धर्म । अतः धार्मिक शिक्षा को लाभप्रद बनाने के लिए यह 
आवइ्यक हैं कि हम अपने आचरण और व्यवहार से बच्चों के जीवल को 
प्रभावित करें । ऐसा करने से बच्चे जीवन के आनन्द का अनुभव कर सकेंगे । 
उन्हे पेसा अभ्यास हो जायगा कि वे स्वतः सामाजिक जीवन व्यतीत करना 
पसन्द करेंगे और आदो का पाळन करना किंतना आवश्यक है इसे जान 


( २६० ) 


सकेंगे। घस्तुतः सामाजिकता के समुचित विकास से उनमें धास्तविक 
धार्मिकता विकसित होती है। बच्चों की विभिन्न अवस्था स घिभिन्न भ्रकार 
की उत्सुकताएँ और शंकाएँ आविर्भुत होती ४। माता-पिता तथा शिक्षक 
को उन शंकाओं का समुचित रूप से समाधान करना चाहिए । उन्हे अपन 
आदर्श से बच्चों को धर्म के स्वरूप और महत्व को व्यक्त करना आवश्यक 
है । सामाजिकता, सच्चरित्रता, “वसुधेव कुटुस्थकम! का सम्बन्ध जीवन में 
क्या है, इसे अपने आचरण से ही प्रकर करना चाहिए । जसा कि हम जानते 
हैं, बच्चे अत्यधिक अनुकरणशील होते हैं, अतः हमें अपना आचरण ऐसा 
धार्मिक रखना चाहिये जिसका अनुकरण उन्हें हितकर सिद्ध हो सके । उन्ह 
प्राकृतिक दृश्यों को दिखळाना ओर उनके विभिन्न पहलुओं को समझाना 
नितान्त जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा बच्चों का विश्वास सर्व शक्तिमान के प्रति 
बढ़ता है। उन्हें धार्मिक कहानियाँ, चित्र, अभिनय आदि दिखाना भी जरूरी 
है क्योकि इनसे उनके सन से धासिक सावो का विकास होता हैं । पूजा- 
पाठ, भजन आदि के लिए प्रोत्साहन देना भी अनुचित नहीं होता क्योंकि 
इससे बच्चों मे संयम ओर नियस की आदत पडती है। वच्चों को इतना 
उदार बनाना आवश्यक है जितनी कि उनमें योग्यता हो। योग्यतानुसार ही 
धासिक शिक्षा का प्रवन्ध होना हितकर हे क्योंकि योग्यता के बाहर के 
उपदेशों का प्रभाव बच्चों एर नही पढ़ता । सामाजिक सेवा ( 9008] 
5€7४।€ ) का भाव भरना धार्मिक शिक्षा का सूळ है क्योकि इसके द्वारा 
बच्चे आत्मत्याय, आदश का पालन करना आदि सीखते हैं जो किसी धर्म के 
लिए भी आवश्यक है। माता-पिता को यह ध्यान से रखना चाहिए कि बच्चों 
को संकीर्णता और साम्प्रदायिकता से दूर रखना हितकर होता हे । उन्हें ऐसी 
शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों में मानव-धर्म की स्थापना हो सके । घर्म 
का सम्बन्ध चरित्र से बहुत घनिष्ठ है। इसलिए चारिन्निक शिक्षा, धार्मिक 
शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक शिक्षा बच्चों फे 
लिए विशेषरूपेण लाभप्रद सिद्ध होती हे । अतः मनोवैज्ञानिक ठंग की शिक्षा 
बच्चों के लिए विशेष हितकर हे । धार्मिक पुरुषों की जयन्तियाँ तथा धार्मिक 
उत्सवो को मनाना, उपदेश देना आदि भी धर्सविकास के लिए आवश्यक हैं । 


५, बाल-जीवन सें चमे का महरव 
बच्चों के जीवन में धसे का जो स्थान है उसके विषय सें बहुत कुछ 
कदा घा जुका है। संक्षेप में, धार्मिक भावना से बच्चो को अपने जीवन 
का महरव ऑर सार्थकता सालस होती हे। थे अपने को सुरक्षित समझते 


( २६१ ) 


हँ, ईंइवर में विइपास करते ह और इसलिए अन्धविश्वासों के शिकार 
नहीं धनते। जीवन में उन्हें आनन्द मिलता है। विकट परिस्थितियों में 
वे कभी निराश नहीं होते। उन्हें इतना भात्मविश्वास रहता है कि उस 
परिस्थिति को एसते-हसते थे पार कर जाते हैं। बच्चे आदर्शवादी तथा 
चरित्रवान बनने की अभिलापा रखते ए । 
धामिक बच्चे जीवन में संयम और नियम के भसहत््व को समझते हैं 

उनका सासाजिक सम्बन्ध इतना अच्छा र कि चे उपकारी, त्यागी 
सस्वबादी आदि बनते द। उनसे घफाटारी आली है, इसलिये वे समाज की 
चुरा नहीं करते | उनसे सामाजिक उत्सवों, पचो आदि के प्रति प्रेम होता हे 
जो उनके ज्ञीवन के लिए आपव्यक ४ । सारांटा यह कि धर्स के द्वारा वच्चों 
में मानवोचित गुणो फा आविर्भाव और विकास होता है । 


4 
तेरह अध्याय 
व्यक्तित्व और उसका विकास 
१, व्याख्या 

वारू-सनोविज्ञान फे अन्तर्गत ध्यक्तित्व पद अत्यन्त महच्तर्ण है। 
समुचित रूप से वश्यो का छालन-पाळन करने के लिए उनके व्यक्तित्व के 
स्वरूप को जानना आवश्यक है। जन्मकाळ से छी दो बच्चों के व्यक्तित्य 
में भिन्नताएँ दिखराई पढ़ती हैं । वस्तुतः व्यक्तित्व पद इतना २28 ष्टंकि 
इसका, प्रयोग विभिन्न अथां में होता है । व्यवहारवादी मनोवेज्ञ 
(Behaviourist Psychl0]0¢i55) इससे व्यक्ति के शारीरिक संगठन, 
सजावट, हाव-भाव आदि विशेषताओं का घोध करते हैं। इस दृष्टिकोण के 
अनुसार जो महुष्य देखने में सुन्दर, सुगठित शरीरवाला तथा बख्र-विभूषित 
है उसी का व्यक्तित्व सुन्दर साना जाता है। किन्तु, व्यक्तित्व से शारीरिक- 
रचना (P!54॥९) ओर अन्य बाह्य वेशभूपा सान्न का बोध करना पूर्णतः 
दोष-पूर्ण है। हमें अपने देनिक जीवन में बहुत से ऐसे वचे और ग्रोढ़ व्यक्ति 
मिलते हैं जिनका शरीर पूर्णतः सुगठित नहीं रहता और न वे अधिक सजे ही 
रहते है तथापि चे सुन्दर व्यक्तित्व का परिचय देते हैं । घस्तुतः यदि शारीरिक 
रचना ओर सजावट पर ही व्यक्तित्व निर्भर करता तो उत व्यक्तियों की छाप 
हम पर नहीं पड़ती जो देखने में बहुत ही कुरूप ऊगते हैं ओर साधारण वेश- 
सूषा में रहते हैं । विशव-विख्यात दार्शनिक सुकरात अत्यन्त कुरूप और नाटे 
कद्‌ का सनुष्य था किन्तु उसका व्यक्तित्व इतना सहान था कि वच्चे से दू 
तक सभी उसकी विद्वता का लोहा मानते थे। विइवचन्द्य महात्मा गांधी 
स्वच्छ खद्दर का एक छोटा टुकड़ा अपने शरीर पर धारण करते थे किन्तु उनका 
व्यक्तित्व इतना उच्चकोटि का था कि सम्राट से लेकर भिखारी तक और सूख 
से लेकर विद्वान तक सभी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। छोटे बच्चों में भी 
हमें ऐसे डदाहरणो की कमी नहीं मिलती जहाँ साधारण शरीर और परिधान 
से युक्त बच्चा अपने उन साथियों की अपेक्षा, जिनकी शारीरिक रचना उससे 
खुन्दर और घस मूल्यवान होते हैं, अपने व्यक्तित्व का अच्छा परिचय देता है । 
इस मकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व की उपर्युक्त व्याख्या सदोष होने के कारण 
पूर्णतः मान्य नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के 
लिए शारीरिक रचना, रूप-रंग, सजावट आदि अंग अनावऱ्यक और नगण्य 


] 


( २६३ ) 


हैं। यद्यपि किसी का व्यक्तित्व इन्हीं पर पूर्णतः निर्धारित नहीं रहता 
तथापि इनका हाथ व्यक्तित्व निर्माण में रहता है। अतएव ये भी इसके एक 
अंग या पहलू के अन्तर्गत आते हैं, जेसा कि आगे चलकर मालूम होया । 

कुछ मनोवेज्ञातिक इसका प्रयोग व्यक्ति के आन्तरिक शुणों या विशेष- 
ताओं के अर्थ में करते हैं। इसलिए वे इससे बुद्धि, योग्यता, हान आदि का 
वोध करते हैं किन्तु उनका यह दृष्टिकोण भी दोपरहित नहीं है। यह दृष्टिकोण 
भी व्यक्तित्व के एक ही अंग पर जोर देता हे। हमें ऐसे प्रसाणों की 
कमी नहीं जहाँ हम बुद्धिमान, योग्य अथवा ज्ञानी व्यक्तियो को पाते हैं तथापि 
उनके व्यक्तित्व मे पूणता नहीं रहती । 


जो लोग इसका बोध चरित्र के अर्थ में करते हैं वे भी उपयुक्त दोषों के 
भागी हैं । इससे भी किसी के व्यक्तित्व के अंग-विशेष का बोध होता हे, पूरे 
व्यक्तित्व का नही । वत्सान सें कुछ मनोवेज्चानिकों ने इसका प्रयोग किसी की 
सामाजिकता के अर्थ से किया है। 'मे' ( \25 ) के अच्चुसार व्यक्तित्व बही 
है जिसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का असर सभाज पर पढ़ता है। 
इसी प्रकार एक अन्य मनोवेज्ञानिक फे अनुसार व्यक्तित्व वह अक्रिया है जो 
अन्य लोगों को अपनी ओर आऊृए करती है । परन्तु यदि इन परिभाषाओं की 
हम विवेचना करें तो सालस होगा कि ये परिभाषाएँ भी त्रुटिषूर्ण हैं । यद्यपि 
इन सभी परिभापाओं सें किस्री-न-ङिसी रूप में खासाजिकता पर जोर दिया 
गया हे तथापि ये कई अन्य कारणो से दोपपूर्ण हो गई हैं। निस्सन्देह 
व्यक्तित्व का सासाजिङता एक अंग है किन्तु इसका यह मतलब कदापि 
नहीं होता कि सासाजिकता ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व, समाज में रहने वाळे 
में भी पाया जाता है ओर जो समाज से अलग रहता हे उसमें भी, सम्भव 
हे सामाजिक ब्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित हो और समाज से अलग 
रहने वाळे व्यक्तियों का व्यक्तित्व पूर्णरूपेण बिकसित न हो । परन्तु इसकी भी 
सत्यता को हम अकाट्य नहीं मान सकते क्योंकि भारतीय ऋषि महर्षियों का 
जीवन वृत्तान्त इस बात का साक्षी है कि वे जीवन पर्यन्त समाज से अळग 
होकर वनवासी बने रहे तथापि उनका व्यक्तित्व महान था । एछूपार्ट के अचु- 
सार “व्यक्तित्व व्यक्ति के सनोदैहिक तन्त्र (Psychophysical system) 
का वह गत्यास्मक़ संगठन ( Dynamic 0r82ni220n ) है जो उसके 
वातावरण के अपूर्व अभियोजन ( Unique 2d]uStment) को निर्धारित 
करता हे ।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों के अभियोजन में 
अन्तर उनके व्यक्तित्व के कारण पड़ता हे। अतएव इसके अनुसार व्यक्तित्व 


( २६४ ) 


वह प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को दूसरे से मलग करती है। यद्यपि इस परि- 
भाषा में भी ब्रदियाँ सनो वैज्ञानिकों ने व्यक्त की हुँ किन्तु यदि दम गम्भीरः 
तया विचार करें तो हमें इसकी कई विश्येपताए ज्ञात द्वोंगी । सबसे बडा गुण 
इसका यह है कि यह परिभाषा व्यक्ति के वाहा या आन्तरिक किसी एक पक्ष 
पर जोर न देकर इन दोनों के संगठन पर जोर देती है । दूसरी विशेषता इसकी 
यह है कि इसमें सासाजिकता की भी उपेक्षा नहीं की गई दे क्योंकि चाता- 
चरण के अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करना ही व्यक्तित्व की विशेषता व्यक्त 
की गई है। तीसरी विशेषता इस परिभाषा को यह है कि यह व्यक्तित्व के 
गत्यात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है | उसी का व्यक्तित्व महान दे जो विभिन्न 
प्रकार के वाताचरण मे अपने को सफलता पूर्वक अभियोंजित कर छेता दे । 
परिवर्तित वातावरण भें अभियोजन-शीलता का यह गुण व्यक्तित्व के गत्याव्मक 
स्वरूप का योतक है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय हे कि गत्यात्मकता 
के साथ-साथ नित्यता भी मौजूद रहती है, क्योकि व्यक्तित्व के सार-वस्ठु का 
कभी परिवर्तन नहीं होता । ` 

एलपार्ट की परिभाषा से यह अभिव्यक्त होता है कि व्यक्तित्व एक 
ऐसा पद है जिसमें मनुष्य के सभी वाह्य एवं आन्तरिक, जन्मजात तथा 
अजित शीलगुणों का समन्वय अथवा संगठन रहता हे। किन्तु संगठन से 
अभिप्राय योग या समुच्चय से नहीं अपितु सम्वद्धता (7६९९74६07 ) से 
हे जिसमें से किसी प्रकार के शीळगुण सें न्यूनाधिक नहीं किया जा सकता । 
अर्थात्‌ इसमें व्यक्ति की प्रेरणाओं, संवेगो, वपवहारो, विचारो तथा अन्य प्रकार 
के शीरू-गुणो का इस प्रकार समन्वय रहता है कि उनमे पारस्परिक सम्वद्धता, 
पुकरूपता, सहनियमनच विद्यमान रहते है । दूसरे शब्दो सें, व्यक्ति के शील- 
गुणो का संतुलित एकत्व ही व्यक्तित्व है। इसी एकस्व को प्रस्थापित करना 
माता-पिता तथा अन्य संरक्षको का परम कत्तव्य है। 


२. व्यक्तित्व विकास 
व्यक्तित्व विकास का अभिप्राय स्वासादिक अथवा सोलिक विशेषताओं 
का यान्त्रिक मस्फुटन ( C27८2] ए7£0]04॥९ ) नहीं, अपिछु 
उस निरन्तर शिक्षण प्रक्रिया से हे जिसके साध्यस से जीव प्रतिक्रिया 
की विसिन्न विचित्र प्रणालियों को अजत करता है। यों तो अभी तक 
इस दिशा में पर्याप्त अनुसन्धान चही हो सके है, लेकिन इतना निर्विवाद 
है कि व्यक्तित्व-चिकास एक निरन्तर प्रक्रिया हे जिस पर विभिन्न विकर परि- 


स्थितियों De ~ ~ 
उयो की अभियोजन दीली का प्रभाव अकाव्य रूप से पढ़ता है। 


( २६५ ) 


व्यक्तित्व विकास पर शैशवावस्था ([7£2705) का जो असर पड़ता है 
उसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। जीवन के प्रारस्भ में बच्चों में दो 
मनोवेज्ञानिक आवश्यकताएँ प्रसुख होती हैं-स्नेह (Affection) तथा 
रक्षा (5९८घ7it)) | इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति माता के प्यार तथा 
सुश्रूपा ( पिधा४78 ) से होती है। लेकिन बच्चों को किसी-न-किसी 
समय साता का दूध छोड़ना पड़ता हे और उन्हें सुश्रूपा की आवश्यकतापूत्ति 
से च्याबात पहुँचता है। प्रायः सभी बच्चों को इस निराशाजनक विकर 
परिस्थिति का सामना करना पढ़ता हे। अतएव इसका असर वच्चो फे 
व्यक्तिस्व-चिकास पर निश्चित रूप से पढ़ता है। लेकिन, बच्चों के व्यक्तित्व 
निर्माण पर दूध छोड़ने का उतना गहरा असर नही पड़ता जितना कि दूध पिलाने 
की माता की अनिच्छा का। इसी तरह पिता-पुत्र के सस्वन्ध (Parent-child 
T€]807 ) का स्वरूप भी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
इस अवस्था मे जो वच्चे असुरक्षित भाव तथा वेचेनी से पीड़ित रहते हे वे 
संघर्षात्मक परिस्थिति में आक्रामक, वेरवृत्ति आदि प्रतिक्रियाओं द्वारा अपने 
को अभियोजित करते है । वे अवसादी ( D€?7€55€ ) और प्रायः अपने 
को परिस्थिति से अलग रखनेवाछे स्वभाव के होते हैं। यो तो दूध छोड्ने के 
समय सभी वच्चो को एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, 
लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस उम्र में ओर कई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
होती हैं यथा, शौच प्रशिक्षण ( 70!€£ 72270९ ), दूसरे वच्चे का 
उत्पन्न होना आदि । 
पाँच-छः चर्ष की उम्र में बच्चो को पाठशाला में प्रवेश करने पर 
पुनः एक दूसरी विकट परिस्थिति का सामना करना तड़ता है। वहाँ 
उन्हे नए वातावरण आर नए समाज में अभियोजित करना पढ़ता है। 
घर की सभी सुविधाओं को छोड़कर उन्हें स्पष्टता ओर समानता के अर्थ को 
सीखना पड़ता है। इस विकट परिस्थिति में अभियोजित करना उनके पूर्व- 
संचित सुरक्षित भाव (F९]7९ ०† 9९८५7६5) तथा स्वतन्त्र वनने की 
दव्परता पर निर्भर करता है। जो माता पहले उन्हें सुरक्षित रखती थी अब 
उसका महत्त्व इस जीवन में नही के बराबर रह जाता है। आगे चलकर उस 
समुदाय का जीवन व्यतीत करना पडता है जहाँ उसका एक आदर्श होता है। 
उस समुदाय में अभियोजित करने के लिए वालकों को अपने अभिश्नावकों के 
नियन्त्रण का तिरस्कार करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा किए बिना उन्हे झप 
समुदाय से मान्यता (^7०४2]) नही सिलती । जो लड़का ऐसा करने में 


( २६६ ) 


असमर्थ होता है उसे उसके समाज के सभी सदस्य विभिन्न नामों से चिढ़ाते 
हें । यह अवस्था वस्तुतः विकट होती हे | पूर्व फे जीवन भें अपने अभिभावक 
पर अत्यधिक निर्भर रहने वाळे बच्चे को इस परिस्थिति में अभियोजन करने 
में कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त, जो बच्चे इस समय से पूर्व समस्प्राओं 
को रचनात्मक ढंग से हल नहीं किए रहते वे भी कठिनाई का अनुभव करते 
हैं। इसी अवस्था में सम्यक अभियोजन रहने पर वालको में नेतृत्व, सेत्री, 
सहाजुभूति आदि वांछनीय शील-गुर्णों का आविर्भाव और निर्माण होता है । 
इस समय पूर्ति-पतिक्रिया ( Compensatory Response ) प्रारं- 
भिक कठिनाई और असमर्थताओं को भी दूर कर देती है। जिन बच्चो में 
प्रारंभ से सुरक्षित भाव नहीं रहता चे अपने सामूहिक जीवन में उसका 
आनन्द उठाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विकासात्मक काल बालकों को संशोधन 
के लिए शोभन सुयोग उपस्थित करने के साथ-साथ कुछ ऐसी विकट सम- 
स्याओं को भी उपस्थित करता है जिन्हें हल करना आवश्यक होता है । 
इस काल के सामाजिक सम्बन्ध का संघर्ष ((00fC!) या निराशा 
(Frustrati0n) बच्चों में दीनता और असमर्थता के भावो को जन्म देता 
। समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा उसकी विभिन्‍न कमियां को व्यक्त करने 

पर भी उसमें ऐसे भावों का आविर्भाव होता है। किसी शारीरिक अभाव 

का भी यही परिणास होता है । ऐसे भावों से पीडित बच्चों मे अभियोजमार्थ 

खजा, चिता अति आक्रामकता और आकुलता के झीळ-युण अंकुरित होते हैं । 

कहने का अभिप्राय यह फि इस काल सें अभियोजनार्थ ही बच्चों में व्यक्ति- 

स्व के विभिन्‍न वांछित-अवांछित शीळशुणों का विकास होता है । 

किशोराचस्था भें उन्हें कई विकट परिस्थियोँ के प्रति अभियोजन करना 

पड़ता है । इस समय लैगिक समस्या (Sexual Pr 
है । इसके अतिरिक्त, जीवन निर्वाह, जीवन दर्शा 
स्याओ को भी उन्हें हर करना पढ़ता है। 
बच्चो को नादान समझते है, इसलिए चे इन समस्याओं को हल करने की 
उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। इसके फलस्वरूप बच्चों को या तो 
अपने माता-पिता से घगावत करना पड़ता है या समस्या के हक करने का 


“इस उन्हीं पर छोड़ना पड़ता है। इस कारण इस अवस्था में व्यक्तित्व 
विकास अवरुद्ध-सा हो जाता है। 


प्रायः साता- 
इसलिए इस अ 


0b]९7) प्रधान रहती 
न आदि की सामाजिक सम- 
सातानपिता इस ससय भी अपने 


पिता अपने बच्चे को लैंगिक शिक्षा देना अधर्म समझते हैं । 
वस्था में लेंगिक अभिरुचि प्रबळ होने पर वे अपने साथियों 


( २६७ ) 


या अन्य साधनों से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे उनका अभियोजन 
इसके प्रति सम्लुचित नहीं होता। परिणासतः उनमें अनावश्यक चिता-्भाव 
(Feeling of Anxiety) तथा अन्य व्यक्तित्व-विकृतियों का आविर्भाव 
होता है। 

इसी अवस्था में उनके सासने जीविकोपार्जन का प्रइन उपस्थित होता 
है और जब उनके मनोजुकूल उन्हें व्यवसाय नहीं मिलता तब पुनः एक बार 
उनमें हीच-भाव ओर असमर्थता भाव प्रबळ हो जाते हैं। ऐसी निराशाओं के 
कारण अनुत्तरदायिस्व और आक्रामक व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। इस 
काल में व्यक्तित्व निर्माण मे कई प्रकार के परिवर्तनों का होना संभव है । 
जो बच्चे प्रारंभ सें कमजोर शारीर होने के कारण उस अवस्था में सासाजिक 
मान्यता नहीं प्राप्त करते वे इस अवस्था में बोद्धिक या कलात्मक (^7£i5tiC) 
समर्थंताओ के कारण अत्यधिक मान्यता प्राप्त करते है। इस प्रकार पूर्वकाल 
के अनुभव पर ही पश्चात व्यक्तित्वनिर्साण निर्भर करता हे, लेकिन कभी-कभी 
आकस्मिक परिवर्तव भी व्यक्तित्व-विकास में देखने को मिळता हे। इसके 
बाद प्रौढ़ावस्था में सी व्यक्तित्व विकास होता है जो हमारा आलोक्य-विषय 
नहीं है । अतएव, अब हम बच्चों के व्यक्तित्व-चिकास को प्रभावित करनेवाले 
अंगों की चर्चा करेंगे । 

३. व्यक्तित्व के अंग 

यों तो कई अंग हैं जिनका असर व्यक्तित्व-विकास पर पूर्ण रूपेण 
पडता है किन्तु उन सव को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते 
है। पहले को हम जैव अंग ( Biological Facto ) जिसे कुछ 
सनोवेज्ञानिक बांशिक-अंग ( Her€dita7) £2007) भी कहते हैं, 
कह सकते हैं। इसके अन्तर्गत नाड़ी तन्त्र, गरीर-रचना तथा स्वास्थ्य 
और शरीर रसायन ( B0dy Che7i5i7y ) एवं अन्तःखावी अन्थियाँ 
हैं। व्यक्तित्व-विकास को प्रभावित करनेवाला दूसरा अंग सामाजिक वाता- 
चरण है जिसके अन्तर्गत माता-पिता, परिवार, पाठशाळा, सझुदाय, संस्कृति 
आदि आते हैं । अब थहाँ हम देखेंगे कि इन अंगों का असर व्यक्तित्व पर 
क्योंकर और कितना पडता है । 

(१) जैव अंग (Biological factor) 

(अ) शरीर रखायन और अन्तः्रावी घ्रन्धियाँ (Body cher 
mistry & Endocrine £l24n5):—थ्यनषूर्थेक विभिन्न बच्चो को 
देखने पर उनफे स्वभाव और व्यवहार में भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। यह 


( २६८ ) 


भिन्नता हमारे धातु स्वभाव (Temperam€n£) तथा शारीरिक अवस्था 
पर निर्भर करती है ओर ये दोनों स्वयं हमारे शरीर-रसायन (Body chemi- 
575) पर निर्भर करते है। शरीर-रखायन का संचार रक्तसंचार के साथ हमारे 
सम्पूर्ण शरीर सें होता हे और इन्हीं रखाथनां के अनुरूप हमारी शारीरिक 
अवस्था भी परिवतित होती रहती है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 
शरीर-रसायन को अन्तःखाबी अन्थियों का श्रोय प्राप्त हे, इसलिये उन्हीं के 
अनुरूप इनमें परिवर्तन भी होता है। अतएव वाह्म-विश्व के प्रति हमलोगों 
की प्रतिक्रियाओं के अवरोधन ओर सुविधा का श्रेय अन्तःखावी अन्थियों को 
ही है । यो तो ये अन्थियाँ प्रत्यक्षतया रखपाक (Metab0]ic) और झासी- 
रिक विकास को भी प्रभावित करती हैं किन्तु इनका हाथ हमारे व्यवहार 
निर्धारण में भी कम नहीं रहता | इसलिये इनका जो असर हमारे व्यवहार 
पर पड़ता है उसका उरलेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होया । 

'रर्दनस्थ चुदिलका-ग्रन्थि (Thyroid £270) से एक प्रकार का ऐसा 
आश्यन्चर रस ((&07707८5) प्रसाबित होता रहता है जिसका प्रभाव 
बच्चों के जीवन पर अत्यधिक पढ़ता है। यदि यह अन्थि कम मात्रा से क्रिया- 
शीळ रहती है तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो 
A है। इसके फलस्वरूप उनकी मानसिक दुर्बलता के कारण स्मरति तथा 
'चन्तनशक्ति बहुत मन्द पड़ जाती है। वह बहुत ज्िथिळ और शान्त रहने 
जगता हैं। इसके अधिक क्रियाशील होने पर बच्चा बेचैनी और चिन्ता का 


अनु ~ श री [है 
भव करता है ओर कभी सुख की नींद नही सोता । परिणामतः चह 
आकुल स्वभाव का हो जाता हे । 


बच्चों के व्यवहार पर उपड ग्रन्थि 
पभाव भी कस नही पड्ता । इसका 
संतुलन छाना है । किन्ठु, यदि यह 
शान्त ओर शिथिल बन जाते हैं 


उत्तेजनशीळ ते हें 
के हो जाते हैं। शरीर 


नभर करती है । इसलिए जब 


(Parathyioid 4nd) का 
खुख्य कार्य चुल्लिका अन्थि के कार्य में 
अत्यधिक क्रियाशील रहती है तो बच्चे 

और इसकी क्रिया सें सन्दता आने पर वे 
के चूचे की मात्रा इसी के आभ्यन्तर रस पर 


5, केता आ जाने से बच्चा अधिक उन्तेजम- 

उत्तेजनश्षीतः इ तयोकि ऐसा होने से स्नायुयोँ और मांसपेशियों की 

METI ड ~क 

भोर उत्तेजनी i SF दो जाती है। इस प्रकार व्यवहार की शिथिलता 
_मनशारता का श्रेय इसी अन्थि को हे । 


( २६९ ) 


पियूष ग्रंथि ( P४६79 9]270 ) बच्चों के शारीरिक विकास को 
प्रभावित करती है । किसी कारणवश इसकी क्रिया सें कमी आ जाने से बच्चों 
का शारीरिक विकास पूर्णरूपेण नहीं होता और न तो लैंगिकता का ही विकास 
होता है। इसका प्रभाव ऐसा पड़ता हे कि उसमें आक्रामकता (^27€557- 
५९7९55 ) का अभाव हो जाता है और जिस कास से थोडी-सी भी कठिनाई 
दिखळाइई पड़ती हे उसे वह छोड़ देता है। साधारण घटना भी उसे रोकने 
लिए पर्याप्त होती हे | इतना ही नहीं, वह कायर स्वभाव का बन जाता है। इस 
ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण बच्चे बहुत ही दीर्घकाय हो जाते है 
ओर उनके शरीर का चसड़ा भी स्थूल होता है। बाळपन में ही लेंगिकता 
पूर्णतः विकसित हो जाती है और बच्चे आक्रामक ओर झगड़ालू चन जाते है। 
सूत्रस्थ अंथि ( ^ 7९72] €।27१ ) जिसके बाह्म एवं आन्तरिक दो 
भाग होते हैं, बालकों के व्यवहार को कम नहीं प्रभावित करती । यदि इसका 
बाह्य भाग औसत से कम क्रियाशील रहा तो बच्चे सामान्यतः कमजोर होते 
हैं ओर उनकी अभिरुचि लैंगिकता ( 9९4]7(9 ) की ओर बिलकुल नहीं 
रहती । वे अधिकतर उदास रहनेवारे, चिढ़चिढ़े और अभियोजन विक्ृतियों 
से युक्त रहते है । उनमे सहकारिता का पूर्णतः अभाव रहता है। इस साग के 
अधिक क्रियाशील रहने पर बच्चे अपने को सावधान और संतुलित बनाए 
रखते हैं । आन्तरिक भाग की क्रियाशीलता में कमी आने से बच्चा संवेगात्मक 
परिस्थितियों में अपने को अभियोजित न करने के कारण जीवन से असफल 
रहता हे। किन्तु, जिन बच्चों मे यह भाग अत्यधिक क्रियाशील रहता है वे 
सुखवादी ( 0£705£ ) सक्रिय तथा चंचळ होते हैं और अवसर आने पर 
बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं । 
काम अथियों ( Gon2d$ 07 565 ६27 ) से तीन प्रकार के 
आभ्यन्तर रस (277007९5) निकलते रहते हैं जो बच्चों में घुरुपत्व ओर 
स्त्रैण ( Fem70/n९ ) हाव-भावों को निर्धारित करते हैं। कामवासना से 
रुचि अथवा अरुचि, समजातीय लेंगिकता ( H0705€%५2]:६) ) ओर 
विषमजातीय छेंगिकता (7 ८८६४0४९प०09) इन्हीं ग्रन्थियो पर निर्भर 


करती है | 
इसी तरह और भी जितनी अन्तःखावी अन्थियाँ है वे सभी बच्चों के 


व्यवहार को प्रभावित करती है । किन्तु इन अन्थियो का प्रभाव व्यवहार पर 
प्रत्यक्षतया न पढ़कर अप्रत्यक्षतया पड़ता है। ये ग्रन्थियां प्रत्यक्षतया तो रस- 
पाक-प्रक्रिया (\€2॥०]८ 7००९७5) पर अपना असर डालती हैं या या 


( २७० ) 


कहिए कि ये शारीरिक अवस्था को प्रभावित करती हैं और ये अवस्थाएँ 
अपना असर बच्चों के व्यवहार पर डालती हैं। दूसरी चीज इस सम्बन्ध में 
स्मरणीय यह है कि ये अन्थियों अलग-अलग कास नहीं करतीं वल्कि एक का 
असर दूसरे पर पढ़ता है। इसलिए यदि एुक क्रियाशील होती है तो दूसरी 
क्रियाशील या शिथिछ होती हे जो उसके आनुपातिक सम्वन्ध पर निर्भर 
करता है। इसके अतिरिक्त, यदि हस यह सोचे कि अन्तः-ल्राची अन्धिर्चाँ ही 
व्यवहार को प्रभावित करती हैं वे स्वयं व्यवहार से प्रभावित नही होतीं 
तो ऐसा सोचना भी दोपपूर्ण होगा क्योकि व्यवहार का असर भी उनकी 
क्रियाओं पर पढ़ता है, जेसा कि शरीरःविज्ञान ( ?!9570]08 9 ) का ज्ञान 
व्यक्त करता है। यह होते हुए भी हमें सानना पड़ेगा कि इनका हाथ 
व्यक्तित्व विकास भें अत्यधिक रहता हे । 


(ब) शरीररचना तथा स्वास्थ्य (Physique & health)— 
शरीर-रचना के अन्तर्गत चे सभी शारीरिक विद्येपताएँ , जिनका असर शरीर 
रचना पर पड़ता है, आती हैं। शरीर की लम्वाई, गठन, रंग, केश, रचना 
आदि सभी शरीर रचना के ही अंग हैं। यो तो ये शारीरिक विशेषताएं इतनी 
स्पष्ट और प्रत्यक्ष रहती हैं कि बहुत से व्यक्ति अमवश इन्ही को व्यक्तित्व 
समझ लेते हैं परन्तु वस्तुतः उनका ऐसा सोचना और समझना समुचित नहीं 
है। हाँ, इतना अवश्य है कि थे स्वयं व्यक्तित्व न होते हुए भी किसी व्यक्ति. 
के व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं । जो वच्चा हट 


'घुष्ट ओर देखने में सुन्दर 
होता है उसे सभी छोग चाहते हैं तथा उसकी शारीरिक चिशेपतार्भों की 
प्रशंसा भी करते 


हैं। इस प्रशंसा का असर उसके मानसिक जीवन पर ऐसा 

पढ़ता है कि वह अपने को औरों की अपेक्षा श्रेट समझने लगता है। यद्यपि 
ऐसे बच्चे मे आत्मविश्वास और स्वावलंबन की सात्रा अधिक रहती हे किन्तु 
श्रेष्भाव ( Superiority ९९78 ) उसे कई प्रकार के असामाजिक 
व्यापारो को करने के लिए विवश करता ह । 
जिन बच्चों की शारीरिक लम्बाई औसत से कम रहती है या जिनमें अन्य 
पकार के शारीरिक दोष पाए जाते है उनकी हँसी दूसरे साथी . और सयाने 
उदाते हैं जिसके चलते उनमे हीन-भाव (Feeling of inferiority) 
फा आविर्भाव होता है पने को इतना हीन समझता हे कि 
गर समाज से मिळना नहीँ चाहता और मुकान्तवासी चन जाता है। ऐसे 
पच्च स आत्मविश्वास का अभाव रहता है इसलिए वह किसी कार्य को आरंभ 


। ऐसा बच्चा अ 


( २७१ ) 


करने में हिचकता है। बहुतों में अपने दोष को छिपाने के लिए अतिपूर्ति व्यापार 
देखने में आता है। थे व्यापार प्रायः असामाजिक स्वरूप के होते हैं, इसलिए 
माता-पिता और शिक्षक का कत्तेव्य है कि बच्चे के शारीरिक गुण-दोषो की 
आलोचना उनके सामने न करें ओर उनके व्यक्तित्व को सम्मुचितरूप से 
विकसित होने में सहायक हों । 
जिस प्रकार शरीर रचना का प्रभाव व्यक्तित्व पर पढ़ता है उसी प्रकार 
स्वास्थ्य का भी । प्रारम्भ में बच्चों में प्रायः खेल-कूद की बृत्ति अधिक रहती 
है। जो वच्चे स्वस्थ रहते है वे अपने अन्य साथियो के साथ आसानी से घुल- 
मिलकर खेळते हैं ओर इस प्रकार उनका सामाजिक विकास सुचारु रूप से 
होता है। परन्तु जो बच्चे रुग्ण रहते हैं उनको अस्वस्थता के कारण सामूहिक 
रूप से खेलने का अवसर नहीं मिलता । उसके परिणाम स्वरूप वे असामा- 
जिक बन जाते हैं ओर उनका व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता । 
(स) नाड़ी तन्च (Nervous System)—वाळको की मानसिक 
योग्यता तथा अन्य प्रकार के क्रियात्मक कौशल नाडी तन्त्र पर निभर करते हैं । 
इसलिए इसका महत्वपूर्ण हाथ व्यक्तित्व-विकास मे रहता है। किसी प्रकार 
की विशेष शिक्षा से बच्चे लाभान्वित उसी समय होते हैं जब उनमें 
उसके अनुरूप योग्यता रहती है। यदि नाड़ी तन्त्र के कारण बच्चे की शक्ति 
सीमित है तो वह कदापि उससे आगे नहीं बढ़ सकता । यह तन्त्र बच्चों 
या सयानो के अनेकों कोशलों ( 57]]5 ) को निर्धारित करता हे । बच्चे 
उच्चकोटि फे कोशलों को सीखने में उसी प्रकार असमर्थ होते हैं जिस 
अकार मानसिकदुर्बछ बच्चे उच्च शिक्षा से लाभान्वित होने में भसमर्थ होते 
हैं। ऐसा नाड़ीतन्त्र के अविकसित रहने के कारण होता है। इस तरह 
व्यक्तित्व विकास नाडी-तंत्र पर भी निर्भर करता हे। 
(२) सामाजिक वातावरण 
सामाजिक वातावरण मे सर्वप्रथम स्थान माता-पिता और उसके 
बाद परिवार का आता है। इनमें भी माता का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। माता का स्थान बच्चों के व्यक्तित्व-विकास मे कितना महत्त्वपूर्ण 
है यह चीर शिरोमणि शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि 
महापुरुषों के जीवन वृत्तान्त से जाना [जा सकता है। बच्चे उत्पन्न होते 
ही अपने आपको संरक्षित करने में समर्थ नहीं होते। उस समय बच्चे 
अत्यन्त असहाय रहते हे और सभी तरह से अपनी माता पर निर्भर रहते है। 
माता उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की भरसक कोशिश करती 


( २७२ ) 


हैं । जो महिलाएँ डुद्धिमती और व्यवहार कुशछ होती हैं चे अपने बच्चों का 
Ns 


राळन-पालन अत्यन्त नियमित रूप से करती हैँ जार उनकी इच्छाओं की पूर्ति 
बहुत अच्छाई और सावधानी के साथ करती हैं । जिन वच्चा की सभी आव- 


~ Ns 


इयकताएं समयालुकूल पूरी होती रहती हैं वे अपने जीवन से वहुत ही सन्तु 
रहते हैं और वे आगे चरूकर आशावादी और कर्मशील वनते है । किन्तु जिन 
बच्चो की इच्छाओ पर कुठाराघात होता हे वे जीवन मे निराशावादी बन जाते 
हैं । स्वावलम्बन, वीरता, सत्यता आदि के गुणो का विकास माताओं के चलते 
होता है। जब बच्चे कुछ बढ़े हो जाते हैं तव उनका चातावरण कुछ और 
विस्तृत हो जाता है और वे अब माता-पिता दोनो के सम्पर्क में रहने लगते 
हैं। अतएव उने व्यक्तित्व पर इन दोनो के व्यवहार और पारस्परिक सम्वन्ध 
का असिट प्रभाव पढ़ता हे । यदि माता-पिता वच्चे का लाइ-प्यार अत्यधिक 


करते है और उसे अनावश्यक सहायता देते हैं तो चह सदा के लिए परसुखा- 


पेक्षी बन जाता है ओर उसमें आत्मविश्वास का भाव प्रस्फुरित नही होता । 
उनके तिरस्कृत करने पर बच्चे सें अरक्षित भाव ( Feeling of inse- 
८07} ) तथा हीन-भाव का आविर्भाव होता है। इससे, उसमें कई तरह 
के दोप आ जाते हैं ओर उसका व्यक्तित्व-विकास सुन्दर रूप से कभी नहीं 
होता। यदि उनसे ( साता-पिता ) से एक बच्चे को प्यार करता है ओर दूसरा 
उसका तिरस्कार करता है तब भी उसमें कई प्रकार के ठु्ुंणां का आविर्भाव 
होता है। दोनों की बहुत कड़ी निगरानी र 


हने और हर तरह से वच्चे पर 
प्रतिबन्ध ळगाने से भी बच्चे से आव्महीनता, भरक्षित भाव आदि के ही अंकुर 
जमते हैं और व्यक्तित्व-विकास सें वाधा पढ़ती है । यदि साता-पिता के सम्वन्ध 
में सार्मजस्य रहता है तो बच्चे का व्यक्तित्व ससुचित रूप से विकसित होता 
है, किन्तु उच दोनों में असामंजस्य और संघर्ष रहा तो बच्चे में कई प्रकार के 
दोष आ जाते हैं । इस प्रकार, माता-पिता का पारस्परिक सम्बन्ध और उनका 
इुछार बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है । 
माता-पिता की स्नेह-सीमा को पार करने के वाद बच्चा अपने पारिवारिक 
जीवच क्षेत्र में प्रवेश करता है । संयोगवद् परिवार में एक मात्र बच्चा होने 


से उसका इतना अनाचञ्यक दुरार होता है कि बह जिद्दी, शरारती, पराचः 


र्स्वी आदि वन जाता है। परिचार में सदा अकेले रहने के कारण उसे अन्य 
बच्चो के साथ खेलने का अवसर नहीं सिळता इसलिए उसमें आवश्यक सामा- 
जके शुणा का विकास नही हो 


पाता । वाद सें, वह एकान्त मिय, स्वार्थी, 


( २७३ ) 


अन्तसुंखी वन जाता हे। परिवार में यदि और कई बच्चे रहते हैं तो 
वह उनके साथ खेळता-कूदता हे ओर इसी सिलसिले में उसमें नेतृत्व, सह- 
कारिता सादि गुणों का सानिमा होता है, जो आगे चलकर प्रस्फुटित होते 
ह । जसा कि हस लोग जानते हैं बच्चों का सच अत्यन्त कोसळ होता है और 
वे जेसा अपने परिवार के लोगों को करते देखते हैं बैला ही करना शुरू 
कर देते हैं । इसलिए यदि परिवार में चीरता, धैर्य, उपकारिता, स्वावलस्ब॒न 
आदि रहते है तो बच्चे भी अनुकरण के द्वारा इन गुणों को अपने में अपना 
लेते हैं । इसी तरह उनमें पारिवारिक हुर्गुणों को अपनाने की शक्ति भी विद्य- 
सान रहती है । 
जव बच्चे ओर कुछ बडे हो जाते हैं तब दे परिवार से बाहर अपने साथियों 
से सिळते, खेलते ओर पाठशाला जाते हैं। अपनी अवस्था के बच्चो के साथ 
निरन्तर रहने के कारण दे उनके गुणों को अपना लेते हैं । पाठशाला में उन्हे 
अपने सदपाठियों और युर के आचरणो के अनुकरण करने का अवसर मिलता है 
और फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व उसी ढाँचे में ढल जाता है। यदि पाठशाळा 
स खेळने-कूदने तथा अन्य प्रकार के सनोरंजनों की उन्हे सझुचित सुविधा 
मिलती है तो उनका व्यक्तित्व निखर उठता है किन्तु इसके असाव में थे तरह- 
तरह के उत्पात से संलग्न रहने लगते हैं ओर उनका व्यक्तित्व-विकास सुन्दर 
रूप से नही होता । 
इसके बाद जव बच्चे कुछ ओर वढ जाते है ओर इस योग्य हो जाते हैं 
कि वे अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सके और सिनेमा वगेरह को 
समझ सके तब उनका व्यक्तित्व इन अंगो से भी प्रभावित होता है। पुस्तकों 
के अध्ययन और सिनेमा संसार से घें बहुत-सी आदर्श की बातें सीखते हैं । 
इसलिए माता-पिता और शिक्षक को उचित है कि बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकों 
और चळचित्रों का प्रबन्ध करें जिनसे उनका व्यक्तिस्ववविकास सुन्दर रूप में 
हो सके । 
आरथिकतचातावरणः--आार्थिक-वातावरण का असर बच्चों के व्यक्तित्व- 
विकास पर कैसा पड़ता है, इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिकों में मतभेद है। 
कुछ सनोवेज्ञानिकों ने इख दिशा में जो खोज की हें उसके आधार पर उनका 
कहना है कि इसका स्यान बच्चो के व्यक्तित्व-विकास में नगण्य है, माता-पिता, 
परिचार और समाज ही बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। किन्तु दूसरे 
५् “ पक्ष क मनोपैज्ञानिको का कहना है कि यदि बच्चे का आर्थिक वातावरण 
सन्तोषजनक रहता है तो उसका व्यक्तित्व-विकास भी अच्छी तरह होता है । 


१८ 


( २७३ ) 


दरिद्वावस्था में रहने के कारण बच्चों की अनेक्रों इच्छाओं का दमन होता दै 
सर ऐसे वच्चे कई प्रकार के असामाजिक व्यवद्वदारों का प्रदर्शन करते हैं! 
वस्तुतः मनो वैज्ञानिको का द्वितीय निष्कर्ष ही सघुच्ित प्रतीत होता है क्योंकि 
दरिद्र वालको में कई प्रकार के दोप आ जाने से उनका समुचित व्यक्तित्व- 
विकास अवरुद्ध हो जाता हे । 

संक्षेप से, बच्चा को समुचित वातावरण सिलने पर उनकी जन्मजात 
शक्तियों के प्रस्फुटन का अवसर मिळता हैँ । यदि उन्ह उचित वातावरण न 
सिले तो उनकी जन्मजात शक्तियों भी छण्टित हो जाती टें । वातावरण के 
प्रतिकूल होने पर नतो वे सीखकर ही कुछ अनुभव कर सकते हैं और न 
अपनी श्रियो को ही विकसित कर सकते है । इस प्रकार ब्यक्तित्व-विकास 
में जेव अंयो तथा वातावरण दोनों महत्त्वपूर्ण है। समुचित आर सुन्दर 
व्यक्तिस्व-विकास के लिए दोनो में किसी भी अंग की अवदेलना नही की जा 
सकती । यदि जेव अंग बच्चे को थोग्यता, शक्ति ओर उसकी सीमा प्रदान 
करते है तो सामाजिक-आर्थिक अंग उन्हे प्रकाश में लाते हैं, शक्ति का झुन्दर 
या असुन्दर रूप देते है । 


४. व्यक्तित्व के शीछ-गुण (77:5) 


जिन वीजतस्वां (£।९7€7६9) से व्यक्तित्व का निर्माण होता है उन्हें 
शीलगुण (772i5) कहते हैं। दूसरे शब्दों मे, व्यक्तित्व के विभिन्न समन्वित 
अंश या खण्ड उसके शीलगुण हैं । उदाहरणार्थ, सत्यता, निपुणता, विनीतता, 
प्रसक्ति आदि शीलयुण हैं । यद्यपि, शझीलगुण के द्वारा किसी व्यवहार विशेष 
की शेली (59९) का चर्णच किया जात है किंतु इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि व्यवहार की सभी शैलियाँ शील गुण हैं । शीळ-युण की सबसे बढ़ी 
विज्येषत्त उसकी समरसता (Uniformity) और नित्यता (Con- 


> ~ |. 
$t2nC5) है। जिस व्यवहार-शैली से इन शुणों का अभाव हो उसे हम 


शील-रुण का नाम चहीं दे सकते । सम्भव है एक शीरू-युण किसी बच्चे से 
हो आर दूसरे में च हो । शील-गुण परिस्थिति विशेष पर ही निर्भर नही करता 
वहति व्यक्तित्व के अन्तःसार (Inner Essen 0९) पर भी निर्भर करता 
६। इस सम्बन्ध सें यह भी स्मरणीय है कि इमं शील-गुणो को स्थिर 
(Static) न समझना चाहिए । यद्यपि इनमें समरसता और नित्यता रहती 
दे तथापि इनके ये दोनों झुण सापेक्ष (Relative) है। इख सम्बन्ध में 


से? हाट शोर्॑ © त्म जानिकों = 
श रेटशाच तथा अन्य सनोदेज्ञानिको ने अयोगों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 


( २७५ ) 


है कि सत्यता, इमानदारी आदि सभी गुण सापेक्ष हैं। बच्चों पर प्रयोग करके 
यह देखा गया कि जो बच्चे पेसे छोटाने में अपनी ईमानदारी दिखलाए वे ही 
परीक्षा सें बेईमानी करते हुए पाए गए। 


अब हम संक्षेप में दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे । पहला प्रश्‍न यह हे 
कि शील-गुण विशिष्ट (5९८7८) होते हैं या सामान्य (G€7९72]) ? और 
दूसरा प्रच यह कि विभिन्न प्रकार के शीरू-गुण एक दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं 
अथवा उनमे किसी प्रकार का समन्वय रहता है ? पहले प्रशन का उत्तर कुछ 
अंश में दिया जा चुक्रा हे, इसलिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्रारस्भ में 
उनमे विदिष्टता रहती हे किन्तु ज्यो-ज्यो बच्चो का अनुभव और ज्ञान बढते 
जाते हैं त्यो-त्यो उनमे सामान्‍्यता आती जाती है । किन्तु, यह विदिष्टता और 
सासान्यता परिस्थिति ओर बच्चे विशेष पर निर्भर करती है, जैसा कि कई 
सनो वेज्ञानिक प्रथोगों से स्पष्ट है। दूसरे प्रशन का भी उत्तर निइचयात्मक रूप 
से नही दिया जा सकता क्योकि अभी तक इस दिशा में जितने प्रयोग हुए हैं 
उनसे यह रपश्ट है कि छुछ शीळ-गुणो में समन्वय रहता है किन्छु कुछ शीळन्गुण 
एक दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं। हाँ, आगे चलकर अनुभव बुद्धि के साथ- 
साथ उनमें सी कुछ सम्बद्धा आ जाती हे । 


यहाँ यह भी व्यक्त कर देना अप्रासंगिक नही होगा कि विभिन्न मनो- 
वेज्ञानिकों ने शील-गुणों की संख्या को निश्चित करने का प्रयास किया हे किन्तु 
वच्चे या सयानो में कितने शील-गुण होते है अभी तक निश्चित नहीं हो सका 
है । कुछ सनोवेज्ञानिको ने तो चार हजार शील-गुणो की चर्चा की है किन्तु अब 
अत्यधिक संशोधन करके कुछ पण्डितों ने उसकी एक सो एकहत्तर संख्या 
निश्चित की है। इधर सनोवैज्ञानिकों ने उसकी संख्या घटाकर पेंतीस युगल शील- 
गुणों को अभिव्यक्त किया है। विद्येष सहचव की बात इस सम्बन्ध में थह है 
कि आज से कुछ दिन पहले तक प्रायः सभी मनोवेहानिक वहिस्चुखी (Ext a- 
५९7६९) और अन्तसुंखी ([770४९7।९) को भी शीलन्युण ही मानते 
थे | परन्तु अब मनोविज्ञान के पण्डितो ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ये 
दोनों शीळ-गुण कदापि नही हैं क्योकि इन दोनों में प्रत्येक में पाँच शीळन्युणों 
का समन्वय विद्यमान रहता है। अतः इन दोनो को शील-शुण मानना 
सर्वथा अनुचित है क्योंकि यदि ये शील गुण रहते तो इनमें अन्य प्रकार के 
शील-गुणों का समावेश असम्भव था। इसलिए हस स्वतन्त्र शीलन्युणों मे 
इनकी चर्चा नही करेंगे । 


( २७६ ) 


यो तो बच्चों में कई शील-गुण पाए जाते हैं किन्तु उन सव पर प्रकाश 
डाळना आवश्यक नहीं हे। अधिकार ओर विनीत-घ्रुत्ति ( Ascendance 
& $9097795207) तथा प्रसक्ति उनम जन्म के कुछ दिन वाद ही देखने 
में आती हैं । इसलिए यहाँ इन्हीं तीनो का वर्णन अत्यन्त संक्षेप रूप से किया 
जायेगा । 

(१) अधिकार तथा चिनीत-दत्ति ( Ascendance & Subnr 
:5507 ):—अधिकार और विनीतता के शील-गुण सभी वच्चो में देखने में 
आते हैं । किसी में अधिकार-बृत्ति अधिक सात्रा सें रहती हे तो किसी में 
चिनीत-बृत्ति, अन्तर बस इतना ही है | जव समान अवस्था के कई बच्चे एक 
साथ खेलने के रिपु छोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ तुरत एक बच्चा पथ- 
प्रदर्शन का कार्य करने लगता है और अवशेष वच्चे उसका अन्नुयायी बन जाते 
हैं। जो बच्चा पथ-प्रदर्शक या नेता का कार्य करता हे उसमें अधिकार-वृत्ति 
की प्रसुखता रहती है तथा भनुयायी बच्चों में विनीत-शत्ति की प्रधानता । 
किन्तु, जो बच्चा परिस्थिति विशेष में अधिकार-परवृत्ति दिखलाता है वही 
दूसरी परिस्थिति सें भी ऐसा करे, यह आवश्यक नहीं । इसके सम्बन्ध में पहले 
ही कहा जा चुका है कि शील-गुण परिस्थिति और व्यक्ति विप दोनों पर 
निभेर करते हैं । हम नित्य-प्रति ऐसा देखते हैं कि जो बच्चा एक समूह विशेष 
a अशुभा रहता है वही दूसरे समूह में अनुयायी बन जाता है । यही अवस्था 
मोदं के भी जीवन में देखी जाती है। इस सम्बन्ध में कई सनोयेज्ञानिक खोजे 
हुई हैं जिनमें आयोवा विइवविद्याळय की खोज विशेष सहर्वपूर्ण हे। कई 


बालकों पर ध्रयोग करने के बाद मनोवैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि 


जिन बच्चों का सामाजिक सम्बन्ध कई प्रकार का होता है या जिन बच्चों को 


जीवन के आरम्भ में ही उत्तरदायित्व पूर्ण कायो का अवसर मिळता है वे 
अधिकार-प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते है । शारीरिक और मानसिक श्रेष्ठता, अननु- 
सान का अभाव (40 0£ Di5C।7०९) बच्चे को मनमानी करने 


he 
का अवसर देना और माता-पिता के प्रशिक्षण (Trainin) का भी प्रभाव 
इस वृत्ति पर देखा जाता है । 


दर जो बच्चे कसरत करने में निपुण तथा बळझाली 
होते हैं वे अधिकार-प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र बच्चे में भी 
इसके कुछ रक्षण दिखलाई पड़ते हैं किन्तु यह. सभी स्थलों में लागू नहीं 


होता । श्रेष्ठ- F 

होता र celing of SUP€707(5) इस बृत्ति का द्योतक 
नसे बच्चो सें स्वादलस्बन, स्वतन्त्रता, आत्मविद्वास आदि शुण 

पाए जाते हैं । 


( २७७ ) 


जिन बच्चों के शारीरिक दोषों का उनके माता-पिता तथा अन्य साथी उप- 
हास करते हैं, वे हीन भाव (£९९€]7९ 0४ nf€707£5) से पीड़ित होने 
के कारण विचीत-बृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। पारिवारिक संघर्ष, दरिद्रता, प्रोत्सा- 
हन का अभाव, अनुचित तुलना आदि के कारण बच्चों में इस व्यापार का 
आविर्भाव होता है । यद्यपि बच्चों का विनीत होना सर्वथा अर्वाछनीय नहीं हे 
किन्तु यदि इसकी मात्रा घ्बळ हो जाती है तो आगे चलकर ऐसे बच्चे 
असासाजिक बन जाते हैं और इसका परिणाम इतना घातक होता है कि वे 
जीवन-क्षेत्र में कभी सफळ नही होते इसलिए माता-पिता तथा शिक्षको का 
यह कत्तव्य है कि वे बच्चो की शिक्षा-दीक्षा का ऐसा समुचित प्रबन्ध करें कि 
ये अपने जीवन में एक सफल सामाजिक प्राणी बन सकें। 

(२) प्रसक्ति (Pr 55€nC९):-—-प्रसक्ति को इच्छा-शक्ति कहते हैं। हाथ 
से लिए हुए काम को ळाख बाधा और कठिनाइयों के रहते भी पूरा करने की 
गन को प्रसक्ति कहा गया है। जब कोई बच्चा हतोव्साहित करने, विघ्न डालने 
ओर कष्ट देने पर भी अपने कास में संलग्न रहता है तो हम कहते हैं कि 
उसळी इच्छाशक्ति प्रबळ हे । यह व्यक्तित्व का एक महान गुण है। बहुत से 
बच्चे अपनी धुन के पक्के होते है और जिस काम मे रय जाते हैं उसे पूरा 
करके ही साँस छेते हैं। वे किसी प्रकार की कठिनाई ओर दूसरों की क़ 
आलोचना और उपहास की चिन्ता नहीं करते बल्कि उन्हें चिन्ता अपने लक्ष्य 
की ही रहती हे। दूसरी ओर, जिन बच्चों में सक्ति अधिक नही रहती वे ऐसे 
कामों को अधूरा छोड़ देते हैं जिनके करने में उन्हें किसी प्रकार की कठि- 
नाई का अनुभव होता है। चस्तुतः बच्चो के जीवन पर इसका बहुत बड़ा 
असर पढ़ता है क्योंकि चे ही अपने जीवन में सफल होते हैं जिनमें प्रसक्ति 
रहती हे । जिनमें इसकी कमी होती है वे जीवन के किसी क्षेत्र मे शायद ही 
सफल होते हैं । 

यदि हम विश्व के महापुरुषों का जीवन-इतिहास पढे तो हमें स्पष्ट हो 
जायेगा कि वे बचपन से ही अपनी धुन के पक्के थे । पाठशालीय विद्यार्थियों 
में पेसे उदाहरणो की कमी नहीं है । बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपने 
वर्ग की परीक्षा में कई बार असफल होते रहने पर भी प्रसक्ति के कारण पढ़ने 
से मुँह नहीं मोडते ओर अन्त में सफळीभूत होते हैं । परन्तु जो बच्चे एक 
बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से पाठशीलय जीवन से सुँ मोड़ लेते हैं वे कभी 
भी उस क्षेत्र में सफल नहीं होते । प्रसक्ति की परीक्षा के लिए आजकल कई 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण-विधियाँ काम में छाई जाती हैं । छद़के और लड़कियों 


( २७८ ) 


को उनकी योग्यता से परे का काम दे दिया जाता है जो उनके लिए सर्वथा 
कठिन होता है । जो बच्चा उस कार्य को कठिनाइयों को शझेलते हुए पूरा 
कर देता हे वह अपने असक्ति गुण का परिचय देता हे, ओर जो उससे धबड़ा- 
कर काम को अधूरा छोड़ देता है वह अपने सें इस गुण का अभाव व्यक्त 
करता है। इसी प्रकार शरीर में सुई आदि ुभोकर इस शुण की परीक्षा की 
जाती है । प्रायः सभी लोग अपने बच्चों के इस शील-गुण की जाच साधारण 
तरीका से कर सकते हैं । 

यदि हस इसके कारणों पर ध्यान टें तो सालम होगा कि माता-पिता की 
शिक्षा-दीक्षा तथा गृह-परिस्थिति का हाथ इसमें बहुत अधिक रहता है। 
भारस्स सें जब लड़के खड़ा होना और चलना शुरू करते है तो माता-पिता का 
' भोत्साहन सिळने पर गिरने पर भी वे वेसा करने का प्रयास करते रहते हैं । 
परिणामतः उन्हें इढ़ा्रह की आदत सी हो जाती है। कितने ही भावुक 
अज्ञानवश बच्चो को चलने-दौड़ने आदि कासों के लिए हतोत्साह करते हैं जो 
मनोवेज्ञानिक इष्टिकोण से गळत है । इस गुण के विकास सें साताएँ बच्चों की 
अधिक सहायता कर सकती हैं। उन्हें ऐसे उदाहरणों को पेश करना चाहिए 
जिनसे वच्चे कठिनाइयों को झेळते हुए भी अपने कार्य में संलग्न रहने के पाठ 
को पढें । बच्चों को जीवन से सफल होने के लिए यह एक आवस्यक गुण है । 
इसी के प्रसाद से वे अपने भावी जीवन से सहान व्यक्ति वनते हैं | 


Da ६5 पु के 
४ 5, व्यक्तित्व-प्रकार (Types of Personality) 


साचीच काळ से ही पाइचात्य तथा भारतीय विद्वान सजुष्य को किसी-न- 
किसी आधार पर विशिन्न श्रेणियों सें विभाजित करते आए हैं । किन्तु यहाँ 
उन सब पर विशेष रूपेण मकाश डालता असम्सव है, इसलिए उनमें से कुछ 


ल ग साच करते हुए वत्त॑सान सें प्रचलित प्रझुख च्यक्तित्व-प्रकार 
का साक्ष्ततः वर्णन करेंगे । 


भारतीय ऋषि-सहषियों व्यक्तियों को सें वाँ 
रतीय ऋपि-स ने व्यक्तियों को कई प्रकार से वोटा है। एक 


पदति के अनुसार सभी व्यक्ति रजोशुण, तमोशुण तथा सतोशुण इन्हीं 


चीन श्रोणियों में विभाजित किए गए हैं । दूसरी पद्धति के अनुसार चात 
पित्त और कफ प्रधान वरे सें सन्नुष्यों का विभाजन किया गया है। थद्ययि 
देस स्यानाभाव के कारण इन उपयुक्त वर्गों की विभिन्न विशेषताओं पर 

पि यदि इन वर्गीकरणों को दैनिक कसोटी 


मकारा डालने सें असमर्थ हैं तथा 
पेर ~ € NN ~ 
पर जाँचा जाय तो ये पूर्णतः +जानिक अमाणित होगे। इन व्यक्तित्व-प्कारों 


( २५९ ) 


में उन दोषों का सर्वथा अभाव है जो वर्त्तमान प्रकारों में विद्यमान हैं। 
सहात्मा तुलसीदास ने भी सचुष्यो को शुलाव, पनस और रखाळ तीन 
श्रोणियों सें वाटा है। गुलाव की उपमा ऐसे आदमियों से दी गई है जिनमें 
वाह्य दिखादट और लम्बी-चोड़ी बातें हैं किन्तु कर्म का नाम भी नहीं है। 
पचस ( कटहल) की उपसा उन आदमियो से दी गईं है जो केवळ कास 
करना जानते हैं डांगे मारना या आडम्वर करना नहीं जानते । उन व्यक्तियों 
को रसाल प्रकार से रखा गया है जिनमे दोनो विशेषताएं हैं, अर्थात्‌ जो बाह्य 
आडम्बर भी रखते हैं और कर्मशील भी होते हैं। इसी तरह की इनकी और 
सी विरेपताओ का उन्होने वर्णन करने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले 
ही कहा जा चुका है, इन सभी वर्गीकरणों में वेज्ञानिकता की पुट हे किन्तु 
खेद का विषय है कि सनोदिज्ञान के इस युग मे भी अभी तक इस दिशा सें 
आरती पद्धतियों का आश्रय लेकर सनोचेज्ञानिक अपना कदम नहीं उठा 
पाए हैं । 

जब हम पाश्चात्य व्यक्तित्व-प्रकार के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो इस 
सम्वन्ध में सर्वप्रथम यूनान निवासी प्रख्यात चिकित्सक गेलेन का व्यक्तित्व- 
प्रकार सिलता है जिसने सभी मनुष्यों को चार प्रकार में वाँटा है। क्रेशमर ने 
शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों का तीन चर्गीकरण किया है ओर विलि- 
यस जेस्स ने उन्हें आदर्शवादी (]4९2]:5£) ओर व्यवहारवादी (Realist) 
दो प्रकारों सें बाँटा है। इसी तरह और कई मनोवेज्ञानिकों तथा चिकित्सकों ने 
व्यत्तिव्व-प्रकार पर प्रकाश डालने का प्रथास किया है किन्तु उन सबकी चर्चा 
न कर हम छुहलर (B॥]९7) महोदया और झुंग (]५7६) के व्यक्तित्व” 
म्रकारों का उल्लेख करेंगे क्योंकि बाळ मनोविज्ञान के इष्टिकोण से ये दोनों 
चर्यीकरण महत्त्वपूर्ण हैँ । 

(अ) बुहळूर का व्यक्तित्व-प्रकारः-डहदळर महोद्या ने सामाजिकता के 
आधार पर सभी बच्चों को तीन प्रकारो में बाँदा है क्योंकि उनका कहना है कि 
यदि किसी बक्चे को अन्य बच्चों के साथ छोड़ दें तो उनमें तीन प्रकार के 
व्यापार ग्रददित होते है । यद्यपि उदका यह विभाजन पूर्णतः सामाजिक तथा 
विकासात्मक है किन्तु उन्होने इसे व्यक्तित्व-प्रकार ही सावा हे । इसके पक्ष में 
उनका कहना है कि किसी बच्चे से भी इन्हीं तीन प्रकार से से कोई एक 
घकार देखने में आता है। इसलिए इसे व्यक्तित्व-पअकार ही कहता विशेष 
खझ्ुचित होया । 

(१) सामाजिक अन्था (50Ci2]]9 B]70):-ो बच्चा सामाजिक 


( २८० ) 


अन्धा होता है उसे यदि दूसरे वच्चा के समूह में छोड दिया जाय तो वह 
उचकी तनिक झी परवाह नहीं करता, उनकी ओर आङ्कष्ट भी नहीं दोता। 
दूसरे बच्चों के व्यवहार का असर उस पर कुछ नही पडता इसलिए चह Sr 
किसी तरह प्रभावित नहीं होता । वह अपने खिलानों में ही तत्लीन रहता ह 
और दूसरे बच्चों फे खिलानों को भी अपने लिए इकट्ठा कर लेता हैं | यदि 
दूसरे बच्चे उसे डॉरते-डपटते अथवा पीरते है तो उनके व्यवहार पर न ध्यान 
देकर वह अपनी रक्षा का ही प्रवन्ध करता है । तात्पर्य यह क्रि इस प्रकार का 
बच्चा दूसरों से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होता बल्कि अपने आप के 
मनोरंजन से संलग्न रहता हे 

(२) समाज-निर्मेर (Socially Dependent ) +समाज-निर्भर 
बच्चे के व्यवहार पर उसके समाज या समुदाय का काफी प्रभाव पढ़ता है 
और वह जिस समाज मे रहता हे उस पर अपना प्रभाव काफी गहरे रूप में 
डालता है । बह अपने खिलौने में अभिरुचि नहीं रखता बल्कि उन खिलोनों 


को लेकर खेलता है जिनसे दूसरे वच्चे खेलते रहते हैं। बह आक्रामक और 


सक्रिय हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है किन्तु किसी भी 


अवस्था से वह दूसरे बच्चों से होड़ करने का इच्छुक रहता है । उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह होती है कि जब कभी वह दूसरो से स्वयं पछाड़ खाता हे 
तो खिन्न हो जाता है परन्तु जब दूसरो पर विजय पराइ करता है तब वह 
बहुत ही प्रसन्‍नचिच होता है। 

(३) खमाज-सुक्त (Socially indifferent):—समाजःसुक्त बच्चा 
उपयुक्त प्रकारा से पूर्णतः भिन्न होता है क्योकि उसके व्यवहार दूसरे बच्चो 
के व्यवहार से निर्धारित नहीं होते । इस भकार के वच्चे की यह खूबी होती 
है कि यह दूसरे बच्चो के साथ खेलता-कूदृता है| उन्हे आराम और सहायता 
देने की भी कोशिश करता है फिर भी वह उनसे पूर्णतः स्वतन्त्र प्रतीत होता 
६ । बह अपने सें एक भकार शरष्ठता का अनुभव करता है । बह दूसरों के 
सम्पकं में जाने पर कभी परेशानी की अनुभूति नहीं करता न व्यामोह में ही 
पड़ता है | यद्यपि ऐसी परिस्थिति मे पड़ वह दूसरों के साथ खेळता है किन्तु 
नह उपयुक्त रकार के बच्चे की तरह अपने सन्छुछच ओर आरम्भक (777 
१४४९) दुत्ति को नही खो बैठता । सारांश यह कि इस,व्यक्तित्व का बच्चा 


च तो पहले प्रकार की तरह दूसरे बच्चों का तिरस्कार ही करता है और न 
दूसरे भकार की तरह उनसे प्रभावित होता है बल्कि उनके साथ रहते हुए भी 
उनसे विरक्त रहता हे । 


\ 


( २८१ ) 


(व) युंग का व्यक्तित्व-प्रकार+--थुँग ने सभी व्यक्तियों को दो प्रकारों में 
वॉटा है। उसके अनुसार कोई व्यक्ति अन्तर्सुखी (Introvert) होता है 
या वहिसुंखी (£72४९7) । वच्चो के लिए इस व्यक्तित्व-प्रकार के सम्बन्ध 
में पहले मनोवेज्ञानिकों में मतसेद था। कुछ मनोवेज्ञानिको का कहना था कि 
युंग ने व्यत्तिस्व-प्रकारो की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है बच्चों मे 
उनका पता लगाना कठिन है, इसलिए उनको युंग के व्यक्तित्व-प्रकार सें 
विभाजित कर देना समुचित नही है । किन्तु मार्स्टन नामक सनोवेज्ञानिक ने 
दो से छः वर्ष की उत्र वाले बच्चों पर प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिया 
है कि उनमें भी अन्तर्सुखी ओर वहिसु'खी की विशेषताएँ देखी जाती हैं । 
अतएव हम उन्हे भी युंग के आधार पर वच्यक्तित्व-प्रकार में विभाजित कर 
सकते हैं । 

(१) अन्तमु खीः--भन्तमु खी बच्चा आत्मयत होता है, इसलिए बह 
सामाजिक खेला ओर कामो में हाथ न बराकर अपने आप में सग्न रहता है । 
वह किसी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता वह बल्कि, यह जानने 
का प्रयास करता है कि उसका असर उस पर क्या पड़ता है । वह कभी अपने 
साथियो के साथ नहीं खेळता वढिक अकेले खेलने का अभ्यासी होता है और 
थदि दुर्भाग्यवश उसे सामूहिक खेळ खेलने को विवश किया जाता है तो वह 
वेचेन हो जाता है । एकान्तवास उसे प्रिय ही नहीं मालम होता बल्कि उसके 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है। इस- 
लिए जव कभी उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो उसकी हालत 
पतली हो जाती है। वह न तो दूसरो के सुख-दुख से प्रभावित होता है और 
न उसमे हाथ ही वराना चाहता है। वह स्वयं अपने सुख से सुखी ओर दुख 
से दुखी होता है । दूसरे बच्चे उसे स्वार्थी समझते है क्योकि वह अपने भाव 
और विचारों को दूसरे के सामने स्पष्ट करने मे समर्थ नहीं होता । इसलिये 
उसको जीवन मे मित्रो का भी अभाव रहता है। जब वह दूसरो की परवाह 
नहीं करता हे तो दूसरे भी उसकी क्यो परवाह करने लगे ? वह अपने को 
अन्य बच्चों से हीन समझता है ओर अपनी सहानुभूति भी दूसरों के प्रति 
प्रकट करने में डरता है, इसलिए दूसरे बच्चों की सहानुभूति का भी वह पात्र 
नही रह जाता । अन्तर्युखी की इच्छाओं की संतूसि सामाजिक रूप से नही 
होती इसलिए वह दिवास्वप्न में विचरण करने लगता है जिसका इतना घातक 

परिणाम होता हे कि वह सामाजिक अभियोजन में पूर्णतः असफल रहता हे। 
उसमें निष्क्रियता आ जाती है और चह घर तथा स्कूल के कामों से भी हाथ खींचने 


( २८२ ) 


रूगता है । वह बच्चों की प्रशंसा का पात्र भी नहों बनता क्योंकि दूसरों के 
हित की कसी चिन्ता न कर वह अपने हित में छगा रहता हे । ऐसा वच्चा 
आगे चलकर सहान पेज्ञानिक, दाशोनिक आदि भी वन सकता है । वह सामा" 
जिक नियसों की उपेक्षा करता है इसलिए उसका सामाजिक जीवन दुखसय 
रहता दै । यही कारण है कि इस प्रकार के बच्चे जीवन में निराशावादी बन 
जाते हैं और चारों ओर उन्हें अन्धकार ही अन्धकार दीख पढ़ता हैं। भावष्य 
में ऐसे बच्चों से विशव का अत्यधिक कल्याण होता है क्योंकि आगे चलकर 
उनका आत्स-कब्याण ही चिंइव-कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। 
hi २४२) वहिसुखी :--वहिसुखी बच्चा अ न्तर्सुखी से पूर्णतः भिन्न होता हे । 
उसकी अभिरुचि विधेयात्मक होती है इसलिए चह अपची मानसिक शक्तियों 
को बाह्य विइव में ही लगाता हे । बह अपनी जभिएवि सामाजिक खेलों ओर 
कामों में प्रदर्शित करता है और सामाजिक जीवन व्यतीत करता है । अपने 
आप सें सर्न नहीं रहकर वह बाह्य परिस्थिति सें सझ्च रहता है । वह परि- 
स्थिति को समझने की कोशिश करता है थोर उससे प्रभावित सी होता हे। 
वह समवयस्क बच्चों के साथ खेलने में अपनी रुचि प्रकट करता है और खूब 
तन्मय होकर खेलता भी हे । उसे एकान्तवास बहुत खटकता हे इसलिए जब 
कभी चह अकेले रहता हे तो वेचेन हो जाता है । सामाजिक जीवन से उसकी 
... शारीरिक और भानसिक दोनों अवस्थाएँ सामान्य बनी रहती हैं । वह अन्य 
साथियों के सुख-दुख का वराबर ध्यान रखता है इसलिए उन्हीं कार्यों को 
करता है जिन्हें कि अन्य साथी भी करते या करना चाहते हैं। चह आसानी 
से अपने विचारों को दूसरों फे सामने उपस्थित करता है इसलिए उसे सभी 
अच्छी तरह समझ जाते हैं और अपना अंग समझने लगते हैं । बह दूसरों के 
भ्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित करता है इसलिए दूसरे भी उससे वेसा ही 
व्यचहार करते हँ । उसे सिन्नों की कमी नहीं रहती क्योंकि वह दिल खोलकर 
दूसरों से मिलता है। जहाँ जाता है वहीं वह अपना एक नया समाज बना लेता 
लेता है। वह बच्चों के सासूदिक कार्यो से सदा साय छेने का अभिलापी रहता 
है, सामाजिक खेल-तमाशों मे विना किसी हिचक के भाग रेता है । उसकी 
इच्छामो की पूर्ति सामाजिक रूप से होती हे क्योंकि बह अपने को समाज में 


सरलतया अभियोजित कर लेता है । वह चथार्शता से आगता नहीं बल्कि 


वर्यं ओर चीरता से उसका स्वागत करता है सासाजिक्र नियर्सो की बरावर 
इत करता है इसलिए सामाजिक ही. बना रहता है। उसे जीवन में अस- 


लेता कम मिलती है, यदि ऐसा कभी होता भी है तो बह अपने पौरुप के 


( २८३ ) 


कारण उसका दसच करके पुनः विजयी बन जाता है। चह वडा उपकारी और 
उदारहृदय होता ह इसलिए ससाज सें मान और प्रतिष्टा पात हे । चह 
अधिकांश भाशावादी होता हे और इसीलिए उसका सांसारिक जीवन सफल 
भी रहता डे । ऐसा बच्चा आगे चछकर ससाज-सुधारक, नेता, वकील आदि 
वन सकता है । 

(३) उभयञ्लुखी ( Amb४९7 ) :—यद्यपि प्रारम्भ ने युंग ने दो 
ही प्रकार से व्यक्तियों का विभाजन किया किन्तु वाद से अनेक प्रयोगों के 
आधार पर उसे एक तीसरा प्रकार उभयसुखी को मानना पडा । ,प्रायः ऐसा 
देखने सें आदा है कि बहुत से वच्चे चरम सीमा की विशेषताओं से युक्त नहीं 
रहते बल्कि उनमें दोनो प्रकार की विशेषताओं का समावेश रहता है | इस- 
लिए उन वच्चा को, जिनमें कि दोनों प्रकार की विशेषपताएँ पाई जाती हैं, 
उभयझुखी कहते हैं। हम सयानों से भी ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है 
जिनमे दोनो प्रकार के व्यक्तित्यों के गुण विद्यमान हैं। सच तो यह है कि अधि- 
कांश बच्चे इसी प्रकार के होते हैं | 

यहाँ उल्लेखनीय है कि वहुत से मनोवेश्ञानिक व्यक्तिव्व-प्रकार पर 
आपत्ति करते है। उनका कहना है कि हम सभी व्यक्तियों को दो या 
इससे अधिक प्रकारो से बॉय्कर उनकी विशेषताओं को निश्चयात्मक 
रूप से सीमित नहीं कर सकते क्योकि उनकी कुछ ऐसी विशेपताएँ हैं 
जो अन्य प्रकारो सें भी पाई जाती हैं। पस्तुतः व्यक्तित्वनविभाजन सें 
यह एक बहुत वडी कठिनाई है । परन्तु, यदि विभाजन विशेषता-आघिक्य 
पर माना जाय तो यह कठिनाई स्वतः दूर हो जाती है। हम मानते हैं कि 
अन्तर्सुखी और बहिसुंखी को एक दूसरे से पूर्णतः अळग नहीं कर सकते किन्छु 
जिससे बहिसुंखी की विशेषताओं का बाहुल्य है उसे बहिश्चु'खी ओर जिसमे 
अन्तसु'खी की विशेषताओं का आधिक्य है उसे अन्त खी कहे तो कोई अचु- 
चित चहीं होगा । इसी तरह जिन लोगो ने व्यक्तित्व को तीव, चार था सात 
चौ में विभाजित किया है ये भी अपने आधार के दृष्टिकोण से ठीक ही हैं । 

आज भी पाश्चात्य देशो में इस दिशा में खोज हो रही है ओर आशा हे 
सन्निकट भविष्य से इस विपय पर काफी प्रकाश पड़ेगा । 
द. व्यक्तित्व-मापक पद्धतियाँ 

(१) साक्षात्कारःप्धात (7/९7५7०७) :--अक्तियों के साक्षात्कार 

द्वारा उनके व्यक्तित्व को जानने की विधि सभी देशों में प्रचलित है। सामान्यतः 

कार्य-नियुक्ति के लिए इस विधि को काम में लाया जाता है। बच्चों की 


( २८४ ) 


भर्ती सी कितने स्कूछों और काछेजों में इसके द्वारा की जाती है। किन्तु इस 
पद्धति के सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हें । पहली वात यह हैं कि जिस 
साक्षात्कार सें कोई निश्चित माध्यम ( 947270 ) नहीं रहता उससे 
व्यक्तित्व की जानकारी सी नहीं होती । कई भनोवेज्ञानिकां ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि एक ही व्यक्ति को किसी योग्यता विशेष के आधार पर सर्वप्रथम 
ओर अन्तिम स्थान विभिन्न साक्षात्कारकों (]7!€7४/९\४€75) द्वारा दिए 
जाते है। अतएव यह विधि अवैज्ञानिक है । किन्तु, जिस साक्षात्कार में 
साध्यस ओर प्रश्न पहले से निर्धारित रहते हैं वह व्यक्तित्व माप सकने में 
काफी अंशों तक सफल होता है, क्योंकि एक ही प्रश्‍न सभी लोगों से पूछा 
जाता हे ओर उत्तर के अनुसार उन्हें अंक दिए जाते है।यह एक वैज्ञानिक विधि 
है और इससे व्यक्तित्व पर अधिक प्रकाश भी पडता है । परन्तु इस पद्धति से 
दो कठिनाइयों हैं । पहली कठिनाई तो यह है कि साक्षाव्कारको के साक्षात्कार 
करने के ढंग से भिन्नता होती है क्योकि सबका अपना अपना ठंग होता हे। 
दूसरी कठिनाई यह है कि साक्षात्कार का प्रशिक्षण भी आसानी से नहीं दिया 
जा सकता क्योंकि साक्षात्कार-कर्ता स्वर्यं इसकी कळा और शेली को व्यक्त 
करने में असमर्थ होता है। यदि ये कठिनाइयाँ दूर की जा सकें तो इस विधि 
से क्या बच्चे कया मढ़ सभी के व्यक्तित्व की सविष्यवाणी काफी सत्य रूप 
सें की जा सकती है । 

(२) व्यक्ति-इतिहास-पद्धति ( Case-history method ) किसी 
बच्चे के व्यक्तित्व की जानकारी उसके गत जीवन के आधार पर भो की जाती 
है। उसके माता-पिता, शिक्षक, मित्रादि से उसकी रुचि, पारिवारिक, शारी- 
रिक परिस्थिति, शिक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं का इतिहास तैयार किया 
जाता है और उसी के आधार पर उसके च्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है । किन्तु यह विधि भी सन्तोपप्रद नहीं है क्योकि एक ही सम्बन्ध में विभिन्न 
व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचना देते हैं 
जाता है और कभी अनावश्यक अंग पर 
यद्यपि ये दोष इस विधि में विद्यमान हैं तथ 
जाय तो इससे वहुत अंशों मे 


। कमी-कमी अत्याचइयक अंग छूट 
ही विशेष जोर दे दिया जाता हे। 
पि यदि सावधानी से कास रिया 
व्यक्तित्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । 
(३) पक्षाचरि-पद्धति (Questionnaire meth0d):—ऱच्यक्तिस्व- 
अध्ययन के लिए प्रसनावलि-पद्धति का भी प्रयोग होता हे । विभिन्न प्रकार के 
Rs छपे रहते हैं और उनका उत्तर हाँ? या “नही? में देना पड़ता है। उत्तरों 
के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारित होता है। यों तो इसके लिए बिभिन्न मनो- 


( २८५ ) 


वैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रश्‍न बनाए हैं किन्तु बच्चों के योग्य दो ही पहल से 
आबद्ध प्रव उपयोगी है। उनके सम्बन्ध में असन्तुलन और अभिरुचि का ज्ञान 
इस पद्धति खे आवश्यक होता है। स्वीट, सेलर, फर्फे आदि सनोवैज्ञानिकों ने 
विभिन्‍न घ्रकार के प्रश्न तैयार किए हैं । यह सामूहिक परीक्षा-पद्धति है इस- 
लिए इसमे समय की बहुत बचत हे, जेसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका 
है । निर्णय भी कुछ प्रतिएन्न (/^८०7३।९) ही होता हे। किन्तु कुछ लोग 
इसके प्रति आपत्ति उठाते हैं । उनका कहना है कि प्रशन करने पर उत्तरदाता 
सही उत्तर न देकर सनसाना या बनावरी उत्तर दे देता है, परन्तु इस आपत्ति 
को कुछ सनोवेज्ञानिकों ने निस्सार प्रमाणित करने की चेष्टा की है । 

(४) सूल्यांकन-पद्धति (Rating met00):~— बच्चे के किसी शील- 
रुण को जानने के लिए सूल्यांकन-पद्धति का भी इस्तेमाल होता है । जो लोग 
बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं वे अपना निर्णय देते हैं। इसके लिए एक 
सापदण्ड (92।९) तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्‍म अंश बने रहते 
है । उसी मापदण्ड के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता हे। किन्तु, 
यह पद्धति बहुत सरळ नहीं हे, क्योकि सभी लोग मूल्यांकन टीक रूप से 
नहीं कर सकते। मूल्यांकनकर्त्ता को स्वयं अपने आपका सूल्यांकन करना 
अनिवार्य है । बुद्धिसान और तीस से अधिक अवस्था का अनुभवी व्यक्ति ही 
मूल्यांकन ठीक तरह से कर सकता है। औरत पुरुषो से ओर अन्तसझुंखी वहि- 
सुखी व्यक्तियों से सफल सूल्यांकन-कर्ता होते हैं । कभी-कभी परिस्थिति-विदोष 
में प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करके भी मूल्यांकन किया जाता है । इसके अतिः 
रिक्त, इस पद्धति में कई कठिनाइयाँ हैं। प्रायः ऐसा देखने में जाता है कि 
निर्णय-कर्त्ता अपने प्रिय बच्चों को मापदण्ड मे उचा स्थान देता है। यदि कोई 
एक शीळ-गुण में हीन रहता हे तो दूसरे शीळ-शुण में भी उसे प्रायः नीचा 
स्थान दिया जाता है। बहुत निर्णयकर्ता अपने को दोपरहित प्रमाणित करने 
के लिए सभी शील-गुणों को मध्य स्थान देते हैं। इसी तरह इसमे ओर 
सी कई दोष हैं। फिर भी यदि कई निर्णयकर्त्ताओ से मूल्यांकन कराया जाय 
और उनका सध्यमान (९27) निकाला जाय और यदि वे अपनी वैज्ञानिक 
बृत्ति रखकर निष्पक्षतया बच्चों का सूल्यांकन करें तो इस विधि से उनके 
व्यक्तित्व का स्पष्ट ज्ञान हो सकता हे । 

(५) निर्साण-्पद्धति ( Performance Method ) +--बच्चों की 
सहनशीळता, प्रसक्ति, सत्यता आदि शील-गुणों की जाँच करने के लिए "मे? 


he 


हार्टशोन आदि सनोवेज्ञानिकों ने तरह-तरह फे परीक्षा का निमाण 


( २८६ ) 


किया है | बच्चों को आगाह किए विना ही उन्हें ऐसी परिस्थिति में रख 
दिया जाता है जहाँ उन्हें पूर्वनिश्चित शील-गरुणों को प्रदर्शित करने का 
अवसर मिलता है । परीक्षक उनकी प्रतिक्रियाओं दग सूक्ष्मतया निरीक्षण करके 
उनके शील-गुण का अध्ययन करते है। यदि किसी की इमानदारी को जानना 
रहता है तो उसे किसी वस्तु को खरीदने के लिए मूल्य से अधिक द्रव्य दे 
दिया जाता है । यदि वह अधिक पेसा को छोटा देता दै तो उसे ईमानदार की 
श्रेणी से रक्खा जाता हे और पेखा च छाटाने पर उसे बेईमान समझा जाता 
है। इसी तरह प्रसक्ति की जाँच करने के लिए बच्चो को कडिन काचो में लगा 
दिया जाता हे जार यह देखा जाता है कि वच्चा कास करके दम लेता हैं या 
उसे अधूरे छोड़ देता है। जिसमे प्रसक्ति पर्याप्त मात्रा मे रहती हे वह काम 
पूरा करके ही छोड़ता है और जिसमे इसका अभाव रहता हे वह प्रारम्भ में 
ही कठिनाई अनुभव करने पर छोड देता है । इसी प्रकार सभी मकार के शौल- 
गुणां को जानने के लिए बहुत से परीक्षण बने हुए हैं जिनसे वच्चो के 
व्यक्तित्व पर काफी प्रकाश पढ़ता है। वस्तुतः यह पद्धति बहुत छाभप्रद सिद्ध 
हो रही है। 

विश्लेप-पद्धतियाँ (Projective meth0ds) :--बच्चों के व्यक्तित्व 
पर प्रकाश डालने के लिए कई प्रकार की विक्षेप-पद्धतियाँ हैं छेक्रिन हम उनमे 
से ग्रसुख पद्धतियों का ही संक्षेप सें चर्णन करेगे । 

(क) शब्द साहचये-परीक्षण (Word ‘association test):— 
युंग, केण्ट और रोजानफ ने प्रोढ़ व्यक्तियों की भाव-गंथियों (Complexes), 
अतृप्त इच्छाओं आदि का पता लगाने के लिए इस पद्धति का उपयोग प्रारम्भ 
सें किया था किन्तु इसके द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व को जानने के लिए विद्सन 
(५४५४१॥५००) ने जो कार्य इस दिशा में किया है वह विदोष महत्त्वपूर्ण है । इसमें 
बच्चों को क्रमशः कुछ उत्तेजक शब्द (5पग्रापाप5 ७०745) दिए ज्ञाते है 
ओर प्रत्येक शठद्‌ का जो प्रतिक्रिया शब्द सर्वप्रथम उनके मानस क्षेत्र में 
आता हे उसी को व्यक्त करने का आदेश दिया जाता है । परीक्षण के ससय 
वच्चे की भावनभंगिमा, रतिक्रिया शठद, अतिक्रिया काल आदि पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है और वाद में उनकी सानसिक अवस्था की जानकारी करके 
उनके व्यक्तित्व का जान प्राप्त किया जाता है । यह पद्धति उनके संवेगात्मक 
जीचन, मानसिक संघर्ष तथा साव-यन्थि आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाळती है । 

(ल) क्रीड़ा-विइळेपण-्परीक्षण (P29 0४०ए8४5):--बच्चों को 
खेलने के लिए तरह तरह के खिलोने दे दिए जाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं 


( २८७ ) 


का निरीक्षण किया जाता है। बच्चे अपने मानसिक और संवेगात्मक 
संघपो का प्रकादान अपने खिलोने पर ही करते हैं । यदि किसी बच्चे को अपने 
मा-वाप अथवा शिक्षक के प्रति इणा रहती है तो बह अपनी घृणा का प्रदर्शन 
अपने खिलोनो के अति करके अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है । घास्तव 
में ओपचारिको के लिए यह विधि बहत सहत्वपूर्ण है। 

(ग) कला-विइछेषण (Art An2]955) प्शीक्षण४+-बच्चों के 
व्यक्तित्व के सिन्न-भिन्न गुणों को जानने के लिए उन्हें कागज, पेंसिल आदि 
अन्य उपकरण दे दिए जाते है ओर वे अपनी इचि और इच्छा के अनुसार तरह 
तरह की चित्रकारियॉँ करते हैं उन चित्रकारियों से उनके व्यक्तित्व पर अत्यः 
थिक प्रकाशा पड़ता है । विलियम्स का कहता है कि स्वतन्त्र चित्रकारियो से 
बच्चों के मानसिक संघर्ष ओर इच्छा पर जितना अधिक प्रकाश पड़ता हे 
उतना अधिक ओर किसी पद्धति से सस्भव नहीं है। 

(घ) रोशक-पशीक्षण (Rorschach t९5):—रोशाक ने बच्चे था 
सयानों के व्यक्तित्व को जानने के लिए दस स्याही धव्बों (7 $०5) को 
तैयार किया । उनमें से पाँच धब्बे पूर्णतः कारे, दो छाल-काले और शेप तीन 
कई रंगों के हैं । धब्बे बच्चो को कमशः दिखळाये जाते हैं और उनसे पूछा 
जाता है कि चे क्या याद दिळाते हैं या किसके समान हैं या किसके प्रति- 
रूपक हैं । यो तो वे धब्बे वस्तुतः किसी पदार्थ के प्रतिरूपक नहीं हैं किन्तु 
जब उन्हें दिखाकर ग्रइन किया जाता हे तब बच्चे अपने अचेतन मन की 
इच्छाओं के अनुरूप उत्तर देते हैं। उस समय उनका अचेतन मच विशेष 
प्रभावशाली वना रहता है। उनके उत्तरों के आधार पर उनके अचेतन मन 
का अच्छा ज्ञान होता है । ओपचारिक बच्चों के व्यक्तित्व को जानने के लिए 
इसका अधिक प्रयोग करते हैं । 

(ङ) कहानी निर्माण पद्धतिः--इस विधि से बच्चों के विकृत व्यक्तित्व 
को जाना जाता है । उन्हें तरह-तरह के मजुप्यों के ऐसे चित्र दिखलाए जाते 
है जो ऱयर्थक होते हैं । बच्चों को क्रमशः इन चित्रों को दिखलाया जाता है ओर 
उनसे प्रत्येक चित्र के सम्बन्ध में कहानी बनाने को कहा जाता है | बच्च। जिस 
समय चित्रों की परिस्थितियों का वर्णन करता हे उस समय वह अपने संवेग, 
इच्छा, संघर्ष आदि को ही व्यक्त करता है जिसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहता । प्रयोग-कर्त्ता विइलेषण करके गुणात्मक रूपेण उनके व्यक्तित्व को जानने 

मे समर्थ होता है। इसके अतिरिक्त ओर कई विक्षेप-पद्धतियाँ हैं जिनके वर्णन 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । 


( २८८ ) 


व्यक्तित्व-मापक विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख कर देने के चाद यह व्यक्त 
कर देना आवश्यक है कि अभी तक जितनी पद्धतियाँ हैं वे सभी व्यक्तित्व के 
शील-गुण विशेष पर ही प्रकाश डालती हैं, पूरे व्यक्तित्व पर नहीं । इसलिए अभी 
मनोवैज्ञानिक जगत सें एक ऐसी विधि की जरूरत है जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
पर प्रकाश पड़ सक्रे। 


Dee Fores Sh dines ns > 


Sarees 


चीदहवा अध्याय 


कं 
ना 
# ५ 


a बाल-असंतुलन 
ha a . 
i ५ Maladjustment of Children १ 


सफळ व्यक्तित्व-विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे विभिन्न वाता- 
वरण और परिस्थितियां में अपने को सही रूप से अभियोजित करे। 
अभियोजनका ही दूसरा नाम संतुलन है। “व्यक्तित्व-विकास” में इसके 
सहस्व पर काफी प्रकाश डाला जा चुका हे। किन्तु, कुछ बच्चों के व्यवहार 
ऐसे होते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से हेय अथवा डुरा समझे जाते हैं । ऐसे 
व्यवहारो को, इसलिए, असंतुलित (M2।2]u5९4) व्यवहार कह सकते 
हैं । इन व्यवहारो तथा इनके अति हुए सामाजिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप 
बच्चे का व्यक्तित्व भी असंतुलित हो जाता है। यो तो ऐसी क्रियाओ तथा 
च्यवहारो की संख्या बहुत है जिनसे कुछ वेथक्तिक ओर कुछ सामाजिक हैं, पर 
यहाँ हम सभी की चर्चा न कर केचळ कुछ ऐसे प्रसुख ब्यवहारों का वर्णन 
करेंगे जो अधिकांश वच्चो मे पाये जाते हैं । 
र्‌ अँगूठा-चूसना (Thumb sucking) 
अगूठा चूसने का व्यापार बहुत बच्चो में जन्मकाछ से देखा जाता है 
किन्तु कुछ बच्चो में यह जन्म के पश्चात पाया जाता हे। ढाई तीन वर्ष तक 
वच्चो का यह सामान्य (\0774]) व्यापार समझा जाता है, किन्तु इसके 
बाद थह असन्तुलित व्यक्तित्व (Maladjusted personality) का 
लक्षण समझा जाता हे । 
कारण :--विभिन्न मनोवेज्ञानिको द्वारा इसके विभिन्न कारण व्यक्त किए 
सए हैं । लेवी (९४) का कहना है कि जव बच्चे का अँगूठा सहसा उसके 
सुख से स्पर्श कर जाता है तब वह अँगूठा चूसना झरू कर देता है। अतः 
सुख और अँगूठा का सहसा सम्पर्क इस व्यापार के आरम्भ का कारण है। 
इसी प्रकार कुछ मनोवेज्ञानिकों का इश्टिकोण है कि अँगूठा चूसना एक प्रकार 
की सहज-क्रिया है, इसलिए यह बच्चों मे देखा जाता है। इसके अतिरिक्त 
छुथा से पीड़ित होना भी इसका कारण बतलाया जाता है। कुछ मवोवेज्ञा- 
निकों का विचार है कि जब बच्चा दूध पीता रहता है ओर बीच में उसका 
१९ 


( २९० ) 


दूध पीना बन्द कर दिया जाता है तो वह जैंयूडा चूसना शुरू कर देता & 
क्योकि इससे उसकी छुथा शान्त होता है । किंदन एस भा भनोवेज्ञानिक 
जिनके अनुसार अँगूठा चूसने से बच्चो को एक प्रकार का आनन्द मिलता ह 
इसलिए वे ऐसा करते हे। इसी तरह इसके आर भा कडू कारण पक्क का: 
गए है । परन्तु, प्रश्न यह है कि स्वाभाविक (स्थायी) रूप से भंग्रद्धा चूसने 
की आदत बच्चो सें क्योकर पडती है ? इस प्रइन फे उत्तरस्वदूप हस यह 
कह सकते हैं कि इसके कारण के सम्वन्ध में सनोवेज्ञानिको मे मतभेद है । 
कुछ सनोवेज्ञानिको का मत है कि जव वच्चा अपने आप को साता-पिता से 
तिरस्कृत पाता हे तो वह इस व्यापार का प्रदगन उनके भ्यान को अपना 
ओर आकृष्ट करने के लिए करता हें। इस प्रकार माता-पिता का संवेगात्मक 
व्यवहार (Emoti0nal Bel2४i00r) ही इसका कारण है। कुछ सनो- 
वैज्ञानिको का ऐसा सत हे कि जव वच्चा किसी रकार के संचेगाव्मक शके 
का शिकार बन जाता है तव वह अंगूठा चूसना प्रारम्भ कर देता है, क्योंकि 
ऐसा करने से उसे कुछ सन्तुष्टि सिलती हे । 

अंगूठा चूसने के स्थायी व्यापार का जो कारण फ्रायडवादियों द्वारा 
दिया गया है वह बहुत रुचिकर और मनोहारी हे । उनका कहना हैं कि इससे 
बच्चा अपनी लॅगिक इच्छा (5९४५१] ९57९) को संतुष्ट करता 
कि ऊपर कहा गया 


के 


। जसा 
ऐसा करने से बच्चे को आनन्द मिलता हे, इसलिए. 
यदि लंगिक इच्छा का प्रयोग हम प्रशास्त रूप सें करे तो उनकी यह युक्ति 
अनुचित नहीं जचती । किन्तु, इससे यह न समझना चाहिए कि इसकी व्याख्या 


सभी स्थलो पर फ्रायडवादियो के आधार पर की जा सकती है । वस्तुतः 


बच्चे के इस व्यापार से एक अंग का नहीं, अपितु कई अंगो का हाथ रहता है। 

प्रभाव :--बच्चा ऐसा करने से अन्य प्रकार की ससाज-विहित आदतो 
को अपने से डालने से असमर्थ हो जाता है क्योकि इसी के द्वारा वह अन्य 
रोगो का ध्यान अपनी ओर आसानी से आकृष्ट कर हेता हे । 

जब उसे ऐसा करते हुए उसके अन्य समवयस्क साथी तथा प्रौ 
सरक्षक देखते हैँ तव वे अज्ञानतावश उसे चिदाना झुरू कर देते है। 
इसके फळस्वर्प बच्चे अपने में कसी महसूस करने ळगते है और वे परिणा- 
सतः होन-भाव से पीडित रहने रूगते हैं । ऐसा वच्चा समाज के सामने लज्ना 
का अनुभव करता है । इसलिए उसे पुकान्त में रहना अच्छा लगता हे । 
अन्ततोरत्वा वह एक असामाजिक घाणी बन जाता है और अपने आप को 
समाज के माध्यम के अनुरूप अभियोजित करने में असमर्थ पाता है 


( २९१ ) 


इसके अतिरिक्त, लगातार अंगूठा चूसने के कारण उसके मुँह में कई तरह 
की खरावियाँ आ जाती है । 
दूर करने के उपायः--इस आदत को निमू'ल करने के लिए. माता- 
पिता तथा शिक्षक को इसके कारण का पता लगाना आवश्यक है । कारण के 
दूर हो जाने से यह व्यापार भी क्रमशः विनष्ट हो जाता है। सामा 
न्यतः माता-पिता को वच्चे के दूध पीने और भोजन पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए ताकि बच्चा पूर्णरूपेण अपनी कधा को संतृप्त कर सके। बहुत से 
माता-पिता इस आदत को दूर करने के लिए बच्चो का हाथ बाँध देते हैं और 
तरह-तरह से उसे अंगूठा चूसने के लिए असमर्थ बचा देते है । किंतु, उनका 
ऐसा करना हितकर नहीं, क्योकि ऐसा करने से बच्चे की यह भादुत और 
पोढ हो सकती है । 
इसको दूर करने के लिए माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों को उचित है 
कि चे वच्चा के सहयोग से इस आदत को छुड़ाने का प्रयास करें । जब कोई 
बच्चा ऐसा करे तो उसके इस व्यापार की आखोचना न की जाय और न तो 
उसे लज्जित ही किया जाय । ऐसा करने से यह दूर होने के बदले और अधिक 
मात्रा में हो जाता हे। इसलिए बच्चे को यह न मालम होने देना चाहिए 
कि यह असामान्य व्यवद्दार है ओर क्रमशः बात के सिलसिले में ऐसा न करने 
का सुझाव देना चाहिए । 
बच्चो को भोजन के बाद आराम देने की उचित ओर पर्याप्त व्यवस्थ 
करनी चाहिए और यदि सोने में बच्चा ऐसा करे तो उसे धीरे से रोक देना 


चाहिए । 

उनका काळ विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे बराबर अपने 
कार्य में संलग्न रहें जिससे ऐसा करने का उन्हें अवसर न मिले । निश्चित 
समय के लिए निश्चित कार्य रहने पर बच्चों को ऐसा करने का मोका नही 
मिळता है । 

बच्चो फे खेलने की सुविधा पर विदोप ध्यान रखकर उन्हें अन्य साथियों 
के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । सामाजिक खेलो में संलग्न 
रहने से छज्जावश बच्चा ऐसा करने का प्रयास नहीं करता । 

यदि वह सामाजिक खेलों को खेलने योग्य नही है तो उसे तरह- 
तरह के सुन्दर खिलोनो को देवा विशेष हितकर सिद्ध होता ह । बच्चे के 
दोनों हाथ खिलौने में छगे रहने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता और 


उसकी यह आदत धीरे-धीरे छूट जाती है । 


( २०२ ) 


यदि वच्चा समजदार 7 तो उसे एफ़ फलम या पेंसिल और एक छोटी 
सी डायरी दे देवी चाहिए और उसे था" आदेश दे डेना चाहिए कि घार दिन 
में जितनी बार इस व्यापार को करें उसे यार सपना टायरी में अंकित छर 
ले। ऐसा करने से बच्चा धीरे-धीरे स्पतः अगृठा चूसने का घादन को छोड़ 
देता हे । 
इन उपायों के अतिरिक्त जार भी कितने उपाय भाता-विता भार अभि- 
भावको के द्वारा सुधिधानुसार काम में लाए जा सकते हैं शर एस ब्यापार 
का उन्मूलन किया जा सक्ता है । 
२. नख काउना (हित Biting) 
अंगूठा चूसने की तरह नख कारने का व्यापार भी बच्चों में अधिक संग्या 
में देखा जाता है । किन्तु, जिस तरह आंमूठा चुसना प्रारम्भ से देगा जाता हू 
उस तरह यह नहीं । दो-तीन वर्षा के घाद बच्चे नग काटना शुरू कर देते #। 
प्रीढ व्यक्तियों से यह व्यापार इतना प्रचलित है कि बशुत से लोग एसे सामान्य 
व्यापार समझते है ओर इसलिए बच्चों के इस व्यापार पर विशेष ध्यान नहीं 
देते । किंतु विचारतः यह असंतुलित व्यक्तित्व का परिचायक टै, इसलिए इस 
पर संक्षिप्तः प्रकाश डारूना अप्रासँयिक नहीं होगा । 
कारणः--इस व्यापार फे कारण को प्रधानतः संवेगात्मक साना जाता 
है। केतर का कहना है कि जब बच्चे में संवेगात्मक तनाव (Emotional 
'en507) आता है तो बह नख कारता हैं क्योकि ऐसा करने से उसे कुछ 
सांत्वना मिलती है । अन्य सनोवैज्ञानिकों का ऐसा विचार हैं कि जिन बच्चों 
सें यह व्यापार पाया जाता है वे अधिकतर चिद़चिढ़े, वेचेन तथा विक्षुब्ध 
स्वभाव के होते हैं । जब उनके माता-पिता किसी कारणचदा उन्हें भारते-फट- 
कारते हैं तो वे संवेयात्मक तनाव का अजुभव करते हैं ओर उससे छुटकारा 
पाने के लिए वे ऐसा करते हें । अभिप्राय यह फि अधिकांश सनोवेज्ञानिक 
उपर्युक्त कारण को ही प्रझुख स्थान देते हैं। किन्तु, विचार करने पर 
सालस होगा कि चेह व्यापार बच्चों में अन्य कारणों से भी पाया जाता 
ir ahd के लक्ष्य से बच्चों भें होता है 
सुगम साधन हे। जब बच्चे पड लि हा ह ध ja 
अपनी ओर आक्ृष्ट करने लिए चे ऐसा करते हे जल बल जल का अप 
। 
(अल पा) जज मे दा कण 
। उनका कहना है 


( २२९३ ) 


कि ऐसा करने से वच्चे की लैगिंक इच्छा संतृप्त होती है और इसलिए 
वह ऐसा करता है। संभव है उनका यह कहना कुछ अंशों में सत्य हो, 
परन्तु इस आधार पर इसकी व्याख्या पूर्णतः संतोपप्रद नहीं हो सकती, 
क्योकि इसका यही एकमात्र कारण नहीं होता । सयानो के जीवन में भी ऐसा 
देखने में आता है कि जब कोई किसी प्रकार से संक्षुव्ध हो जाता हे तो बह 
यों ही नख काटना झुर कर देता है। इसलिए केनर का मत यहाँ विशेष 
समुचित जचता हे । 
प्रभाव:---इस का असर बच्चों पर जुरा पडता हे । जब चे ऐसा करते हैं 
ओर उनके अभिभावका का ध्यान इधर आङृए् हो जाता हे तब वे समझते हैं 
कि ध्यान आकृष्ट करने का इससे बढकर अन्य कोई साधन नहीं हे। इसलिए 
वे अपने संरक्षको का ध्यान उचित सामाजिक प्रतिक्रियाओं से अपनी ओर न 
कर इसी के द्वारा करते हैं । 
ऐसा करने से वच्चे अपने को समाज के अयोग्य समझते है ओर चे कभी 
सामाजिक कार्यों में हाथ नहीं बंदाते। माता-पिता तथा अन्य सबानों के 
डॉटने के फलस्व॒रूप हीन-भाव उनमें प्रबळ हो जाता है और परिणामतः बच्चे 
अपने को जीवन-द्षेत्र मे पूर्णतः असमर्थ पाते हैं ओर इसकी परिपूति अन्य प्रकार 
के असामानिक व्यवहारो द्वारा करना प्रारम्भ कर देते है । 
रोकने के उपाय $--इस व्यापार का असर बच्चो पर इतना बुरा पड़ता 
है कि वे समाज के योग्य नहीं रह जाते । इसलिये वालमनोविज्ञान के पंडितों 
ने इसे रोकने ओर दूर करने के लिए कई प्रकार के उपायों को व्यक्त किया है । 
कुछ अभिसावको ने इसे रोकने के लिए बच्चों को डॉटना-फटकारना था 
दण्ड देने का सुझाव दिया है, किन्तु यह सुझाव पूर्णतः सदोष है । जब नख 
कारने के लिए बच्चे को डॉटा जाता है, तव वह और भी अधिक मात्रा में ऐसा 
करना झुरू कर देता है । इसलिए इसके लिए किसी तरह की डॉट-डपट उचित 
नहीं । कितने ऐसे माता-पिता है जो इस आदत को छुडाने के लिए बच्चों के 
नख में कुनेन या अन्य ऐसे द्रवा को लगा देते है जिनसे बच्चों को कड़्वापन 
का अनुभव होता है परन्तु यह उपाय भी भवेज्ञानिक तथा दोषपूर्ण है। ऐसा 
करने से इस व्यापार मे संवेगात्मक तनाव के कारण और विद्वद्धि होती है । 
सबसे सुगस उपाय इस आदत को दूर करने का संवेगात्मक तनाव के 
कारण का पता लगाकर उसे दूर करना है । ऐसा करने से बच्चे के इस व्यापार 
में कमी आने ळगती है और धीरे-धीरे यह आदत छूट जाती हे । 
बच्चों के खिलोनो पर ध्यान देना लाभप्रद होता है। उनको ऐसे ऐसे 


( २९४ ) 


खिलोनों को देना घाहिए जिनमें उनकी अधिक अभिरचि हो और जिनको 
खेलने में उनके दोनो हाथ लगे रहें। उन्हें ऐसे सामाजिफ कामों में लगाना 
चाहिए जहाँ उन्हें एड्ान्तवास करने का अबसर न मिले। ऐसे ee फे 
लिए उनकी आलोचना न कर उनके भोजन, आराम, सेलने आदि कामों का 
एक समय निर्धारित कर देना घाहिए। उनके जीवन के चौबीस घंटों को 
विभिन्न क्रियाओ के लिए इस तरह निश्चित कर देना चाहिए क्वि उन्हें नगर 
काटने का मोका न मिले । 
बड़े बच्चो के लिए, जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, डायरी-नीनल्य 
(Diary Technique) का इस्तेमाल अधिक उपग्रोगों सिद्ध होता है; 
किन्तु इच सव उपायो की उपादेयता माता-पिता तथा शिक्षकों पर ही निर्भर 
करती है। 
3. स्पंद-विकृृति (7 C5) 
स्पंदूविक्षति छोटे वच्चो सें नहीं देखी जाती, बल्कि छः घर्ष की 
अवस्था से लेकर चोदुह वर्ष के बच्चो में यह व्यापार अधिकतर पाया जाता हैं। 
किसी उपयुक्त पारिभाषिक शब्द के अभाव से इस पद का प्रयोग यहाँ किया 
गया है, किन्तु इससे आख सरकाचा, सुँह चपचपाना, जीभ से उाँद सोदना, 
जाक फरकाचा, हाथ अथवा वाहु झटकारना, गर्दन रेटी करभा, खाँखना, जैँभाई 
लेना आदि सभी व्यापारो का बोध होता हैं। यद्यपि यह व्यापार कुछ प्रौढ़ 
च्यक्तियो में भी पाया जाता हे, किंतु बच्चो में इसकी अधिकता रहती है । इसमें 
सुख-मंडल के किली अंचछ विशेष की पेशियो को सिकोडने का व्यापार होता 
है। इसे हम ऐच्छिक (Voluntary) नही कह सकते, क्योकि यह कुछ 
समय के व्यवधान के अनन्तर स्वतः होता रहता है। इसकी चेतना बच्चे को 
नहीं रहती किन्तु ज्योही कोई संकेत करता है व्योही वह इससे भिज्ञ हो जाता 
है । अंचल विशेष की पेशियों के सिफोड़ने का व्यापार बहुत देर तफ नहीं 
रहता, इसकी अवधि अधिक-से-अधिक दो से तीन सेकण्ड तक रहती है । 
देखने से ऐसा सालूम होता है कि ऐसा करने वाले के लिए इसका नियन्त्रण 
कठिन होता है। 
कोरणः--सनोवेज्ञानिकों ने इसकी 
मनोवेज्ञानिकों का सत्त है कि बच्चों में 
गात्मक होता है । जव वे किसी प्रौढ 
तो वे भी वेसा करना झुरू कर देते हैं 
पार के लिए डॉट या अन्य प्रकार 


व्याख्या कई प्रकार से की है । कुछ 
स्पनद-विक्ृति का व्यापार अनुकर - 
व्यक्ति को सुख सिकोड़ते हुए देखते हैं 
। जव उनके माता-पिता उन्हं इस व्या- 
के संवेगात्मक व्यवहार परदर्क्षित करते हैं 


( २९५ ) 


तव वे इसे ध्यान-आकर्षण का एक अच्छा साधन समञ्च लेते हैं और ऐसा 
करना प्रारस्भ कर देते हैं। ऐसा कई वार करने के कारण स्पन्द-विकृति की 
आदत पड़ जाती है । 
कभी-कभी अरुचिकर उत्तेजना के कारण भी ऐसा होता है । यदि आँख, 
सुँह था गर्दन के किसी स्थान विशेष पर खुजछाहद सालम होती 
है तब बच्चा उससे निम्लुंक्त होने के लिए आँख मटठकाना, गर्दन टेढी 
करवा, सुंह चाटना या खोदना आदि झुरू करता हे। जब वह उस 
अरुचिकर उत्तेजना से छुटकारा पा जाता है तब' भी वैसा करता है और वैसा 
करने की उसे आदत पड़ जाती है । इस व्यापार का उसे उस समय तक 
ध्यान नहीं होता है जब तक कि कोई दूसरा उसे नहीं कहता। इस तरह 
इसका आविर्भाव शारीरिक कारणों से भी होता है । 
इसके अतिरिक्त इस व्यापार का कारण सानसिक भी है। जब बच्चे में 
किसी तरह का सानसिक अथवा संवेगात्मक संघर्ष विद्यमान रहता हे तब 
वह पेशियों (\5८।९5) के सिकोड़ने का व्यापार करता है क्योंकि ऐसा 
करने से उसे कुछ शांति मिळती है और वह अपने को कुछ हल्का पाता है। 
बच्चो में कई तरह की शारीरिक आवश्यकताएँ--भूख-प्यास, छेँगिकनपरतृत्ति 
आदि विद्यमान रहती हैं । उन सब को संतुष्ट करने के लिए उनमें इच्छाओं का 
आविभांव होता है । जो इच्छाएं समाज-विहित होती हैं उनकी संतुष्टि होती 
है ओर आवश्यकताओं की भी परिपूर्ति होती है | परन्तु जो इच्छाएं सामाजिक 
साध्यम के प्रतिकूल होती हैं उनका दमन (R€7९5507) हो जाता है 
ओर चे अचेतन में पडी रहती है । किन्तु,वे निरन्तर चेतना मे आने का प्रयास 
करती हैं । जब उन्हें उनके वास्तविक रूप में चेतना में आने का अवसर नही 
मिळत! तब वे विभिन्न रूपों से अपनी संतुष्टि करती हैं । स्पंद-विक्ृति से बच्चा 
इस संवेगात्सक तनाव से छुटकारा पाता है, इसलिए बह ऐसा करता हे । 
ये जितने भी उपर्युक्त कारण हैं उनमें से कोई एक कारण हसेशा इस 
व्यापार के लिए पर्या नहीं होता। कभी-कभी स्पंद-विकृृति शारीरिक ऑर 
मानसिक दोनो कारणों के फलस्वरूप होती है। 
प्रभावः--इसका असर अन्य अवाँछनीय व्यापारों की तरह ही बच्चे के 
जीवन पर पडता है । बच्चा इसे ध्यान-आकर्षण का पुक सुन्दर साधन ल 
लेता हे, इसलिए वह कभी समाजविहित आदतों को अपनाने का प्रयास नहा 
करता । समवयस्क बच्चों तथा अन्य सयानो के चिढाने के कारण वह अपने 
को समाज के अयोग्य समझता है और उनसे अळय रहने की कोशिश करता 


t 


२९६ ) 


हे । हीन-भाव का आविर्भाव हो जाने के कारण वह समाज में अभियोजित 
करने में असमर्थ होता है। दूसरों को देखने में भी यह उरा माम होता है, 
इसलिए उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। उसे मित्रों का भी अमा 
रहता है । 
रोकने के उपायः--इस आदत को रोकना था छुट्ाना सरळ नहीं है । 
इसलिए सातपिता तथा शिक्षक को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए । 
जव बच्चा ऐसा करे तो इसके लिए डॉटना-फटकारना उचित नहीं | उसे किनी 
तरह से यह नहीं मालम होवे देना चाहिए कि यद्द आदत डुरी और हास्परा- 
स्पद है, अन्यथा इसकी प्रवछता और चढ जाने की संभावना हे। जसा कि 
कारण पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया गया है, इसका आाविभाब शारी- 
रिक और मानसिक दोनो कारणों से होता है । इसलिण किसी दक्ष डाक्टर 
से शारीरिक परीक्षा करवाकर शारीरिक दोप को दूर करना हितकर होता हे । 
यदि किसी प्रकार का शारीरिक दोप न मिले तो यह समम छेना चाहिए कि 
इसका कारण संवेगात्मक है । अतएव घर तथा पाठ्यालीय अंगों को सुधारने 
का यथासंभव प्रयास करना लाभप्रद सिद्ध होता हे । धर तथा पार्याला में 
उचित शिक्षा-दीक्षा होने पर चञ्चा किसी प्रकार के संवेगात्मक तनाव का 
अजुभव न कर सकेगा और ऐसा व्यापार स्वतः नष्ट हो जाएगा। माता-पिता 
को यह उचित है कि बच्चों की इच्छओ की तृप्ति वे यथासंसव सामाजिक 
तरीके से करें ताकि उनकी किसी इच्छा का दसन न हो । इच्छाओं के दमन 
के अभाव में यह आदत स्वतः नष्ट हो जाती है। वच्चो को खेङने-कूदने, सोने 
ओर अन्य कार्यों के लिए निरन्तर प्रोत्साहित करना चाहिए। उनमें इस तरह का 
भाव भर देना चाहिए कि माता-पिता तथा अन्य अभिभावक डनडे विइवास- 
पात्र और सहयोगी है । इस छुटेव को दूर करने के लिए बच्चों का विश्वास- 
पार बचना तथा उनका सहयोग मास्त करना नितान्त आवइयक हे । ऐसा 
करने के पश्चात ही किसी प्रकार का उपचार इस आदत को दूर करने में 
लाभप्रद्‌ सिद्ध हो सकता हे । 
४, दिवास्वप्न (D2 Dreaming) 
'दृवास्वप्न का पता लगाना बच्चों से एक कठिन कार्य है। यो तो यह सभी 


"च्या में कुछ अंश मे पाया जाता है, किन्तु जब उसमे प्रबळता आ जाती है और 
चे निरन्तर इसी से तन्मय रहने लगते है [तहि 


ते है तब यह असंतुलित व्यक्तित्व का अंग 


3 गग, विश्वेंखल ध्यान आदि कई 
नासो मे 3 3 
पमो से घुकारते हैं । छः वर्ष तक की अवस्था वाळे बच्चो भें यह व्यापार देखने 


( २९७ ) 


में नहीं आता, क्योंकि इस अवस्था तक उनका अधिकांग जीवन खेल-कूद में 
ही व्यतीत होता हे। किंतु, जब वे पाठशाला में प्रवेश करते हैं और अपने को 
उस वातावरण के अयोग्य पाते हैं तब उनमें दिवास्वप्न का आविर्भाव होता 
है | वे वास्तविक जगत की असफलता से ऊब कर कटल्पना-संसार का निर्माण 
करते हैं जहाँ उनके लिए सभी कुछ साध्य रहता है | यह एक प्रकार की ऐसी 
निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जिसमें दिवास्वप्नदर्शी (Day Dreamer) 
को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। साहचर्य (8550९०४६०॥) के 
कारण विचारों का ताता लया रहता है ओर उसी विचार-विइव में वह अपने 
को हर तरह से सुखी पाता है। इसका सम्बन्ध भविष्य की कल्पना से रहता है 
जिसमें द्वास्वप्नदर्शों नायक (7९70) का काम करता है। विजयी नायक 
(Conquerin& Aero) अपने कब्पना-सलार में वास्तविक जगत की 
सभी कठिनाइयो को परास्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि कोई 
बच्चा पाठशालीय कार्य में पिछडा रहता है तब वह दिवास्वम्म में परीक्षा मे 
सर्वे प्रथम आने के आनन्द को छटता है । किन्तु, जो विजित नायक रहता है 
वह वहाँ भी अपने को कठिनाइयों से घिरा हुआ तथा विउ की विभिन्न परि- 
स्थितियों को अपने प्रतिकूल पाता है । 


कारणः इसका आविर्भाव माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों के अज्ञान- 
चश होता है । वे बराबर अपने बच्चों को शांत होने के लिए जोर देते 
अथवा विवश करते हैं। जब कभी बच्चे खेळना-कृदना या अन्य कास शुरू 
करते हैं तब उन्हे शान्त रहने के लिए आदेश दिया जाता है । परन्तु, किसी 
न किसी काम मे लगा रहना बच्चों का स्वभाव होता हे, इसलिए जब कभी 
उन्हें शान्त रहने के लिए माता-पिता आदेश देते है ओर ऐसे व्यवहार के लिए 
उनकी हर तरह से प्रशंसा करते है, तब वे दिवास्वस में संलग्न हो जाते हैं । 
शान्त रहने मात्र से बच्चों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति नही होती, वटिकि 
विभिन्न क्रियाओं से होती हे। इसलिए जब उन्हे बाध्यता के कारण किसी 
प्रकार की क्रिया करने का अवसर नहीं मिळता तब वे दिवास्वप्न के रूप सें 
मानसिक क्रिया करके संतुष्ट होते हैं । 

बच्चों से जब किसी कारणवदा हीननभाव की अबलता होती है तो वे अन्य 
साथियो के साथ काम करने अथवा खेलने मे अपने को असमर्थ पाते है । वे 
उनसे अळग रहकर दिदास्वस् में तल्लीन हो जाते है। वहाँ वे अपने को सर्च- 
श्रेष्ठ पाते हैं जिससे उन्हें आत्म संतुष्टि होती है। यह भाव वच्चो से साता- 
पिता के डॉरने, दंड देने, आलोचना करने आदि से उत्पन्न होता है । वार वार 


( २०८ ) 


पेसा करने से बच्चा अपने को अयोग्य समझकर अन्य कामों से सी मन नहीं 
लगाता जिसके फलूखरूप चह दिवाखस्त का निकार यन जाता है । 

जब अन्य सभचयस्क साथी बच्चे को अपने खे स॑ भाग नहीं लेने देते 
अथवा किसी वास्तविक जथवा काल्पनिक दोप के कारण जब बच्चा सासहिद 
खेलों में भाग नहीं लेता तब वह इस सामूहिक खेर में भाग लेने के 
आचन्द को अपने दिवास्वस में लटा है । 

जब बच्चे से उसकी योग्यता के चाहर काम कराया जाता # जिससे 
उसका मन उससे नहीं लगता तव भी वह अपने कद्पना-सँसार का निर्माण 
करता है। जब बच्चे पाठशाला के कामो में अपने को असमर्थ पाते हँ या 
किसी कारणवश उन कामों में उनका सन नहीं रूगता, तब चे दिवास्वप्न में 
मग्न होते हैं । अभिप्राय यह कि जब वच्चे को अपने काम सें जसफलता हाय 
रुगती है तब वह कट्पनान्संसार का निर्माण करता है जहाँ उसे सभी तरह 
की सफलताओं को प्राप्त करने मे किसी तहर की कठिनाई नहीं होती । 


अभावः--इसका मभाव भी वच्चो के जीवन पर बहुत घातक सिद्ध 
होता दै । यद्यपि इस व्यापार से बच्चो को क्षणिक संतुष्टि का अनुभव होता 
है, किन्तु इसके फन्दे में पढकर वे स्वयं समाजोपयोगी नहीं रह जाते। 


समाज के लिए ऐसे वच्चे भारस्वरूप हो जाते हैं और जत्र इसकी अधिकता 


हो जाती है तव उनसे कई प्रकार की घातक मानसिक व्याधिं { Mental 
5९25९5 ) का जाविर्भाव हो जाता है । दिवास्वप्न से संलरन रहने वाळे 
बच्चे कभी किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करने सें सफल नहीं होते । वच्चे 
निरुत्साही और अविश्वासी बन जाते हैं । इसलिए चे किसी प्रकार के कार्य में 
हाथ वराने से अपना जी चुराते हैं। वे अपने उत्तरदायित्व से पीछे रहकर 
हसेशा हीन-भाच से पीड़ित रहते हैं । इसलिए ऐसे बच्चों का समाज 
से सस्मान भी नही होता। इस व्यापार से संळस्न बच्चों सें वास्तविकता 
(R९०६) और कल्पना (Imagination) 
रिक ([072८६८4]) अन्तसें को जानने की भी क्षमता नहीं रह जाती । 
अतएव ऐसे बच्चे वास्तविक कार्यों से अपना सन हटा कर अपनी सारी शक्ति 
भा व्यय इसी में करते हैं जिसके परिणामस्वरूप चे निकम्मे हो जाते है । चे 


अपनी सभी नवृ इच्छाओं को दिवा-स्वप्न में संतृछ कर लेते हैं, इसलिए वे 
चास्तावक जगत से कार्य करने 


की परवाह तक नहीं करते । 
ह रोकने के उपायः इख घातक व्यापार से बच्चो कों निम्ठुक्त करने के 
ए माता-पिता तथा अन्य असिभाचकों को अपना व्यवहार ऐसा रखना 


व्यावहारिक ओर अव्यावहा- 


( २९९ ) 


चाहिए कि उन्हें अपने को अयोग्य समझने का मौका न मिले । ऐसा वे ही 
बच्चे करते हैं जिनके माता-पिता उन्हें बरावर खिझाते अथवा दंड देते रहते 
हैं । ऐसे व्यवहारों के प्रदर्शन से बच्चे अपने में कमी अनुभव करने के कारण 
किसी सामाजिक खेल या कार्थ मे अपना हाथ नहीं वराते। इसके फलस्वरूप 
उनमें यह व्यवहार आविभूत होता है । 

माता-पिता को बच्चों का विइवासी बनना नितान्त आवञ्यक है। ऐसा 
सम्बन्ध स्थापित कर लेने पर दिवा-स्वप्न के स्वरूप, लाभ, हानि आदिको 
स्पष्ट करते हुए यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि यह व्यापार उनके लिए 
चातक तथा अवाछनीय हे । 


उनका समय इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि उन्हं खेलने, कूदने, 
पढ़ने, सोने आदि की पर्याप्त सुविधा मिले । प्रत्येक कास के लिए एक ससय 
निश्चित कर देना विशेष हितकर होता है। पाठशाला में इस वात का ध्यान 
रखना शिक्षक के लिए नितान्त आवश्यक है कि पाठ्शालीय कार्य दच्चों की 
योग्यता तथा रुचि के अनुरूप हों ताकि उन्हें वे भार-स्वरूप न प्रतीत हो । 

खेलने के साधनो का इस तरह प्रबन्ध करना चाहिए कि बच्चों के 
खिलोने उनकी योग्यता और अभिरुचि के माध्यम के हो । उन्हे सामाजिक 
कामों के लिए निरन्तर प्रोत्साहित करना दिवा-स्वप्न को कस करने स विशेष 
सहायक होता हे । इन उपर्युक्त उपायां से हम बच्चो को इस घातक व्यापार 
से निरुक्त कर सकते हैं । 

५, हीन-भाव (Inferiority feeling) 


जिस प्रकार बालकों के दिवा-स्वस का ज्ञान खामान्यावस्था मे सयानो 
को नहीं होता उसी प्रकार हीन-भाव की भी जानकारी उन्हें आसानी से नही 
होती । किन्तु, जब इसमे अधिकता आ जाती है तब प्रोढ़ व्यक्ति भी उसके 
इस दोप से अभिगत हो जाते हैं। जो बच्चा इससे पीडित रहता दे वह 
अपनी शक्ति में विश्वास नहीं करता और वह अपने को किसी भी कार्य के 
योग्य नही समझता है । हीन-भाव से जो बच्चा अस्त रहता हे बह अपने मे हर 
तरह की कमी महसूस करता है। इस सम्वन्ध सें एडलर की खोजें विशेष 
महत्वपूर्ण है । उसका कहना है कि जो वच्चा हीन-भाव से पीडित रहता द वह 
अपने को सब से हीन (तच्छ) समझता है। वह सभी प्रकार की सासाजिक परि” 
स्थितियों से भयभीत होता है ओर परिणामतः एकान्त जीवन व्यतीत करने 
लगता है। इसका प्रभाव उसकी चिन्तन-प्रक्रिया पर इतना पढ़ता हैं कि उसके 


( ३०० ) 


सभी व्यवहार समाज के अयोग्य होते हं । जैसा कि ऊपर लिखा जा शुका 
इसका ज्ञान आसानी से दूसरे व्यक्तिर्वा को ना हाता इसलिए इसके 
प्रमुख निस्नाँकित लक्षणा पर ध्यान देना आवश्यक ह । 
लक्षण :--जिसमें हीन-भाव विद्यमान रहता ४ वह सामाजिक जावन 
व्यतीत करने की अपेक्षा पुकान्तवास करना अधिक पसन्द करता ऐे। इसका 
चेतना उसमें बरावर वनी रहती हैं कि उसे कान बया कहना हें और दूसरा के 
सामने वह रजा का अनुभवच करता टें। विपक्ष में कुछ कष्ट देने पर घड 
वहत गम्भीर हो जाता है, क्योकि उसे वह बहुत खटकता टे । अपने इस भाव 
को छिपाने के लिए वह अधिकांश असामाजिक व्यघहारो को करता हैं । चद 
निरन्तर अपची असफलताओ के लिए दूसरों को दूषित करता हे आर जब 
कहीं दो आदमी आपस मे वात-चीत करते हें तो वह यही समझता टै कि 
उसी के सम्बन्ध में चे बात कर रहे हैं वह कइ प्रकार के अधस व्यवहारा 
द्वारा अपनी प्रधानता प्रदर्शित करने का प्रयास करता हैं आर दूसरो का ध्यान 
अपची ओर आकपित करने फे लिए अवांित कामा को करता है । हीन-भाव 
के सभी लक्षण एक ही साथ किसी बच्चे मे नहीं सिळते । 
कारणः--इसके शारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक दोनो कारण होते है । 
कभी इसका अविर्भाव सनोवेज्ञानिक कारणो से होता है और कभी शारीरिक 


कारणो से। कभी-कभी दोनों प्रकार के कारणो का समान हाथ इसमें 
रहता है। 


ब 4 ~ हे __ किक 2 आ | गेयः 

जब बच्चा लूयड़ा, काना, कुप होता है तव वह अपने को और क 

I Ne has a ~ © = ह [9 
से हीन पाता हे जिससे उसमे हीन-भाव का आविर्भाव होता है । किसी 
घकार का शारीरिक दोष वच्चे को अन्य बच्चो के समान खेलने कूदने 


52 काम ~ ~ ड = 
ओर कास करने के लायक नहो रखता । इससे स्वतः उसमे हीन-भाव उत्पन्न 
हो जाता है । 


जब सातानपिता तथा अन्य संरक्षक वरावर बच्चे को यह जताते रहते हैं 
कि परिवार मे उसकी कोई आवश्यकता नही हे तब वह इस भाव से पीड़ित 
होता है । 

बच्चो को अधिक चिदाना, दूसरो के साथ उनकी अनुचित हुळना करना 
उसके सभी व्यवहारो के लिए डॉटना, दंड देना आदि ऐसे व्यवहार हे जिनसे 
बच्चे मे हीन-भाच की उत्पत्ति होती 

चे कारचा, असूड चूसना, सुख सिकोड्ना आदि दुर्शुण भी बच्चे के 
दीचन्साव के कारण होते हैं । जब बच्चा पाठशाला के कार्यो को अच्छी । 


( ३०१ ) 


दरने में समर्थ नहीं होता और अन्य बच्चे उससे अच्छा करते हैं तव उसमें 
यह भाव आविर्भूत होता है। हस्तमैथुन ्रश््ति के कारण भी बच्चा इस दोए 
का शिकार बन जाता है। इसी प्रकार वे सभी अंग इस भाव को ससुत्पन्न 
करने में समर्थ होते हैं जिनके कारण बच्चा अपने को औरों की. अपेक्षा अयोग्य 
एवं हीन पाता हे। 
प्रभाचः--बालःजीवन पर इसका असर जो पड़ता है उसका वर्णन 
इसका लक्षण व्यक्त करते समय किया जा चुका है। यहाँ इतना कह देना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि इससे लाभ और हानि दोनों है। यदि इसकी 
सान्ना बच्चे में कम रहती है ओर उसको उचित शिक्षा-दीक्षा उसके संरक्षको 
से मिळती है तब वह संसार में सुन्दर से सुन्दर काम को कर डालता हे । 
महापुरुषों के ऐसे अनेक उदाहरण मिळते हैं जो बचपन मे किसी प्रकार के 
शारीरिक अभाव के कारण, इस भाव से पीडित रहते थे। प्रौढ़ होने पर वे 
उसको पूति अच्छे कासों को करके किए । अतः जीवन में सफल होने के लिए 
कुछ मात्रा में हीन-भाव का होना आवश्यक है। एडलर ने इसकी परिपुष्ट 
के लिए अनेक उदाहरणो को दिया है। नेपोलियन बोनापार्ट, अरस्ठु आदि 
महापुरुष अपने बाळ काळ मे इसके शिकार थे। इसकी सात्रा वच्चे मे न्यून 
रहने पर ही इससे उपकार होता है । 
यदि इसकी प्रबळता बढ़ जाती है तब उपकार के बदले अपकार होता 
है । उसे अपनी असफलता का बराबर भय बचा रहता है। वह किसी प्रकार 
का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर नहीं लेना चाहता ओर वास्तविकता से हमेशा 
दूर रहने की कोशिश करता है। वह दिवास्वञ्ञ तथा अन्य सवोरचनाओ 
(Mechani]5ms) द्वारा भज्ुचित रूप से अपने को वातावरण सें अभि" 
योजित करता हे । दिवास्वस का प्रभाव बच्चे के जीवन पर कितना घातक 
पड़ता है इस पर प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं । इस दोप से युक्त 
बच्चा ऐसे व्यापारो को करता है जिसे समाज अपराध के नाम से पुकारत 
है। सरांश यह कि बच्चा इसके कारण पूर्णतः असमर्थ होने के कारण समु- 
चित रूपेण अपने को सामाजिक वातावरण में अभियोजित कही करता, इस- 
लिए वह कभी जीवन में सफळ नहीं होता है। 
दूर करने के उपाय +-छीव-साव के शारीरिक तधा सनोवेज्ञानिक 
दोनो कारण होते हैं। इसलिए इस दोप को दूर करने के लिए. पहले यह 
जानना जरूरी है कि इसका कारण कोई शारीरिक दोप है अथवा सानसिक 
अभाव । कारण को जानकर इसका उपचार करवा श्रेयस्कर है । 


( २०२ ) 


बच्चे सें यदि यह दोप किसी प्रकार के शारीरिक अभाव के कारण है त्र 
अभिभावको को उसके साथ ऐसा व्यवद्दार करना चाहिए जसा कि चे अन्त्र 
सामान्य वच्चो के साथ करते है। उसको ऐसी दिक्षा नितांत आवश्यक हे 
जिससे वह अपने को अन्य सामान्य बच्चो के समान समल सके । सहानु- 
सूतिपूर्ण शव्द से उससे यह व्यक्त कर देना चाहिए कि उसका अभाव उसके 
पथ में बाधक होने छायक नही है । उसका मजाक उदाना या उसे टॉटना- 
उपटना कभी उचित नही आर न तो उसकी तुलना अनुचित रूप से अन्य 
सामान्य वच्चो के साथ ही करना श्रेयस्कर हैं । ऐसी परिस्थितियों को दूर 
रखना चाहिए जिनसे बच्चा अपने को आरों की अपेक्षा टीन समने का 
अवसर पा सके। बच्चे का आत्मविइवासी बनना इसको दूर करने के लिए 
वहुत जरूरी है ओर अनावश्यक सहायता या सहानुभूति प्रदर्शित करना 
कदापि हितकर नहीं। उसकी अनावद्यक आलोचना से बचना चाहिए भोर 
स्कूर का कार्य इस तरह का रखना चाहिए कि वह उसकी योग्यता के अनु- 
रूप हो। इसके अतिरिक्त उसके चोवीस घण्टो को इस तरद विभाजित कर 
देना चाहिए कि वह अपने सभी कामों को अच्छी तरह सफलतापूर्वक कर 
सके । आवश्यकतानुसार उसे सहायता देवा भी हितझर सिद्ध होता है । 
उपयुक्त उपाय शारीरिक दोपयुक्त बच्चों के लिए छाभ-प्रद हैं किन्तु 
जिनमें होन-भाव सनोवेज्ञानिक कारणो से हो उनके लिए निम्नांकित व्यवस्था 
तथा उपचार मनोवेज्ञानिक्रों द्वारा निर्धारित किए गए हैं । 
सव-प्रथस बच्चे में आत्मविश्वास का भाव भरना चाहिए, इसके लिए 
सबसे सरळ तरीका यह है कि वह जो उचित कार्य अपनी योग्यतानुसार करे 
उसके छिए उसकी प्रशंसा की जाय और समुचित पुरस्कार दिया जाय । ऐसा 
करने से बच्चे में स्वतः आत्मविइवास का भाव अंकुरित होकर भोढ होया । 
उसको यह अलीन्भॉति समझाना और दिखलाना चाहिए कि सभी लोग 
सभी क्षेत्रो में सफल मनोरथ नही होते, बल्कि क्षेत्र विशेष से ही सफळता 
हाथ ळूयती है । ऐसे अवसरों को उपस्थित करना चाहिए जहाँ कि बच्चा अपने 
को योग्य समझ सके और ऐसी परिस्थितियों को उसके सासने नही आने देना 
चाहिए जिनसे वह अपने को असफल पा सके ; 
उसे अपने अभाव को दूर करने के 


योग्यता विद्गेप के अनुसार कास देना 
दाचि 


लिए प्रोत्साहित करना और उसकी 
श्रेयस्कर होता हें । उसे अपने उत्तर- 
ख को स्वयं सम्भारने देना चाहिए और किसी समस्या के उपस्थित हो 
जाने पर उसके सम्बन्ध में उसे स्व्यं सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना 


( ३०३ ) 


चाहिए। यथासम्भव उसकी आलोचना, भर्त्सना आदि से उसे दूर रखना चाहिए 
ताकि वह निर्भीक रह सके । 
समय समय पर बच्चे की सामाजिक ओर पारिवारिक सार्थकता को व्यक्त 
करना इस दोष को दूर करने मे सहायक होता है। उसके सामने ऐसे अन्य 
वच्चो का उदाहरण उपस्थित करना चाहिए जो जीवन संग्राम से सकळ सनो- 
रथ हुए हो ओर उसको एसे कामो से नियुक्त करना चाहिए जिससे सफलता 
मिलने से उसकी हिम्मत अन्य कामों को करने के लिए बढे । उसे सामूहिक 
कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहाँ वह सब के सामने अपने को 
योरवान्वित समझ सके। 
उपर्युक्त व्यवस्थाओं से बच्चे का छुटकारा हीनन्भाव से हो सकता है । 
हों, इस सम्बन्ध से यह स्मणीय है कि इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 
बच्चे के पारिवारिक, पाठशालीय तथा सामाजिक अवस्थाओ (C0707f0ns) 
को सुधारना नितांत आवइ्यक है । 
६, हस्तमैथुन (Masturbation) 
सभी वच्चे ओर सयानो मे हस्तमेथुन किसी च किसी समय कुछ अंशो से 
पाया जाता है। इसलिए अधिकांश लोग इसे एक सामान्य व्यापार समझते है, 
किन्तु जब यह आदत स्थायी बन जाती है तब इसे लोग असंतुलित व्यक्तित्व का 
लक्षण समझते हैं । मनोवेज्चानिको का ऐसा दृष्टिकोण है कि यह व्यापार लडकों मे 
बारह से सत्रह तक और लड़कियों सें पाँच से ग्यारह वर्ष तक पाया जाता हे । 
जिनमें यह आदत चिरस्थायी हो जाती है वे बरावर इसे करते हैं। विभिन्न खोजो 
के आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि हस्तमेधुन-कर्ताओं से बालिकाओं 
की संख्या दश प्रतिशत ओर लड़कों की संख्या पच्चीस प्रतिशत हे । 
यों तो प्रास्त अर्थ में पैर हिलाने, खुजलाने आदि व्यापारो को भी हम 
हस्तसेथुन कह सकते हैं, किन्तु संकीर्ण अर्थ मे यदि हस इसकी परिभाषा 
करें तो कह सकते हे कि हाथ या किसी अन्य कृत्रिम साधन से लैगिक 
सानन्द (९९८2]।९2507९) को प्राप्त करने के लिए सूननेन्द्रिय को उत्तेजित 
करना हस्तमैथुन कहलाता है । 
अब अइन है कि बच्चा यह केसे जानता हे कि शुघ्तांग अथवा सृत्रेन्द्रि 
को उत्तेजित करने से छैंगिक आनन्द मिलता हैं? इसके उत्तर मे घह कदा 
जा सकता हे कि जिस तरह वह अपने शरीर के अन्य अँग-अ्रत्यवा आर उनका 
क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता हे उसी तरह इसका भा वाय उस दावा ह। 
उसकी यह जानकारी सामान्य होती है और वह इसे कोई महत्व नहीं देदा 


( २०४ ) 


है । इसीलिए हस्तमैथुन बहुत से बच्चों में अस्थायी होता है। किंतु जिन 
बच्चों के माता-पिता सून्रेन्द्रिय स्पर्श को अधिक महत्व देते हैं और ऐसा 
करने के लिए उनकी भर्व्स॑चा करते है उनमें यह व्यापार स्थायी रूप से देखा 
जाता है। किशोरावस्था के बच्चों में यह परिपक्वता का परिचायक होता है। 

साधारणतः बच्चे अपने इन्द्रिय को स्वयं उत्तेजित कर सुखद अनुभव 
का आनन्द पाते हैं, परन्तु कभी-कभी दो बच्चे मिलकर भी ऐसा करते हैं । 
जब दो बच्चे इसमें संग्न होते हैं तब वे स्वयं अपनी इन्द्रिय को उत्तेजित 
नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की इन्द्रिय को उत्तेजित करता है । इसी प्रकार 
के हस्तमैथुन की अधिकता है, किन्तु ऐसा सी देखने मे आता है कि लढ 
कियाँ अपनी इन्द्रिय में कोई रम्बा पदार्थ डालकर ऐसा करती है । 

कारणः--बच्चों में इसका आविर्भाव कई कारणों से होता हे । जब अना- 
यास उनका हाथ इन्द्रिय पर पड़ता है तव वहा उन्हें एक सुखद संवेदना का 
अनुभव होता है, इसलिए वे उसे उत्तेजित करने लगते हैं । साता-पिता जब 
कभी बच्चों को इन्द्रिय स्पर्श करते हुए देखते हैं तब वे इस व्यापार के लिए 
संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते है। इसलिए बच्चा कुछ ही दिनों में इस 
व्यापार के महत्व को समझने लगता है। थह ध्यान आकृष्ट करने का उसे 
एक सुगम साधन मिल जाता है और दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करने के 
लिए वह हस्तमैथुन की आदत डाल लेता हे । 

जब इन्द्रिय के सन्निकट के अंचलों में खुजली, दाद आदि ऐसे चर्म रोग 
हो जाते हैं जिन्हें खुजलाने में अच्छा लगता है, तब उस स्थान को खुजळाते 
वक्त वच्चा इस इन्द्रिय को अनायास उत्तेजित करता हे । उसे ऐसा करने से 
एक विचित्र एवं अभिनव अनुभव होता है । यह अनुभव इतना सुखद तथा 
रुचिकर प्रतीत होता है कि वह इस्तसैथुन का अभ्यासी हो जाता है । 

_ भोती, पायजामा या पैंट के रगड़ से इन्द्रिय मे गुदयुदी मालूम होती हे 
आर उस गुगशुदी का आनन्द लेने के लिए बच्चा इन्द्रिय को रगड़ने लगता हे । 
कभी-कभी माता-पिता कुछ होकर दिन में उसे अकेले रहने के लिए विवश करते 
है या कोठरी में बन्द कर देते हैं। जब उसे कोई काम करने का भवसर नहीं 
सिरता, तब वह हस्तमैथुन झुरू करता हे । इसके अतिरिक्त प्रायः ऐसा देखने 
सं आता हे कि जब बच्चा किसी मकार के संचेगात्सक तनाव का शिकार बनता 


> [a 
६ चन वह यह शुरू करता है, क्योकि ऐसा करने से उसे आत्मसंतोष 


होता है । 


कहे पु 
जव कई बच्चे एक साथ सोते है तब उनमें से कोई बच्चा अपनी श्रेष्ठता 


( ३०५ ) 


प्रदर्शित करने के लिए अन्य बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता 
है । इसलिए बच्चे इसे करने के अभ्यासी हो जाते हैं। कभी-कभी सयाने भी 
बच्चों को ऐसा करने के लिए विवश करते है ओर बच्चे इस मे संलग्न हो जाते 
हैं । इसके अतिरिक्त, भोर कई कारण इस व्यापार के हैं, किन्तु उनका वर्ण 
इस यहाँ नहीं करेंगे । 
प्रभाव:--इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य तथा जीवन के अन्य पहलुओं 
पर क्या पडता हे, इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिको मे मतभेद है। कुछ लोगो 
का ऐसा विश्वास है कि यह एक गन्दी तथा अपमानजनक आदत है। इससे 
बच्चे के शरीर मे शिथिलता आती है ओर तरह-तरह के शारीरिक रोगों के 
कारण उसका शरीर हुर्बुल हो जाता है मानसिक अवस्था भी असामान्य हो 
हो जाती हैं ओर इस तरह वह कई प्रकार के मानसिक रोगो का शिकार बच 
जाता है । उसमे नपुंसकता ([70९7८5) और असमर्थता आ जाती है । 
परन्तु, दूरे पक्ष के सनोवेज्ञानिकों का कहना है कि यह आदत जैसी 
भी हो, इससे किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक दुर्बलता नहीं 
आती जोर तो वच्चे के सुखमंडळ मे किसी प्रकार की खराबी आती है। 
सच्ची वात यह है कि जो वद्या हस्तमैथुन करता है वह समझता है कि यह 
आदत छुरी और निन्दनीय हे तथा इसीसे कई प्रकार की हानियाँ होती हैं । 
इसी हानि की मनोव्रृति ( 27706 ) से वञ्च मे इस व्यापार से शारीरिक 
ओर मानसिक कमजोरी तथा अन्य क्षण आविर्भूंत हो जाते हैं। इसलिये 
हस्तमेधुन से नहो, वल्कि इसके प्रति जो मनोवृत्ति वत जाती है उसी के चलते 
इसका असर वच्चे के जीवन पर छुरा पड़ता है । जिस समय वह ऐसा करता 
है ठीक उसके तुरत वाद पश्चात्ताप करने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप 
उसमे मानसिक संघर्ष आविभू'त होता है और वह अपने को दोपी ओर हीन 
समझने लगता हे। अतएव इस भाव से पीड़ित रहने के कारण वह किसी से 
मिलना नही चाहता और छकेले रहने ळगता है । वह पारिवारिक तथा अन्य 
प्रकार के झंझटों से भी दूर रहने की कोशिश करता है । 
इस तरह कुछ लोगों के अनुसार बच्चों का यह असामान्य व्यापार लाभप्रद 
और कुछ रोगो के अनुसार हानिप्रद हे । परन्तु, यदि हम इस पर गम्भीरतया 
विचार करें तो मालूम होगा कि यद्यपि यह आदत स्वतः हानिप्रद नहीं है, 
किन्तु इसके मति जो समाज का दृष्टिकोण है उसके चलते बच्चों को बहुत 
हुःख उठाना पढ़ता है। इसी मनोवृत्ति के कारण बच्चा दुर्बळ और आलसी 
हो जाता है | लोग उसे हीन दृष्टि से देखते है जिससे उसमें हीन-भाव का 


eo 


( ३०६ ) 


आविभाव होता है। इस कारण वह किसी से मिळना नहीं चाहता ओर अपने 
को सामाजिक अभियोजन के अयोग्य पाता है। कभी-कभी यह आदत इतनी 
वतक सिद्ध होती है कि बच्चा सभी आवश्यक कार्यो की उपेक्षा कर उसी में 
निरन्तर संलग्न रहता है। ये सभी कार्य उसके सामाजिक अभियोजन में 
बाधक होते हैं, अतः वह हीन-भाव से पीड़ित होकर समान से विहित कार्यों 
को करने में असमर्थ होता है । 

यद्यपि इससे किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि प्रायः 
नहीं होती तथापि इसे एक अवांछनीय एवं असामाजिक आदत समझना चाहिए, 
क्योकि यह बच्चे फे असंतुलित व्यक्तित्व का परिचायक है । 


दूर करने के उपाय :--इस आदत को दूर करने के लिए मनोवेज्ञानिकों 
द्वारा विभिन्न उपायों को व्यक्त किया गया हे । सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में 
रखना है कि जिन-जिन कारणों से इस व्यापार की आदत बच्चों में पड़ती 
है उन्हें दूर करना आवश्यक है। उन कारणों को दूर कर देने से यह आदत 
रवतः छूट जाती है । जब छोटे बच्चों में यह व्यापार देखा जाय तो माता-पिता 
तथा अन्य झुभार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उसकी उपेक्षा कर दें, 
अन्यथा यह आदत और जोर पकड़ लेगी । इस व्यापार की उपेक्षा करते हुए 
बच्चो को दूसरे ऐसे कामों में नियुक्त करना चाहिए जिनमें उनकी अभिरुचि 
हो । तरह-तरह के खिलोनों को देना, भोज्य पदार्थो को प्रदान करना अथवा 
इसे काम में नियुक्त करना जिसमें दोनों हाथ संलरन रहे, विशेष लाभम्रद है । 
अभिभावकों को छँगिक प्रशिक्षण (5९% ।73777९) पर्याप्त तथा उचित 
रूप से देना चाहिए ताकि इसके प्रति बच्चों का ज्ञान अधूरा न रह सके। 
समुचित ज्ञान इस आदत को छुडाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त, 
बच्चों के लिए समय का विभाजन ऐसा करना चाहिए कि वे निरन्तर किसी 
न किसी कास सें संलग्न रहे । खेलने, कूदने, भोजन करने तथा आराम करने 
की सुविधा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बच्चे का विश्वास-पात्र बनकर 
उसे यह समझाना चाहिए कि यह आदत वह आसानी से छोड़ सकता है । 
उसे यह विशवास दिलाना हितकर होता है कि इससे सामाजिक अप्रतिष्ठा 
र nn से यदि यह आदत न छूटे तब किसी दक्ष 
परीक्षा करवा कर उसकी आवश्यक चिकित्सा 
करनी चाहिए ताकि इन्द्रिय में किसी शारीरिक कारणव किसी प्रकार की 
डुजराहर या कलकलाहट न हो । 


साता पिता को अपने बच्चों को अनावश्यक सोने के लिए व को 


( ३०७ ) 


या किसी प्रकार का दण्ड देकर उन्हें अकेले रहने के लिए बाध्य करना ठीक 
नहीं हे । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बच्चे अधिक से अधिक साथियों 
के साथ काम या खेल में भाग ले सकें। ऐसा करने से उन्हें इस व्यापार को 
करने का सोका नही मिलता भोर यह आदत क्रमशः छूट जाती है । बच्चों और 
वच्चियों को साथ न सोने देना आवश्यक है, क्योंकि साथ सोने से भी एक 
दूसरे के प्रोत्साहन के कारण यह आदत जल्दी नहीं छूटती । यों तो ओर भी 
कई उपाय इसे रोकने के लिए व्यक्त किये जा सकते हैं, किन्तु उनका वर्णन 
हम यहाँ नहीं करेंगे । 


७, समजाति लेंगिकता ( Homosexuality ) 


साधारणतः बच्चों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों का झुकाव अपनी लेंगिक इच्छा 
( Sexual Desire) को संतृप्त करने के लिए अपने विपम लिंगी 
( Opposite Sex ) की ओर होता है। पुरुषों का आकर्षण महिलाओं 
की ओर ओर महिलाओ का आकर्षण पुरुषों की ओर होना स्वाभाविक है। 
जहाँ तक मैत्री का सम्बन्ध है, समजाति मैत्री अधिकतर बच्चों में देखी जाती 
है, यद्यपि विपम लिंगी मैत्री का भी अभाव नहीं रहता। तब समजाति लैंगि- 
कता किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने से मालम होगा कि 
इसका प्रयोग अत्यन्त प्रदास्त अर्थ में किया गया हे, किन्तु यदि हम 
संकीर्णतया इसकी परिसापा दें तो कह सकते हैं कि समजातीय लेंगिक 
आकर्षण (Sexual attraction towards the same 565 ) ही 
समजाति लेगिकता है | तात्पर्य यह कि जब कोई बच्चा लेंगिक इच्छा की 
संतुष्टि के लिए. समलिंगी की ओर आक्ृष्ट होता है तब इसे हम समजाति 
लैंगिक ( H0m005९%2] ) कहते हैं । थोड़े शब्दों में इसे स्पष्ट करने के 
लिए हम कह सकते हैं कि लड़कियाँ या लड़के जब अपनी लेगिक इच्छा को 
तृप्त करने के लिए विषम छिंगी की ओर आक्ृष्ट न होकर, सम लिंगी की ओर 
झुकते है तब हमें समजाति छैंगिकता का उदाहरण मिलता है । 
हस्तमैथुन की तरह इसे भी हेय दृष्टि से देखा जाता है और लोगों का 
ऐसा विश्वास हे कि समजाति लेंगिक अधम होती हे, किन्तु यह सत्य नह 
है। अन्वेषण करने पर यह मालूम हुआ है कि लड़कियां की अपेक्षा लडका 
में समजाति लैंगिकता की प्रवृत्ति अधिक रहती है । कुछ मनोवैज्ञानिकों का 
ऐसा निर्णय है कि दो प्रतिशत बच्चो में ससजाति हैँचिकता पाईं जाती है 


और किशोरावस्था में इसकी बहुरुता रहती है। 


( ३०८ ) 


यदि हम ऐसे बच्चों का वर्गीकरण करें तो उन्हं तीन वयां में रखना 
पडेगा । पहला वर्ग सक्रिय समजाति लैंगिक (Active Homo Sexual) 
जो पुरुष का कार्थ सम्पादित करता हे, दूसरा निष्क्रिय समजाति लेंगिक 
( Passive Homo Sexual] ) जो खत्री का कार्य सम्पादित करता है, 
और तीसरा मिश्रित समजाति छेंगिक ( Mixed Homo Sexual) जो 
क्रमशः दोनों के कार्यों को सम्पादित करता हे । बच्चों में अधिकांश मिश्रित 
लैंगिकता पाई जाती है जिसमें पारस्परिक मेथुन अर्भकम्रियता (50domy) 
का प्रदर्शन होता है । 
कारण $--समजाति छेंगिकता का आविर्भाव और विकास क्यों होता 
है, इस सम्बन्ध में कई सिद्धान्त हैं। कुछ मनोवेज्ञानिको का मत हे कि 
इसकी प्रवृत्ति वांशिक तथा जन्मजात होती है। दूसरे के अनुसार लेंगिक अन्थि 
( Sex 8०70 ) की अखामान्यता के कारण इसका आविर्भाव होता हे। 
तीसरे पक्ष के सनोवेज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे में इस प्रवृत्ति का आवि- 
भांच और विकास सम्बद्धता ( (0परतास॑ठ्माए ) और असंतुलित अभि- 
योजन ( \4]24]६९7 £ ) के कारण होता है। इसी प्रकार और भी 
कई सिद्धान्त इसकी व्याख्या के लिए उपस्थित किए गए हैं, किन्तु विचारतः 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रबृत्ति से कई अंगों का हाथ रहता हे । 
कई स्थरो पर बच्चों मे समजाति लैंगिकता की उत्पत्ति समलिंगियों 
( 520९ 565 ) के साथ सोने से होती है। कारागार, छात्रावास आदि 
ऐसी जगहों में जहॉ लड़के या रूडकियाँ समकिंगियो के साथ सोते हैं, ऐसा 
व्यापार शुरू कर देते हैं। साथ सोने के कारण परस्पर शरीर स्पर्श से जो 
सुखद अनुभव होता है उसी के फरुस्वरूप इस प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। 
विषम लिंगियों के पारस्परिक सम्पर्क का अभाव भी आवश्यकता पढ़ने पर, 
इस प्रबृत्ति को जन्म देता हे । 
अर से जो लड़के और लडकियाँ अपने विषम लिंगियों द्वारा चिढ़ाए 
तंग किए जाते हैं उनमें विषम कछिंगियों के प्रति ऐसा भय ओर णा 


उत्पन्न ~ 
त्पन्न हो जाती है कि चे कभी उनसे मिलना नही चाहते, इसलिए उनमें 
इस प्रबृत्ति का अंकुर जमता है । 


FN 
आर 


जब माता-पिता के पारस्परिक सम्बन्ध में अनेको तरह की अनुचित एवं 
ञ्‌ अ «ee 
हु पा घटनाओं को घरते हुए बच्चे अपनी आँखों से देखते हैं तो उनके 
व्यक्तिगत जीवन पर उनके इस पारस्परिक सम्बन्ध का बहुत बुरा और गहरा 


असर पडता श् १ _ रे ~ 
र पड़ता हैं । परिणामतः ऐसे बच्चे अन्य विषम छिंगियों से मिलने और 


( ३०९ ) 


किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने मे हिचकिचाते ओर कटुता का अनुभव करते 
हैं। इसलिए उनमें समजाति लेंगिकता के प्रति विशेष आकर्पण हो जाता है। 
इन कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण इसके हैं, किन्तु उनका उल्लेख 
हम यहाँ नहीं करगे, क्योंकि वे प्रौढ व्यक्तियों की समजाति लेंगिकता में 
सहायक होते हैं । 
प्रभाव वस्तुतः यह आदत स्वतः गन्दी है और समाज भी इसे हेय 
दृष्टि से देखता है । जो बच्चे इसके अभ्यासी होते हैं उन्हें समाज तुच्छ सम- 
झता है और लोग उनकी हँसी उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे अपने को 
समाज से तिरस्कृत समझ्नते हैं । उनमें सरतः भी इस व्यापार के उद्धाटन का 
भय बना रहता है। कई देशों सें यह व्यापार कुकर्म और अपराध समझा 
जाता हे और ऐसा करनेवालो को कठिन से कठिन दंड दिया जाता हे । 
ऐसा करनेवाले बच्चे बहुत ही गम्भीर और एकान्त में रहते हैं। उनमें 
हीन-भाच इतना प्रबल रहता है कि कुछ भी ससाजोपयोगी कास उनसे नहीँ 
होता । उन्हें सहयोगियों और मित्रो का अभाव रहता है । वे स्वर्यं भी अपने 
को पापी, अधस ओर किसी कास के अयोग्य समझते हैं। ऐसे बच्चे कभी 
किसी का विश्वास नही करते । स्वतः सशंकित रहने के कारण वे दूसरों को 
भी सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । 
मानसिक द्वन्द्व के कारण वे कभी शान्त चित्त नहीं रहते, इसलिए उनका 
अभियोजन उचित रूप से नहीं होता । उनकी मानसिक अवस्था खराब हो 
जाती है और उनमे कई व्याधियों का आविर्भाव हो जाता है जिनके कारण 
उनका जीवन निरर्थक बन जाता है । किन्तु, कभी-कभी ऐसा देखने में आता 
है कि ऐसे बच्चे एकान्तम्रिय होने के कारण ऐसे कामों में दत्तचित्त हो जाते 
हैं कि उन्हें अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है। 
वस्तुतः इस अवस्था में बच्चे कुछ विचार से काम ले और अपनी इस प्रवृत्ति 
का त्याग कर दें तो वे बहुत समाजोपयोगी कार्य कर सकते है। यदि आँखें 
खोलकर देखें तो हमे ऐसे उदाहरणो की कमी नहीं मिलेगी । 
रोकने के उपाय :--यद्यपि बच्चों सें यह एक बड़ा दुगु'ण है, किन्तु 
समाज का यह धर्स है कि वह ऐसे बच्चों को अधम या पापी की दृष्टि से न 
देखे | साधारण जनता मे अपराधियों की संख्या इन समजाति लेंगिक बच्चों 
से अधिक है। यदि हम इस दोप से बच्चो को बचाना चाहते हैं तो यह 
आवश्यक हे कि इसके लिए उनकी निन्दा और क़ आलोचना न करें। 
शारीरिक दण्ड देना ऐसे बच्चों को कदापि हितकर नहीं । इससे बंचित रखने 


( ३१० ) 


के लिए बच्चों को कामशाख (5९70089) का उचित ओर पर्याप्त प्रशिक्षण 
( Train ) माता-पिता और शिक्षकों द्वारा देना वांछनीय है। पर्याप्त 
ज्ञान के ही बिना अधिकांश बच्चे इस व्यापार सें रत होते हैं । 

माता-पिता को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बच्चों का सम्बन्ध 
विषम रिंगियों के साथ बहुत सुन्दर और मनोहारी हो । ऐसा सम्बन्ध रहने 
प्र उनमें विषम छिंगियोँ के प्रति आकर्षण होगा ओर इस अबूत्ति में न्यूनता 
स्वतः आ जाएगी । समलिंगी बच्चों को कदापि एक साथ सोने का अवसर नहीं 
देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस प्रवृत्ति को विकसित करने का शोभन 
सुयोग मिळता है। माता-पिता के पारस्परिक सम्बन्ध में हर प्रकार का 
सासंजस्थ ( [277200} ) रहना इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए 
आवश्यक है । 

समलिंगी बच्चों को एक साथ खेळमे-कूदने का वहीं तक अवसर देना 
चाहिए जहाँ तक उनमें इसकी गंध न आवे। हाँ, समय जाने पर विषम 
लिंगियों के प्रति बच्चों में सद्भाव भरना विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है। 

इन सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ऐसे बच्चों का मनोवैज्ञानिक और 
शारीरिक परीक्षण अनिवार्य है । यदि लैँगिकन्ग्रंथि मे किसी कारणवश 
असंतुलन हो तो डाक्टर की सहायता छेकर उसका उपचार करना चाहिये 
और घर की च्यवस्थाओं को यथासाध्य सुन्दर बनाना चाहिए । 

यों तो ओर भी कई व्यवस्थाएँ इस दोष को दूर करने के लिप की जा 
सकती हैं, किन्तु सामान्यतः इन व्यवस्थाओं से ही बच्चों के इल दोष में 
कमी आने लगती है और कुछ दिनो में यह प्रद्ृत्ति नष्ट हो जाती है। 

इन उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी कई दोष बच्चों के असंतुलित 
च्यक्तिर्व के परिचायक हैं, किन्तु उन सब पर प्रकाश डालना इस छोटी सी 
पुस्तक में असंभव है। अतः उनका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे ! 


` ˆ पच्द्रहवा अध्याय 
Viet rk 
४” -बाल-अपराध Juvenile Delinquency) 


१. व्याख्या 

प्रत्येक समाज से कुछ ऐसे नियम रहते हे जिनको पालन करना आव- 
इयक होता हे, क्योकि उनके पालन सें समाज का कल्याण एवं उत्कर्ष 
छिपा रहता है । सामाजिक-संतुलन ( 500/2]-02]270€ ) के छिये 
सरकार की ओर से कुछ वंधानिक नियमो का प्रतिपादन किया जाता है जिन्हे 
प्रत्येक सामाजिक जीव को शिरोधार्थ करना पडता है। यदि हम इन नियमों 
का उल्लंघन करते हे तो हमारा व्यवहार असामाजिक और अवैध घोपित 
किया जाता हैं ओर सरकार की ओर से ऐसा करने के लिये हमे दोपाचुरूप 
दण्ड मिलता है । व्यक्ति के किसी भी ऐसे भसामाजिकर (^7{-50cial) 
व्यवहार को, जिससे समाज को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है अथवा जिसके 
लिये सुप्य वेधानिक दण्डों का भागी होता है, अपराध कहते है। इस 
व्याख्या से स्पष्ट हैं कि अवेधानिक तथा समाजघातक व्यवहार ही अपराध 
के नाम से पुकारे जाते हैं । यहाँ यह व्यक्त कर देना अनावश्यक न न होगा कि 
चस्तुत्तः अपराध (C707९) और वाळ-भपराध में कोई मोलिक अन्तर नहीं 
होता | जब कोई नाटारिग (707) व्यक्ति असामाजिक और अवेधानिक 
व्यवहार करता हे तो उसके व्यवहार को बाळ-अपराध कहा जाता है और जव 
उसी व्यवहार या कार्य को प्रौढ व्यक्ति करता है तब उसे हम अपराध (C77९) 
कहते है । इस तरह बाळ-अपराध और अपराध से अपराधी के उम्र का ही 
फर्क हाता है। किशोरावस्था तक के असामाजिक व्यवहारो तथा कमों को 
चाळ-अपराध और उसके बाढ के ऐसे व्यवहारो को अपराध-मात्र से अभिव्यक्त 
किया जाता हे! 

कघानिक दृष्टिकोण से स्थान-परिवर्तन के कारण इसकी व्याख्या में परि 
वत्त॑न होता रहेगा, ऐेसी बात नही। यद्यपि सभी देशो के बालिग अथवा 
नावारिग की अवस्था का माध्यस एक नहीं है तथापि इससे मनोवेज्ञानिक 
इष्टिकोण से इस व्याख्या से किसी तरह के परिवत्तन की आवश्यकता नहा हैं 
क्योंकि सभी व्यक्तियों में ठगभय किशोरावस्था का अन्त ओर श्रोढावस्था का 


( ३६१२ ) 


आगमन एक ही समय में होता है। हॉ, इतना अवश्य हैं कि स्थल-विदोप में 
परम्परा, धर्मादि के कारण जो व्यवहार समाज-विद्वित है वही दूसरे समाज हे 
असामाजिक कहळाता है। परन्तु कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो सभी स्थला और 
समयो में असामाजिक ही रहते हें । साधारणतः चोरी करना, झड़ बोलना, 
पाइशाला से सागना, छेंगिकरता-प्रकाशन आदि व्यवहार बाल-अपराध के 
अन्दर आते हैं । फिर भी, संभव हे इन्हीं में से कोई व्यवहार परिस्थिति ओर 
स्थरू-विशेषधश असामाजिक ओर अनुचित न प्रमाणित हो सके । 


२, चाळ-अपराघ के कारण 

विभिन्न मनोवेज्ञानिको तथा समाज-शास्चियों (500]055) ने 
बाल-अपराध के विभिन्न कारणो को व्यक्त किया हे जिनपर हम संक्षिप्ततः 
प्रकाश डालेंगे । 

(१) भसोतिक-वातावरण :---छम्घोसो (Lombr0550) ओर डेक्स्टर 
(D2हt€7) ने औढ़ तथा वाळ-अपराधियों का भध्ययन करके भौगोलिक 
अवस्था, जलवायु, ऋतु आदि को अपराध का कारण बतलाया है | फ्रांस तथा 
इटली के विभिन्न अंचलों की अध्ययन-तालिकाओं से यह अभिष्यक्त होता है कि 
थपराधःविशेष भौगोलिक बनावट, वायुमण्डल, जलवायु, या ऋतु-विज्ञेप में 
अधिक प्रबळ रहता है। वस्तुतः यदि उपर्युक्त कथन की विवेचना की जाय 
तो मास होया कि भौतिक बातावरण ( Physical Environ- 
0९ ) भ्रत्यक्षतया अपराध के व्यवहारो मे सहायक होता है । यदि हम 
भारतवर्ष की भौगोलिक अवस्था, ऋतु आदि की कसोटी पर इस कथन की 
सत्यता को परीक्षा करें तो हमें भाल होया कि जब सावन, भाद के महीने 
में फसळ खेतों में लगी रहती है और लोगो के घरो में भोजन का अभाव हो 
जाता है तब उस समय लड़के लड़कियाँ अथवा सयाने खाने की चीजों को 
वर था खेतों से चुराते हैं । उन दिनो सें गांव या शहर सें चोरी की मात्रा भी 
बढ़ जाती है। कभी-कसी पेसा भी देखने में आता है कि पूछने पर चोर 
दि सइ का अभाव ही चोरी का कारण चतलाता है । फागुन ओर चेत 
जैसे महीनों मे जब भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में वसंतोत्सव, रामनवमी 
रामलीला आदि के उत्सव मनाए जाते है और हज़ारों, लाक संख्था मं 
चालक और युवा एकत्रित होसे हैं उस सभय बच्चों में चोरी ओर लेमिंकता 
(Sexuality) व्यवहार देखने में आते हैं । गर्मी के दिनों सें जब लड़के 
लड़कियाँ बहुत संख्या में एकत्रित होकर खेलते है तो उस समय झूठ बोलने, 


( ३१३ ) 


चोरी और बदसाशी करने या झगडा करने का उन्हें अधिक अवसर मिलता 
है । किन्तु वे ही वच्चे जव जाढ़े से बचने के लिये पर्याप्त कपड़े नहीं पाते और 
अपने घरो मे आय के नजदीक वेठे रहने के कारण अन्य साथियो से मिलने 
का अवसर नही पाते तब ऐसे व्यवहार नही करते । विदेशो में भी इन ऋतुओं 
में जब आवागमन की सुविधा नही रहती तव वच्चो में लैंगिक अपराध कम 
पाया जाता हे किन्तु जब उन्हे खाने की चीजें नहीं सिलती तब वे अपनी क्लुधा 
को संतृप्त करने के लिये तरह-तरह की चोरी करते और झूठ बोलते हैं । इस 
तरह भोतिक वातावरण बाळ-अपराध मे सहायक होता है। किन्तु, यही 
इसका एकमात्र कारण नही कहा जा सकता है क्योकि उसी के आधार पर हम 
सभी प्रकार के वाळ-अपराधो की व्याख्या संतोपपूणं नहीं कर सकते । 

(२) आथिक स्थिति ( Economic Condition ):--बाल- 
अपराध के कारणों से आर्थिक अवस्था का स्थान कम महत्व का नहीं है । 
माता-पिता जव अपनी गरीबी के कारण अपने वच्चो का पालन-पोषण सुचारु 
रूप से करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वच्चो से चोरी करने या झूठ बोलने 
के अपराध देखने सें आ सकते है। किन्तु क्या सभी दरिद्रता के शिकार 
बच्चे वाल-अपराधी होते हैं? सभी चोरी करते और झूठ बोलते है ? इसका 
उत्तर सम्भवतः 'हॉ? मे नहीं दिया जा सकता, क्योकि प्रायः ऐसा देखने में 
आता है कि रूडके ओर लड़कियाँ मात्र दरिद्रावस्था के कारण चोरी नही 
करते वहिक वे किसी प्रलोभन मे पडकर अपना आचरण अ्रष्ट करते है। 
फिर भी वहुत-सी ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं जो दरिद्रता से विवश होकर 
अपने पाळन-पोपण के लिए वेश्यावृत्ति ( 7770507प(07 ) को स्वीकार 
करती हैं । लडको को भी गरीबी के कारण वाळ-अपराधी बनते देखा गया 
है । किन्तु, ऐसे उदाहरणो की भी कमी नही है कि गरीबी के दुख को झेळते 
हुए बच्चो ने चोरी नहीं की अथवा अपने चरित्र में और किसी तरह का 
कर्क नहीं लगाया । जव इस प्रइन फे उत्तर स्वरूप दोनों तरह के प्रमाण उप- 
स्थित हैं तव हस कह सकते है कि यद्यपि आर्थिक अवस्था का ही हाथ 
बाल-अपराध में नहीं रहता तथापि इससे ऐसे बातावरण का निर्माण प्रायः 
होता है जो बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा देखा 
शया है कि जो लडके-छडकियोँ दरिद्रावस्था के कारण कारखानों में रात को 
-काम करती हैं उनमें कई तरह के इस प्रकार के चारित्रिक दोष आ जाते हैं 
जिन्हें हम बाळ-अपराध कहते हैं । अभी तक इस दिशा में जितने अन्वेषण 
दुषु हैं उनसे यह स्पष्ट है कि दरिद्रता और अपराध सें प्रत्यक्ष या अप्रव्यक्षतया 


( ३१४ ) 


चनिष्ठ सम्बन्ध है । पेट के कारण बच्चों में झूठ बोलने, चोरी करने तथा चरित्र 
अ्रष्ट करने के अनेकों उदाहरण हम अपने देनिक जीवन में पाते हैं। 

(३) सामाजिक परिस्थितिः--सामाजिक परिस्थिति के अन्तर्गत कई 
ऐसे अंग हैं जो बाल-अपराध को प्रोत्साहित करते हैं। घर का प्रभाव इसपर 
अत्यधिक पढ़ता है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यदि घर की आर्थिक 
अवस्था दयनीय रही तो बच्चों में चोरी, सिथ्याभाषण आदि अनुचित व्यचः 
दारो का आविर्भाव होता है । हिली तथा ब्रोनर ( Hi! & Broner) 
ने अपराधी बच्चो का अध्ययन कर यह प्रमाणित कर दिया है कि उन्होने जिनः 
अपराधी बच्चो का अध्ययन किया उनमें से चौथाई बच्चे दरिद्रता से पीड़ित 


थे । शरणार्थियों में बाळ-अपराघ की निव्यप्रति की घटनाएं इसकी सत्यता का 
साक्षी हैं । 


यदि दीनता के कारण परिवार के सभी लोग एक ही स्थान में खाते-पीते 
और सोते हैं तो उस समय बच्चो में कई प्रकार के असासाजिङ व्यवहार आवि- 
भूत हो जाते है, क्योंकि उनके अभिभावक किसी अ्रकार के व्यवहार को उनसे 
छिपाने में असमर्थ रहते हैं । बच्चे अत्यधिक मात्रा में अजुकरणशील होते हैं, 
इसलिये वे अपने बड़ों के सामान्य व्यवह्वारों का_ अबुकरण करने लगते हैं जो 
उसके लिये अपराध प्रमाणित होते हैं । इसके अतिरिक्त एक साथ सोने से कई 
तरह के चारित्रिक दोष आ जाते हैं जिन्हें असामाजिक होने के कारण हम 
अपराध की कोटि में मिनते हैं | माता-पिता का संघर्षसय जीवन सी बच्ची को 
उत्पाती बना देता है । एक पक्ष अपनी सूर्खतावज्ञ अपने दोष को दूसरे पक्ष 
से छिपाने के लिए झूठ बोलना सिखलाता है अयवा अन्य प्रकार का कुकर्म 
करने के लिये प्रोत्साहित करता है और इसके फलस्वरूप बच्चे बाळ-अपराधी 
चन जाते हैं । माता-पिता के द्वारा वच्चो का अनावश्यक लाइन्प्यार अथवा 
अत्यधिक तिरस्कार भी उन्हें अपराध के कासो को करने के लिये विवश करता 
है। वच्चो का कठोर नियन्त्रण और अनुशासन-शिथिलता ( R९।2९0' 
DisciD]in€ ) भी उन्हें अपराधी बना देती है। इसके अतिरिक्त, यदि 
माता पित्ता में से किसी पक्ष का अभाव रहता है तब सी बच्चे असामाजिक 
स्यवहारो का प्रदर्शन करते है । 

बड़े-बड़े नगरों में जहाँ घर ऐसे रहते हैं जिसमे वच्चो को खेलने की सुविधा 
नहीं रहती वहाँ वच्चे अपना समय बेकार न विताकर कई तरह के अप 
राध के कामो में विताने छगते है। इस तरह, यदि घरों में बच्चो को खेछने,. 
कूदने तथा अन्य आनन्द-मनोरंजञन ( २९८7९207 ) की सुविधा नहीं 


( ३१५ )` 


मिले तब वे असामाजिक व्यवहारों में ही अपना समय व्यतीत करने के 
अभ्यस्त हो जाते हैं । सारांश यह कि गृह परिस्थिति का असर बाल-अपराघ" 
पर अत्यधिक पड़ता है । 

पाठशालीय वातावरण का हाथ भी बाल-अपराध में कम नहीं रहता हे ।' 
बच्चों को तीस पेंतीस की संख्या मे एक वर्ग मे रखा जाता है, उन्हें एक 
अध्यापक एक भाध्यम-विशेष से पढाता है। किंतु उनमें से कुछ विद्यार्थी 
ऐसे होते हैं जिनकी योग्यता उस माध्यम से अधिक रहती है और कुछ ऐसे 
होते है जिनकी बहुत ही कम । इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का मन पढ़ने 
में नहीं लगता और वे ऐसे कासो में अपना मन छगाते है जो सामाजिक 
इष्टिकोण से निन्द्य होते हे । ऐसे अपराधो मे पाठशाला से भाग जाना, घर 
जाकर छुट्टी होने का झूठा समाचार व्यक्त करना आदि अधिकांश देखने मे 
आते हैं। इसके अतिरिक्त, घदि स्कूल ऐसे स्थान पर बना रहता है जहाँ कि 
वच्चो को खेलने की पर्याप्त सुविधा नहीं रहती तो भी वे उदण्डतामय व्यापारो 
का प्रदर्शन करते है। इस कथन की सत्यता मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों से 
भी प्रमाणित हो चुकी है । जब अमरीका के अपराधी बच्चो का अध्ययन 
किया गया तो यह देखने मे आया कि उन बच्चो के स्कूल ऐसे स्थानों पर 
स्थित थे जहाँ उनको खेलने तथा अन्य प्रकार के आनन्द-मनोरजन तथा 
विश्राम की सुविधाये पर्याप्त मात्रा में नही थी । 

वच्चो के व्यवहार को समुदाय ((0गरध्रप79) उसी प्रकार प्रभा- 
वित करता है जिस प्रकार अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ। समुदाय मे 
ऐसे लोगो की कमी नहीं जो वच्चो को अपराधी बनाने में सहायक होते है ।' 
कुछ बच्चे समुदाय के अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुचित कार्यो को करने के 
लिये विवश्ञ किये जाते हैं । और कुछ म्वयं अनुकरण द्वारा अनुचित व्यवहारा 
को अपना लेते हैं । प्रायः ऐसा देखने मे आता हे कि जिस सस्रुदाय के कोत 
जुआरी, शराबी, वेच्यागासी, धोखेबराज और चोर होते हैं, उस समुदाय के बच्चे, 
भी अधिकांश वैसे ही होते हैं, क्योंकि 'संसर्गजा दोषशुणा भवन्ति ५ 

कारागार (?72507) को भी हम इस दोष का सहायक कह सकते हैं | 
अपराधियों को दण्ड देने या उनसे समाज की रक्षा करने के छिये उन्ह वधा" 
निक नियमो की शरण लेकर कारागार में भेज दिया जाता है । वह सुकरा 
स्थान है जहाँ हर तरह फे अपराधी मिलते हैं । जब ऐसे वातावरण भ वबच्द 
पढते हैं तो वे नए-नए अपराधो को करने का कोशल अन्य अपराधी उ 
अथवा सयानों से सीखते हैं । वे पुनः जब कारागार से सुक्त होते 6 तब एक 


( ३१६ ) 


अपराध को कोन कहे कई तरह के अपराध को करते हैं। लेखक के घर में 
एक दिन रात को मोतिहारी सण्डल का एक चौदृह वर्षीय बालक बर्त्तनों को 
चुराते हुए एकड़ा गया था । जत्र दूसरे दिन उसे न्यायालय में विशेष जान- 
कारी के लिए उपस्थित किया गया तो मालम हुआ कि इस घटचा के पहले 
वह दो बार चोरी के दोष में कारागार में भेजा जा चुका था। 

इसी तरह सामाजिक परिस्थिति के अन्तर्गत न्यायालय, परम्परा 
([72०800) चर्म, जातीय भेद, संस्कृति आदि ऐसे अंग हैं जो परि- 
स्थितिविशेष में बाल-अपराध के कारण बनते हैं, किन्तु यहाँ उनपर विशेष 
रुपेण प्रकाश डालने की कोई जावश्यकता नहीं । 


~ (७) शारीरिक और मानसिक अवस्था सभी मनुष्यों में कुछ 
शारीरिक और मानसिक विशेषताये रहती हैं, उनमें से जो समाज के माध्यम 
($2027) के अनुरूप होती है वे गुण कहलाती है किन्तु जो उसके 
अनुरूप नहीं होतीं उनकी परिगणना दोषों मे होती है। बच्चे भी इन दोष- 
गुणों से युक्त रहते हैं, अतएव उनके व्यवहार अधिकांशतः इनसे प्रभावित 
होते हैं । ये विशेषतायें बारू-अपराध को किस प्रकार जन्म देती हैं, यहाँ हम 
इस पर संक्षिप्रतया क्रमशः प्रकाश डालेंगे । 
सनोवेज्ञानिकों ने अपराधी बच्चों का अध्ययन करके यह' निष्कर्ष निकाला 
है कि जिनमें किसी प्रकार की शारीरिक असामान्यता रहती है वे असामाजिक 
व्यवहार करते हैं। ओसत से अधिक छस्बा या छोटा होना अथवा अन्य प्रकार 
के अंगन्भंग, उनकै शारीरिक दोष के अन्तर्गत आते है। जब बच्चा सामान्य 
बच्चों से अपने को छोटा पाता है या अपने में अन्य प्रकार के शारीरिक दोषों 
को पाता है तो वह स्वतः हीन-भाव ([f€7i0rity f€९]i7) से पीड़ित 
रहता हे। इस भाव को छिपाने के लिये वह ऐसे गळत कामो को करता हे 
जिन्हे अन्य लड़के या लड़कियाँ नही करते । ऐसे कामों को प्रदर्शित करके वह 
यह दिखलाने की कोशिश करता है कि जिसे अन्य ळड़के या लड़कियाँ करने 
में असमर्थ है वह उन्हें आसानी से करता है। ऐसे बच्चे चोरी करना, झूठ 
वोलना, या पाठशाला से भागने के व्यापार में कुशलता प्राप्त करने ळगते हैं । 
औसत से अधिक लम्बाइ होने पर बच्चो में गिक अपराध देखने में 
आता है। डा० स्लेस्टर, गोरिंग, हटन आदि विद्वानों ने जिन अपराधियों का 
अध्ययन किया उन सब मे शारीरिक असामान्यता विद्यमान थी । डा० हिली 
ने शिकागो में जिन अपराधी बच्चों का अध्ययन किया उससे यह स्पष्ट है कि 
जिन बच्चों का औसत से अधिक शारीरिक विकास था चे प्रायः लेंगिक अप- 


( ३१७ ) 


राधी थे । कुछ मनोवेज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जिन बच्चों में रिंग 
ग्रन्थि (5९%-2।27) अधिक सक्रिय हो जाती है वे तरह-तरह के चारित्रिक 
दोषों को करते हैं। 
यद्यपि गोरिंग, डा० एण्डरसन, जेलेनी, गिलिन आदि विद्वानों ने बाळ- 
अपराधों पर मानसिक दुर्बलता (/९7£2] 4९f0€0C5) का असर देखने 
के लिये जो अध्ययन किया है उन सब के परिणाम में संख्यात्मक ( (208॥(4 
६2६।५९ ) अन्तर है किन्तु, उन सभी विद्वानो का अध्ययन इस बात का 
साक्षी है कि मानसिक दुर्बलता अपराध का एक प्रमुख कारण है। सच्ची बात 
यह है कि जिन बच्चों में यह दोप होता है वे समाज के अनुरूप अपना व्यवः 
हार प्रदर्शित करने में बिना किसी की सहायता के पूर्णतः असमर्थ होते हैं | 
फलतः आसानी से वे दूसरो के बहकावे मे आकर असामाजिक कासो को कर 
बैठते हैं । 
सूगी ( £7९59 ), मनोविदरूता ( Schizophrenia ), व्यामोह 
( Delu50n ) आदि दोषों से युक्त बच्चे भी अपराधी पाये जाते हैँ । डा० 
हिली के अध्ययन से यह स्पष्ट हे कि अपराधी बच्चो में सात प्रतिशत बच्चे 
इसी से पीडित थे। इसी प्रकार अन्य विद्वानो ने जो अध्ययन किया है उनसे 
यह विदित होता है कि उपयुक्त दोषों के कारण कुछ वच्चे अपराधी बन 
जाते हैं । 
विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि 
जब बच्चे में स्वदोप, अरक्षा ( [75९८४7६ ), तिरस्कार ( Rejection ) 
तथा निराशा ( F7!5£72£707 ) के भावो के अंकुर किसी कारणवश्च विद्यमाच 
हो जाते है तो वे बच्चे संवेयाव्मक उपद्रव या मानसिक संपर्ष से पीड़ित 
रहने लगते हैं । इसके फलस्वरूप वे असामाजिक व्यवहारो का प्रदर्शन करते 
हें । जिस बच्चे में स्वदोप-भाव ( Feeling of self‘guilt ) विद्यमान 
रहता हे वह अपने दोष की निवृत्ति के लिये दण्ड पाने की इच्छा करता हे, 
परन्तु जब किसी कारणवश उसे अपने दोष का दण्ड नहीं मिलता तब वह 
अचेतनतया! (५70750705]5) ऐसे व्यवहारों का प्रदर्शन करता हे जिसे 
समाज अपराध समझता है। ऐसा करने से उसे आत्म-संतुष्टि ( 5९7 
5a£5£2C£07 ) मिळती है । इसी तरह जो बच्चे अपने को तिरस्कृत 
अथवा अरक्षित ( Neglected or insecured ) समझते हैं ने ऐसी 
आक्रामक म्रवृत्तियो का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें अन्य सामान्य बच्चे नहा करते | 
वे अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आष्ट करने ही के किये सो: करतः 


( ३१८ ) 


हिली ओर घ्रोनर ने अपराधी बच्चो का अध्ययन करके थह दिखलाने का 
प्रयास किया हे कि अपराधी बच्चों में से अधिकांश किसी प्रकार के संवेगाव्मक 
तनाव था मानसिक संघर्ष से पीढ़ित थे । 

बाल-अपराध के उपयुक्त कुछ प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाळ देने के 
"पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल-अपराध में किसी एक कारण का हाथ 
'नही रहता, अपितु इसको आविभूत ओर विकसित करने में कई अंगों का 
योगदान मिलता है। 


/ ३. चाळ-अपराचियों का सुधार 


किसी भी प्रकार का अपराध समाज के लिये घातक होता है, अतः 
समाज के सामने दो पकार की समस्याएँ उपस्थित हैं। पहली समस्या 
अपराध को रोकने की है और दूसरी समस्या ऐसे लोगो से समाज की रक्षा 
करने तथा उनके सुधारने और दण्ड देने की है। यदि हम इन समस्याओ पर 
गम्भीरतया विचार करें तो सालस होगा कि इसकी व्यवस्था प्राचीन काल से 
ही होती चली आती हे और वत्तंमान में भी कई व्यवस्थायें की गई हैं जिनका 
वर्णन हस यहाँ क्रमशः करेंगे । 

( १ ) पुलिस :--बाळन्अपराधियों का निरीक्षण और प्रबन्ध सर्व प्रथम 
इलिस अधिकारियों का कार्य है। समाज की व्यवस्था ठीक रखने के लिये ओर 
अपराधियों से समाज को सुरक्षित रखने के लिये उन्हें ऐसे बच्चों के साथ 
वैधानिक व्यवहार करना पड़ता है। किन्तु, पुलिस कर्मचारी उनके साथ सझु' 
चित्र व्यवहार नहीं करते। इसलिये न तो अपराध सें कसी होती है और 
न उन बच्चों का सुधार ही होता है। सच तो यह है कि पुलिस कर्सचारियो 
को अपने कत्त॑च्य-पालन की किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती और न 
योग्य व्यक्तियों को ही इस विशाय सें नियुक्त किया जाता है। प्रायः चे ही 
च्यक्ति इस विभाग में प्रवेश कर पाते हैं जिनकी किसी प्रकार की पहुंच अधि- 
कारी वर्ग तक रहती है। साथ ही, यह विभाग इतना दूषित समझा जाता है 
कि सुयोग्य व्यक्ति इसमें जाना नहीं चाहते । इन दोनो कारणों से इस विभाग 
में ऐसे व्यक्तियों का अभाव है जो बाल-अपराधियों के लिये सुन्दर व्यवस्था 
कर सके। ऐसे उदाहरणों की कमी नही जिनमें एलिस कर्मचारी वर्य ही बच्चों 
को अनुचित कार्य के लिये प्रोत्साहित और अवसर प्रदान करते हैं । 

फिर सी, इस विभाग से वाळ-अपराधियो का उपकार हो सकता है ओर 
उनकी संख्या से भी कमी हो सकती है, किन्तु इसके लिये यह आवश्यक हे 


( ३१९ ) 


कि पुलिस कर्मचारियों की शिक्षा-विशेष का प्रबन्ध किया जाय और शिक्षा 
क्रे द्वारा उन्हें समाज का सच्चा हितैषी और सेवक वनाया जाय । पुलिस को 
-ब्राल-अपराधियो को सुधारने में कठोरता की अपेक्षा स्नेह से काम छेने की 
जरूरत हे । 

(२) न्यायालय (८०५7६) ३—अपराधियो को दण्ड देने और उन्हें 

-सुधारने के लिये न्यायालयों की स्थापना सभी देशों में बहुत प्रचीन काल से 
हुईं है। जब कोई प्रौढ अथवा बाळक किसी प्रकार का असामाजिक कार्य 
करता है तब उसे न्यायाळय की शरण छेनी पढ़ती है| यहाँ दोष करने वाळे 
और दोषी उहराने वाले व्यक्तियों के वकील (?]९40९75) आपस में दोप के 
सम्बन्ध में वाद-विवाद करते हैं ओर अपने-अपने प्रमाणों को मध्यस्थ न्याया- 
श्रीश (]४4९€) के समक्ष उपस्थित करते हैं । न्यायाधीश भी अपने निर्णय 
मे सहायता जूरियो (]५77९5) से लेता है। वह वैधानिक नियमों से इस 
प्रकार जकड़ा रहता है कि कभी नियम के प्रतिकूल अपना निर्णय नहीं देता । 
न्यायाळय के नियम कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं कि अधिकांश यही देखने 
में आता है कि जिस पक्ष का वकील निएुण रहता है उसी की विजय होती 
है । यह आवश्यक नहीं कि वास्तविक व्यक्ति ही दोषी ठहरे। कभी-कभी तो 
'ऐसा होता हे कि निर्दोषी कानून के फन्दे में पकर दोषी प्रमाणित कर दिया 
जाता है और दोषी निदाप बन जाता है। दोषी को नियमानुसार दण्ड का 
'निर्णय होता हे, परन्तु वहीं उसका अन्त नहीं होता। वह छुनः उच्च श्रेणी 
'के न्यायाळय मे अपनी अपील करता हे ओर यदि उसे अच्छे वकील मिल गये 
तो उसको दण्ड से छुटकारा मिल जाता है। ताप्पर्य यह कि प्राचीन आधार 
पर जो न्यायालय प्रस्थापित हैं उनसे किसी भी प्रकार का अपराधियो का 
उपकार अथवा सुधार नहीं होता । 

हर्ष का विषय है कि इधर कुछ दिनों से विदेशी सनीषियों का ध्यान 
'कार्याळयों की ओर गया है जिसके परिणामस्वरूप पाश्वात्व देशो में आज 


बाल-अपराधियों के लिए बाळम्न्यायालयों ( ]५४९य/]९ ८०६75 ) की 
स्थापना हुई हे। 
नहीं पड़ती, वल्कि 


इन न्यायाळयो में अब वकीलों और जूरियों की जरूरत नह | 
उनके बदरे एक न्यायाळ्याधीश, एक मनोचिकित्खक (Psychiatrist) एक 
मनोवेज्ञानिक, अपराधी के माता-पिता तथा दूसरे पक्ष का व्य रहता हे 
"जब कोई बाल-अपराधी अब ऐसे न्यायालयों में आता है तो सर्वप्रथम सनां" 


कर के दोपो का कारण 
चिकित्सक उसकी सानसिक अवस्था का अध्ययन के उसके दोपो का के 


( ३२० ) 


पता लगाने की कोशिश करता हे । मनोवैज्ञानिक भी उसके मानस जीवन का 
अध्ययन सनो वैज्ञानिक रीति से करता है। अपराधी की पारिवारिक अवस्था, 
वातावरण आदि का ज्ञान प्राप्त करके उसके अपराधी होने के कारणों को 
जाना जाता है। जब सभी आवश्यक बातें उसके सम्बन्ध से जान ली जाती 
हैं तो आवश्यकतानुसार उसके सुधार का उपाय किया जाता है। इन नये 
न्यायालयों से विदेशो में अपराधी बच्चों को सुधारने में काफी सहयोग मिल: 
रहा है। किंतु, खेद है कि अभी तक ऐसे न्यायालयों का भारतवर्ष में अभावः 
हे। क्या हमारी भारतीय सरकार ऐसे न्यायालयों की व्यवस्था शीघ्र करके 
लाखों अपराधी बच्चो का कल्याण करेगी ? 

(३) पशीक्षाकाळ (Probation) +--जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, न्यायालयों में न्यायाधीश अपराधियों को उनके सुधार और समाज की 
रक्षा के लिए कारागार का दण्ड देते है । किन्तु, कुछ न्यायाधीश ऐसे होते हैं 
जिन्हें इतना अधिकार रहता है. कि दोषी को कारागार का दण्छ न देकर 
उसे परीक्षाकाछ में रख देते हैं । यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपराधी 
बालक को किसी मनोवैज्ञानिक के निरीक्षण में दे दिया जाता है ओर वहीं 
उसका सुधार होता है । यदि परीक्षाका की व्यवस्था न्यायाधीश 
सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ में करे तो इस विधि से अनेकों अपराधी बच्चों का 
कल्याण हो सकता है। और वे अपने जीवन को भी सुधारने में सफल हों 
सकते हैं। इसके सहारे कोशिश यह की जाती हे कि उसका कुर भी कळंकितः 
न हो और वह कुछ हो दिनों में सामाजिक घराणी बन जाए। किन्तु, इस 
सम्बन्ध में सब से महत्त्व की बात यह है कि परीक्षा काळ में बालक जिसके 
निरीक्षण में रहे वह ऐसा व्यक्ति हो जो उसे समाजोपयोगी बना सके । 

(४ ) कारागार ( Prison ) “अपराधियों को सुधारने ओर अप- 
राथ को कस करने के लिये कारागार की व्यवस्था बहुत दिनों से चली आती 
ST कोई वाळक घातक कार्यों को करके समाज को किसी तरह की क्षति 
पडचाता हैं तब उस क्षति से बचने और उसको सुधारने के छिये उसे सरकार 
की ओर से कारागार में भेज दिया जाता है। किन्तु, दोषी बालकों को दोषः 
आविर्भाव हो जाता है । का जा EE 8 | 
के सम्पर्क में आकर नए-नए | दुग्गुणों हि है गे सह है कपल सह 
इतने अयोग्य होते हैं कि. उन्हे ङ्‌ I EN ख लेते हैं । जेल-कर्मचारी भी 

न्ह अपन कत्त व्य का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता 


( ३२१ ) 


क्योंकि उन्हें बाळस्वरूप ओर बालमनोविज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता 
और न वे यही जानते हैं कि सुधार के लिए अपराधी बालको के साथ केसा 
व्यवहार करना चाहिये । अभी तक सुधार के इस साधन से लाभ के बदले 
अधिक हानि ही दिखाई देती हे । किन्तु, यदि योग्य कर्मचारी इस विभाग 
में रक्‍्खे जाए ओर इस दिशा सें उन्हें बच्चों के सुधार के सम्बन्ध में विञ्ञेप 
प्रकार की शिक्षा दी ज्ञाय तथा उनका वेतन सन्तोपजनक कर दिया जाय 
तो सम्भव है इससे बच्चों का कुछ उपकार भविष्य में हो सके अन्यथा तो 
मलोग इसी चर्चा वाळ-अपराध के कारणों से कर ही चुके हैं । 

(५ ) वाळसुधार-संस्था ( Ref0rmat0ry ):--विदेशो मे बाल- 
अपराधियों के सुधार और उपचार के लिए कई बड़े-बड़े नगरो मे बालूसुधार 
संस्थाओं की स्थापना की गई हे । भारत में भी अब कुछ संस्थाएँ इस प्रकार 
की खोली गयी है। बच्चो को जेल में न भेजकर उन्हें उन संस्थाओं में रख 
कर उनके व्यवहारों को सुधारने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसे स्थानो 
को लोग इण्डस्टरियछ स्कूल अथवा व्यावसायिक केन्द्र या पाठशाला के नाम से 
भी पुकारते है। इन स्थानों में वही बच्चे रक्‍्खे जाते हैं जो अपने अपराध को 
परीक्षा-काल के अन्तर्गत सुधारने मे असमर्थ होते हैं। जहाँ तक सिद्धान्त 
का प्रश्न है, वहाँ तक तो ऐसे स्थानो की स्थापना वांछनीय है क्योकि इन 
स्थानों में उन्हें विभिन्न काया द्वारा अपने व्यवहार को सुधारने का अवसर 
मिलता है | किन्तु, अभी इस दिशा में सफलता नहीं मिली है, क्योकि जिन 
लोगों के ऊपर सुधार का उत्तरदायित्व दिया जाता है प्रायः वे स्वयं अयोग्य रहते 
हैं । उन्हें बच्चों के स्वरूप और अपने कत्तव्य का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता | 
इसलिए वे बच्चों को पूर्णतः सामाजिक बनाने में असमर्थ रहते हैं। फिर भी, 
यदि इस ओर सावधानी रखी जाये तो निस्सन्देह अपराधी वच्चे ऐसी 
संस्थाओं से लाभान्वित हो सकते हैं ! 

(६) प्रतिज्ञा-निर्सुक्ति (P270]९) :--जब कोई बच्चा अपराध करता हे 
तो उसे कारागार था अन्य ऐसी संस्थाओ मे भेज दिया जाता है जहाँ उसका 
सुन्दर उपचार हो सके । जब बाळक अपने व्यवहार मे किसी तरह का सुधार 
प्रदर्शित करता है और कर्मचारियों को यह विश्वास हो जाता है कि उसका 
व्यवहार सामाजिक हो जायेगा तब उसे प्रतिञ्ञा-निसुक्ति-अधिकारियो 
(Parole 0f८९75) के निरीक्षण में छोड़ दिया जाता है। इस पद्धति के 
कारण सरकार को अवराधियों के ऊपर कम खर्च करना पड़ता है । किन्तु, इस 
पद्धति में कई दोष हैं । पहली बात तो यह है कि प्रतिज्ञा/निश्लुक्ति-उच्चपद़ा- 

२१ 


( ३२२ ) 


थिकारियों की संख्या अभी बहुत कम हैं । अतः जितने बालक या 
प्रौढ़ उनके निरीक्षण में रक्खे जाते है उन सब का निरीक्षण वे करने में अस- 
सर्थ होते हैं, इसलिये उनसे अपराधियों का कोई उपकार नहीं होता । दूसरी 
बात यह है कि ये पदाधिकारी भी योग्य नही होते, इसलिये उनको इसका भी 
ज्ञान नहीं रहता कि अपने निरीक्षण के अपराधियों के साथ उचके सुधार के 
लिये क्या और कैसे करें। तीसरा दोप जो सबसे घातक ठै वह यह है कि 
इससे कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार अपराधी को जेल या अन्य ऐसी 
संस्था मे वास किये रहने पर प्रतिज्ञा-निसुक्त नहीं किया जाता; इस कारण 
इससे कोई विशेष छाभ नही होता है । इसके अतिरिक्त इसमे चोथा दोष यह 
है कि इन दिनों योग्य और समुचित छोगो को प्रतिज्ञा-निमु क्ति नही मिलती 
बल्कि उन्हें मिळती है जो उच्च पदाधिकारियों को घूस ( 770९ ) से संतुष्ट 
कर पाते हैं या किसी अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करते हैं। परन्ठु, इन दोरपों 
के रहते हुए भी यदि योग्य कर्मचारियों का प्रबन्ध किया जाए और उन्हें इस 
कार्य का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ओर समुचित बाल-अपराधियों को प्रतिज्ञा- 
निर्छुक्त किया जाय तो सरकार इस विधि से बहुत सफछ हो सकती है ; 
अपराधी भी अपने को समाज के योग्य बनाने से समर्थ हो और व्यर्थ का 
खर्च सीनहो। यह विधि विदेशो में अधिक प्रचलित है। भारतवर्प में 
इसका अभी अभाव-स्रा है । यदि हमारी सरकार इधर विशेष ध्यान दे तो इस 
पद्धति से अपराधियों का भी भला हो ओर अधिक व्यय न करना पड़े । 
इसी प्रकार और भी दो एक विधियाँ अपराधियो को सुधारने के लिये 
प्रयुक्त होती हैं, किन्तु किसी से भी पूर्ण सफलता अभी तक नही मिली है। 
हॉ, यदि इन विधियो सें पर्याप्त संशोधन किया जाय तो सम्भव है इस दिशा 
में सफर्ता सिल सके और बच्चे सामाजिक प्राणी चन सकें। किन्तु, इस 
सम्वन्ध में यह स्मरणीय हे कि ओपधि से निरोध (Prevention) 
विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है । इसलिये अपराधी बच्चों के उपचार पर 
अधिक ध्यान न देकर उनके संयम पर ही ध्यान दिया जाना अधिक लाभप्रद 
है! किन्तु, यहाँ निरोध था संयम पर प्रकाश डालने के लिये पुनः एक बार 


चाल-अपराध के कारणो पर ध्यान देना आवश्यक है। हस पिछले पृष्ठों में 
देख डके हैं कि आर्थिक संकट, सुह और पाञ्चाला परिस्थिति, समुदाय, धर्म, 
संस्कृति आदि अंगों का हाथ वाळ-अपराध सें कितना और क्योंकर रहता है । 
दस इस पर भी प्रकारा डाळ चुके है कि बच्चों मे शारीरिक दोष या असा- 


सान्यता ऊूगी, मानसिक दुर्वरता, संवेयात्मक उपद्गव तथा अन्य प्रकार 


( ३२३ ) 


के मानसिक हन्द्रो के कारण बच्चे क्योंकर अपराधी बन जाते हैं। इसलिये 
यदि हम घंशालुक्रम को सुधारने के छिये समी व्यक्तियों का शारीरिक ओर 
मानसिक परीक्षण करावे और उनके दोषो को दूर करने का समुचित प्रबन्ध 
करें तथा उन्हं लोगों को विवाह-सुख का अवसर देँ जो सन्तावोत्पत्ति के 
योग्य हैं तो स्वतः अपराधी बच्चों की संख्या में कमी हो जायेगी । इतना ही 
नही, पारिवारिक ओर पाठशणाळीय परिस्थिति को बच्चों के लायक बनाना, 
आर्थिक संकट को दूर करना, समुदाय, धर्म आदि को सुन्दर ओर श्रेष्ठ बनाना 
तथा किसी प्रकार बच्चो में मानसिक संघर्ष या संवेगात्मक उपद्रच उत्पन्न न 
होने देना बाळ-अपराध को रोकने मे अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। उन 
शारीरिक और मानसिक दोषो को जिनके कारण बच्चे असामाजिक व्यवहारो 
को करते हैं, सनोवेक्लानिक तरीके से दूर करना बाळ-अपराध को रोकने में 
अधिक सहायक होगा । ताप्पर्यं यह कि जिन कारणों से बाल-अपराध का 
जन्म और विकास होता है उन्हें दूर कर देना ही रोकने का सबसे उत्तम 
उपाय है । अतएव उपचार पर विशेष जोर न देकर इस दोष को दूर करने के 
लिये इसके निरोध पर ही अधिक ध्यान देना मानव समाघ्च के लिये विशेष 
हितकर सिद्ध होगा | किन्तु, बाळ-अपराध के ये कारण पूर्णतः निमूंठ किए 
जा सकेंगे, इस पर विश्‍वास करदा अभी असम्भव नहीं तो बहुत कठिन 
अवश्य है । 
४, प्रमुख बाळ-अपराघ 

बाळ-अपराधो की गिनती कर उनकी निश्चित संख्या का निर्धारण करना 
प्रायः असम्भव है । इसका प्रसुख कारण इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है। जो 
एक सभ्यता और संस्कृति मे अपराध है वही दूसरी सम्यदा मे कभी-कभी 
आवश्यक प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक हो व्यवहार एक परिस्थिति मे 
कानून द्वारां अपराध समझा जाता है और दूसरी परिस्थिति में आवश्यक । 
फिर भी, कुछ ऐसे बाल-अपराध हैं जो किसी भी सम्यता में अपराध ही माने 
जाते हैं । इनमे झूठ बोलने और चोरी करने के अपराध हे अधिक मात्रा में पाये 
जाते हैं और प्रसुख सी हैं । इसलिये यहाँ इन दोनो दोषो पर संतः मश 
डाला जायगा । 

( १) चोरी करना (5fealng)ः 
उसकी आज्ञा के विना उससे छिपाकर छे छेने को 
बाळक दूसरे बाळक के खिलोने, कलस या उुस्तक 

'में छाता हे, तब निस्सन्देह वह चोरी करता हे । 


_किसी व्यक्ति की किसी चीज को 
चोरी कहते हें। यदि कोई 
को बिना उससे कहे कास 


( ३२2 ) 


यों तो कई स्थला पर बच्चों का झूठ बोलना सराहनीय समझा जाता हे 
और उसके लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, किन्तु चोरी सभा स्थलों में 
चिद्य समझी जाती हे । अतएव इसम योग्य माता-पिता, संरक्षक या शिक्षक 
कभी प्रोत्साहन नही देते वदिक्त बालफ को ऐसा करने फे लिये दण्ड भी 
देते हैं । 
यदि हस चोरी के स्वरूप का अध्ययन करें आर उसका घर्गीकरण करना 
चाहे तो विभिन्न मनोवेज्ञानिको के आधार पर इसे कई श्रेणियां में विभाजित कर 
सकते हैं । बच्चो की कुछ चोरियाँ उनकी बुद्धिमानी प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि 
वे चीजो को इस सावधानी ओर बुद्धिमानी के साथ चुराते हैं कि उनके इस 
व्यापार का ज्ञान दूसरे व्यक्तियों को नही होता । किन्तु, उनकी कुछ चोरियाँ 
ऐसी होती हैं कि सभी लोग उन्हें जान जाते हैं और ऐसा करते के कारण उन्हें 
दण्ड देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हें जो इस व्यापार के अभ्यस्त नहीं 
होते बल्कि किसी अवसर विशेष पर ही किसी चीज को चुराते हैं। दूसरी 
ओर, कुछ बालक इसके अभ्यस्त हो जाते हैं इसलिये वे आदुतवश अनावश्यक 
चीजों को चुराते रहते हैं। प्रायः ऐसा भी देखने में आता हे कि आवश्यकता 
अनुसार ही बच्चे किसी चीज को चुराते हैं, सभी चीजों को नहीं। यां तो 
अधिकांश बाळक अङ्गेले चोरी करने के अभ्यस्त होते हैं या करते हैं किन्तु ऐसे 
उदाहरणों की कमी नहीं जहाँ वे सामूहिक रूप मे चोरी करते हैं ओर कभी- 
कभी अपने बळ का भी प्रयोग करते हैं । छोटे बच्चो में इस प्रकार की चोरी 
हुत कम देखने में आती है। हाँ, किशोरावस्था और अधिक उम्र के बच्चों 
को ऐसा करते हुए देखा जाता हे । 


~ 
जैसा कि बाळ-अपराध का वर्णन करते समय कहा यया, बच्चों के ऐसे 


व्यापार का उत्तरदायित्व आर्थिक संकट, सामाजिक परिस्थिति, मानसिक ओर 
शारीरिक विशेषतायें, वंशाचुक्रम, त 


So RU था इनसे आबद्ध अंगो पर हे, जिन पर 
'बशव रूप से यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक नहीं । पाठक स्वयं ही इस 
सम्बन्ध से सोच सकते हैं कि ये उपर्युक्त अंग बालकों को चोरी करने के लिये 
भोस्साहित क्योकर कर सकते है । किन्तु, छोटे बच्चों को चोरी का जहाँ तक 
"शेन ह उनके सम्बन्ध में इतना कह देना जरूरी मालस पड़ता हे कि जब उन्हें 
असु'चत रूप से अपची और दूसरों की चीजों का ज्ञान नही कराया जाता है 
हक र ज चोरी कर बैठते हैं । इसलिये संरक्षक को उचित है कि वे 
र अल आर दूसरे के अधिकार की सुन्दर शिक्षा दें ताकि बच्चे अज्ञान 

रण एसा न कर सके। बड़े बच्चों के इस व्यवहार में परिष्कार लाने के 


( ३२५ ) 


लिये यह आवश्यक है कि घर और पाठशाला के वातावरण को उनके उपयुक्त 
रखा जाय । ऐसे अंयों का बहिष्कार किया जाये जो बच्चों को चोरी करने के 
लिये प्रोत्साहित करते हैं । उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यथासाध्य, ससुचित 
रूप से उचित समय पर होनी चाहिये। यदि कोई बच्चा ऐसे व्यापार का 
अपराधी हो तो उसे न तो शारीरिक दण्ड देना चाहिये और न तिरस्कृत 
ही करना चाहिये । थोड़े शठदो में यही कहना पर्याप्त हे कि हमें उन सभी 
कारणों को दूर करना चाहिये जो किसी भाँति बच्चे को ऐसा करने के लिये 
वाध्य कर सकते हैं । जब कोई बच्चा चोरी कर बैठता है तो उसे उसके स्वरूप 
और दोष-गुण को समझा देना चाहिये और ऐसा भाव उसमें भर देना चाहिये 
कि बच्चे को स्वतः ऐसा करने से घृणा हो जाये । बच्चो का मन इतना कोमळ 
होता है कि यदि स्नेहवूर्वक उनको किसी काम को करने या न करने के लिये 
तार्किक युक्तियो से समझा दिया जाये तो चे भक्षरशः आज्ञाओ का पालन 
करते हैं । 

(२) झूठ बोलना (70 ।९) +--मिथ्या-माषण का सम्बन्ध चोरी से 
बहुत घनिष्ठ है । जिन कारणों से बच्चो में चोरी करने का व्यापार देखा जाता 
है वे ही कारण इस व्यापार को भी जन्म देते हैं। एक उदाहरण लेकर इसको 
स्पष्ट करना विशेष सुविधाजनक होया । मान ले, कोई बाळक पाठशाला नहीं 
गया हे । उसके संरक्षक उससे पूछते हें कि वह पढ़ने गया था या नहीं 
और यदि वह यह कहता है कि वह पढ़ने गया था तब वह झठ बोलता 
है। अभिप्राय यह कि वास्तविकता के प्रतिकूल कथन को झूठ बोलना था 
मिथ्या-साषण करना कहते है। बर्ट ( Burt ) प्रसुति विद्वानों ने मिथ्या- 
भाषण को कई श्रेणियो में विभाजित किया है। कब्पनात्मक सिथ्या-भाषण 
को क्रीडात्मक मिथ्या-भापण ( Playful Lie ) कहते हैं जिसमें कि 
बाळक अपनी कल्पना-शक्ति के आधार पर कुछ कहता छुनता हवै । वस्तुतः 
वह जो कुछ कहता है उसको सत्ता बाह्य विश्व में नहीं रहती बड्कि 
मानसिक जगत मे रहती है । वह उसी को वास्तविकता का रूप दे देता है | 

जब चह किसी अतीत की घटना को उसके वास्तविक Ro मे ल कहकर 
उसका विकृत रूप व्यक्त करता है, जिससे वह पूर्णतः परिचित नहीं रहता 
और व्यक्त करने की मात्र कोशिश करता है तो इसे हम अमात्मक लो 
( Confusi0na] [.€ ) कहते है । जिस सम्भाषण का आविभ र Tie) 
आकर्षण के कारण होता हे उसे हम निस्सार मिथ्यान्साषण (Vain र 
कह सकते हैं । ऐसे झूठ में बच्चा जो कुछ कहता है उसका एक मात्र 


( ३५६ ) 


दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करना रहता ६ प्या, देप अथवा छुणा 
के कारण जब किसी के सम्बन्ध में असत्य बोला जाता दे तो इसे शणात्मक 
सिथ्यान्मापण ( Malevolent [ic ) कहा जाता है । जव कोई बच्चा दूसरे 
बच्चे से देण्या या घृणा करता है तब चहद वरावर उसके सम्बन्ध में झडी वात 
बोळा करता है। कभी-कभी वच्चे किसी अव्रांटनीय घटना से अपनी रक्षा के 
लिए झूठ बोलते हैं, इसे खरक्षात्मक मिथ्यान्भापण ( >#८ए$ए८ Lie) 
कह सकते हें। हमें ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जव कि बच्चे झूठ वहाने" 
बाजी करते हुए पाये जाते हैं। यदि किसी से माता पाठशाला न जाने का 
कारण पूछती है तो वह तुरत कह उठता है कि पेट में दर्द है, इसलिए पाठ- 
शाला नहीं जा सकता । यह खरक्षात्सक सिध्यान्भापण का एक उदाहरण है । 
ऐसे ही कितने झूठ बाळक रोज बोलते हैं। इनके अतिरिक्त, इसके और भी कई 
प्रकार हैं, जैसे स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए 
झूठ बोलना । उपकारी मिथ्या-भाषण ( 7०९०४९ 7.6 ) उसे कहते हे 
जिसका आश्रय वच्चा दूसरे की रक्षार्थं लेता है ओर सांस्कृतिक मिथ्या- 
भाषण ( C६८7३] [९ ) तब कहते है जब कि वह सिथ्या-भापण का 
आश्रय माता-पिता फे आदेश से रेता हे, आदि ! 
क्रीड़ाव्मक, भ्रमात्मक, उपकारी तथा सांस्कृतिक सिथ्या-भापणों से बच्चों 
की कोई हानि नहीं होती ओर न तो दूसरे ही उन्हे डरा समझते हैं । कभी- 
कभी तो ऐसा भी देखने में भाता है कि माता-पिता अथवा अन्य हितैषी 
बच्चों को उपकारी ओर सांस्कृतिक सिथ्या-भाषणों से प्रोत्साहन देते हैं। उनका 
इस प्रकार का प्रोत्साहन कई स्थलों में सराहनीय होता हे, विशेषकर जब वे 
अपने बच्चे को ऐसे मिथ्या-भाषणों द्वारा आत्मत्याय (Self sacrifice) 
ओर उपकार के महत्व को व्यक्त करते है । परन्तु, अवशेष प्रकार के सभी 
सिथ्यान्साषण निन्दनीय ओर हानिकर होते हैं । बच्चा उन प्रकार के झूठो को 
अपने को दण्ड से बचाने, दूसरों के सामने बड़ा बनने या घृणा व्यक्त करने के 
लिये ही बोलता है । यहाँ उनके विशेष वर्णन की कोई जरूरत नही, क्योकि 
ऊपर सभी प्रकार के झूठों पर कुछ प्रकाश डाला यया हे । 
जब कोई वच्चा झूठ बोरे तब माता-पिता या शिक्षक का यह कत्तव्य 

हो जाता है कि वें उसे किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड न दें बल्कि उसके 
कारण को जानने का अयास करें। कारण को हरा देने पर चह स्वतः झूठ 
वोलना छोड़ देगा । वच्चे को विभिन्न प्रकार के सिथ्या-भाषणों के स्वरूप, 
दोष ओर शुण को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देवा चाहिए ! उन सभी कारणों से 


( २२७ ) 


उसे बचाने का प्रयास करना चाहिये जिनसे कि वह झूठ बोलने के लिये वाध्य 
एवं प्रोत्साहित होता है। बच्चों में अनुकरणशीरता अधिक होती है, इसलिये 
उन छोगों को, जो बच्चों के सम्प्र में रहते हैं, अपना ऐसा आचरण रखना 
चाहिए कि उन्हें झड बोलने का किसी तरह का अवसर न भिले। सत्यवादिता 
(Truth fulne55) के लिये उन्हे पुरस्कृत करना विशेष लाभप्रद सिद्ध 
होता है, क्योकि जब बच्चा सत्य बोलने के सुखद परिणाम के महत्व को 
समझ लेता है तव वह निरंतर सत्य बोलने की कोशिश करता है। इन उपयुक्त 
उपायां से बच्चों को इस दोष से बचाया जा सकता है । 
५, बाल-अपराध के प्रभाव 
वाळ-अपराध का प्रभाव व्यक्ति, परिवार ओर समाज सभी के लिए 
घातक होता हे। यदि हम इस पर गम्भीरतया विचार करें तो मालूम होगा 
कि जिस परिवार सें वालक अपराधी हो जाता हे वह परिवार समाज की 
आँखों से गिर जाता है | परिवार के सभी लोग अपने को दूसरों से इजत 
ओर प्रतिष्ठा में हीन समझने छगते हैं। समाज उन्हें तिरस्कृत नेत्रां से देखता 
है । इसका परिणाम यह होता है कि उस परिवार की सामाजिक प्रतिष्टा 
( Social Prestige ) मिट्टी में मिल जाती है । 
बच्चे को अपराध के कारण कारागार या किसी सुधारक संस्था मे भेज 
दिया जाता है जहाँ उसे अन्य वच्चे उसी के स्वभाव के मिळते हैं। वह अपनी 
एक अलग दुनियाँ बना लेता है, इसलिये वह अपने व्यवहार में सुधार छाने की 
कभी भी कोशिश नही करता और फलतः जीवन भर वह भसामाजिक ही बना 
रहता है । यदि हुर्भाग्यवश वह कारागार मे भेजा जाता है तब तो उसे ओर 
भी नए-नए अपराधों को करने का ढंग सीखने का अवसर मिलता हे । इस- 
लिये वह जब बाहर निकळता है तब पहले से और भी उत्पाती बन जाता हे । 
ऐसी संस्थाओ में उसे भोजन वख आवइ्यकताबुसार मिल जाता है, इस- 
लिये कभी उसे इन चीजों के लिए चिन्ता भी नहीं होती और न उन्हे हे प्रा 
करने का ढंग ही सीखता है। जब वह उस जीवन से निर्सुक्त होता है प 
उसकी कठिनाई और भी बढ जाती हे और वह जीवन भर निकम्मा बना रहता ह ! 
उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड जाता है और कभी-कभी 
अवांछित व्याधियी का शिकार बन जाता है । तात्पर्य यह कि अपराधी र 
का पूर्ण जीवन असामाजिक हो जाता है जिससे समाज को बहुत बडी र द 
होती हे । इसीलिये प्रत्येक देश आज बाल-अपराध को रोकने और अपराधियों 
_ को सुधारने के प्रदन पर समान रूप से चिन्तित है। 


सोलहवाँ अध्याय 
बालकों का पालन-पोषण 


पिछले अध्यायो सें हम बच्चो के विकास के विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर 
प्रकाश डाळ चुके हैं। उनके कुछ उन पहलुओ पर भी प्रकाश डाला गया हे 
जिन्हे असंतुलित व्यक्तित्व (Maladjusted pers0na]iy) के नाम से 
पुकारा जाता है । अतएव यहाँ बच्चो के समुचित एवं सामान्य विकास के लिये 
उनके पालन-पोषण ( B7778778 घए ) का उल्लेख कर देना अप्रासंयिक 


चहीं होगा । 
१. शारीरिक स्वास्थ्य (Physical health) 


हम जानते हैं कि शरीर के स्वस्थ रहने पर हमारा मन भी स्वस्थ रहता 

है, अतपुव सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि हम बच्चों को कैसे स्वस्थ 
रख सकते हैं । सभी जीवों की अपेक्षा मनुष्य के बच्चे अधिक असहाय 
हुआ करते हैं। उन्हे बहुत अधिक दिनो तक माता-पिता या परिवार के 
अन्य सदस्यों की सहायता आवश्यक रहती है । अपने पाळन-पोपण के लिये 
उन्हें इन सदस्यो पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये उनका स्वास्थ्य 
आश्रय देने वाले व्यक्तियों और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता हे । 
स्वास्प्य्रननियमो पर विचार करने से ज्ञात होया कि शारीरिक स्वास्थ्य के 
लिये हवादार मकान, प्रकाश, वायु, जल, भोजन आदि आवश्यक हैं । किन्तु, 
खेद का विषय है कि भारतवर्ष को कौन कहे अपने को पूर्ण विकसित कहने 
वाले पाइचात्य देशो में भी अभी ये अंय बच्चो के सर्वथा अनुकूल नही हो 
सके हैं। भारतवर्ष के सासान्य ग्रामीण घरो और उनसे रहनेवाळे बच्चो का 
जीवन कितना डुःखमय और अव्यवस्थित है, यह पाठको से छिपा नहीं । 
आज भी भारतीय गाँवो सें ऐसे सकानो और घरो की कमी नही है जिनकी 
जमीन बराबर गीली रहती है और जहाँ सूर्य की किरणो का कभी दर्शन नही 
होता । कितने परिवार ऐसे हैं जिनके लिये केवल एक पक्का या कच्चा कमरा 
उपलब्ध है और उसी में भोजन बनाना, सामान रखना और आउन्द्ख आाद्‌- 
सियो का सोना भी होता है; न कमरे सें धूप की गुंजाइश रहती है और न 
वायु का प्रवेश । कमरे से बाहर देखने पर और भी घृणित दृश्य नजर आते 


be 


( ३२९ ) 


हैं । जिधर आँखें दौडती हैं उधर ही सळ-सूत्र, कूडा-कर्कट या! अन्य प्रकार 
को गन्दी चीजें दिखलाई पड़ती हैं । बदबू इस वरह वायुमण्डल (^7705ph- 
९7९) में व्याप्त रहती है कि नवायंतुकों (57३7६९75) का दम घुटने 
लगता है । पीने के पानी के अभाव को पूरा किया जाता हे ताछाव फे ऐसे 
पानौ से जिससे धोबी गन्दे कपड़े घोता है, गाँव वाले अपनी अन्य गन्दी 
चीजों को साफ करते हैं और लोग उसके तट पर सळ-मूत्र त्याग करते हैं । 
शरीर के कपड़ो की भी वही दुर्गति रहती है, उस पर मनों मैल जमा रहने 
के कारण सक्खियाँ सिनभिचाथा करती हैं । कितने लोग ऐसे मिलते हैं जिनके 
शरीर पर महीनों पानी नहीं पडता । हमारे देश से ऐसे लोयो की भी कसी 
नही जिन्हें शायद ही कभी पेट भर भोजन मिलता है और अगर सिलता 
है तो चह भी रूखा-सूखा । दही, दूध, घी, मक्खन तथा फल की तो कोई 
बात ही नहीं । ऐसी स्थिति से उनके बच्चों का कया पूछना, न सोने के लिये 
खाट और न पहनने के लिये कपड़े। धूप, स्वच्छ-वायु, क्रीडा-क्षेत्र (Play 
2707) सभी की सोचनीय अवस्था (PIightful Condition) है। 
छोटे बच्चों को नहलाना और उन्हे सफाई से रखना अशिक्षित मात्ता-पिता 
शायद पाप समझते हैं । इसीलिये नाक, ऑख, सुँ ह॒ आदि सभी स्थलों पर 
आान्दगी का साम्राज्य रहता है और सक्खी रानी सिन-भिनाती रहती हैं । बहुतो 
के शरीर पर कपडा रहता ही नही और जिनके शारीर पर कपडा रहता भी हे 
नतो बह बदबू से परिपूर्ण रहता है । भोजन के रूप में छोटे बच्चे को अपर्याक् 
मात्रा में माता का दूध मिल जाता है, लेकिन यदि वह साता का दूध पाना 
-छोड दिये रहता है तो उसके सामने भी भोजन की वही विकट समस्या रहती 
हे । उसका सन कोमळ होता है और शरीर कुछ करने में असमर्थ । दुबले- 
"पतले हड्डियों के ठाँचे से तब एक ही काम हो सकता दै- रोना, चिल्लाना। 
उसे भूख लगती है और वह करन्दन करता है । देहात में खेतों में काम करने 
बाली मजदूरिन साताओं के बच्चो को आप आसानी से किसी आरी पर पड़े 
चिल्लाते देख सक्ते हैं । अधिकांश माता-पिता उनका खेलना छुरा समझते हैं, 
इसलिये खेलने की सुविधा वे नही देते और जो ऐसा चाहते हैं उनके ल्यि 
उपयुक्त स्थान नही मिळता । बच्चों का शरीर व्याधिकोप बचा रहता ह 
ज्वर, मलेरिया, खुजली (]६८१९5), दाद, सुखण्डी (बुसूं) के चेचक, हज 
आदि में से कोई न कोई व्याधि अधिकांश चल्दा मे देखने म RR 
शायद ही कोई बच्चा ऐसी व्याधियो से सुक्त रहता हैं। बहुत चरा म दाका 
(0८८०7) या दवा छेना अशुभ समझा जाता है । इसीलिये बहुत से 


(अक्क ) 


बच्चे अव्पकाल में ही झत्यु छी गोद में चले जाते हैं। भारत में बच्चों की 
बहुत अधिक झत्यु होती है । इस दृष्टि से चीन के बाद विद्य में इसी का 
स्थान है। शहर या नगर में रहने वाले बच्चों की अवस्था इन ग्रामीण करूच 
से कुछ अच्छी होती हे, किन्तु उनकी संख्या दस प्रतिशत से अधिक नहीं है । 
शहर से भी ऐसे घरों की कमी नही जिनके बच्चो को कभी पेट भर खाना 
नहीं मिरुता ओर जिनके कपडा से डुर्गन्व निकला करती है । अर्थाभाव 
( Want of 00n९} ) के कारण बीमार बच्चा दवा के बिना काळ फे 
गाल से चछा जाता है और जो रहते हैं उनकी हद्धियाँ इतनी निक्रछा 
रहती है कि उन्हे कोई भी गिन सकता हैं । अस्िप्राय यह कि क्या ग्रामीण 
या क्या नागरिक प्रायः अधिकांश बच्चोकी शृहाचस्था रूरणावस्था में व्यतीत 
होती है । इसलिये उनका शारीरिक विकास ( Physical Develop 
ment ) सुचार्‌ रूप से नहीं होता । 
अब प्रश्‍न यह है कि बच्चो के शारीरिक स्वास्थ्य और विकास के लिये 
क्या करना चाहिये ? इसके लिए उन अवांछनीय अंगो को हटा देना चाहिये 
जो उनके स्वास्थ्य के लिये किसी तरह से घातक सिद्ध होते हैं । शृहावस्था का 
असर बच्ची के स्वास्थ्य पर अत्यधिक पडता है। इसलिये नगर या देहात जहाँ 
भी सकान कच्चा या पक्का बने, इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि वे 
खुले सेदान मे हो । खिडकी ओर दरवाजो का ऐसा प्रबन्ध हो कि घर में हवा 
और रोशनी की कमी न हो । प्रत्येक बच्चे के लिये सोने, बठने ओर आराम करने 
के लिये एक निश्चित कमरा हो। घर के चारो ओर छोटे छोटे फर-फूल के 
पौधे रुगे हो और कोई गन्दी चीज सकान फे कर्राब न रहे। खेलने के लिये 
सी बच्चो के लिये काफी प्रबन्ध रहना चाहिये वे शरीर पर जो कपड़े धारण 
करें उन्हें बराबर धूप में रखा जाये तथा उनके नहाने-धोने का भी सुन्दर 
मवन्ध हो । सरू-मूत्र त्यागने के बाद उनके शरीर ओर कपड़ो को स्वच्छ कर 
देना नितान्त आवश्यक है ताकि मक्खियाँ न बैठने पाचे। पीने के लिये जिस 


कुएँ का पानी कास सें लाया जाय वह ऐसा रहना चाहिये जिसमें गन्दा बर- 
साती पानी न जा सके और न तो पेड़ की ही पत्तियाँ गिरकर उसमें सडे । 
ताळाबो में, जिसमे ग्रामीण बच्चे अधिकतर नहाया करते हैं पश्ुओ को धोना 
या उसमे कूडा-करकर फेंकना अत्यन्त हानिकर हे । उसके चारो तरफ ऐसा 
य चाहिये कि उसमें बरसात के दिनों सें गन्दी चीजें बह कर न 
जा सकें। 


"ह तक भोजन की समस्या, भारतीय बच्चो की है, वह बहुत सोचनीय. 


( ३३१ ) 


हैं, क्योकि अधिकांश भारतीय परिवार ऐसे हैं जिनमें पेट भर अन्न की सुविधा 
नही है | थी, दूध और फल की तो कोई बात ही नहीं । इसलिये ऐसी परि- 
स्थिति में माता-पिता के लिये यह उचित है कि जो कुछ भी रूखा-सूखा भोजन 
हो उसी को उचित समग्र और उचित रूप में दें। बहुत-सी माताएँ अपने बच्चो 
को वासी खाचा देती हं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर होता है। इसलिये बच्चो 
को सदा ताजा साना देने का प्रवन्ध करना चाहिये । भोजन-सामग्री को ढक- 
कर रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा च करने से उसमें कई तरह की बुराइयाँ 
आ जाती हे । जिन घरो मे दूध, घी ओर फळ की सुविधा हो उन्हें अधिक से 
अधिक मात्रा से आयु के अनुसार बच्चो को नित्य-प्रति देना चाहिये। आज 
कल प्रायः दूध-घी सें व्यापारी पानी, चीनियावादास या अन्य प्रकार की चीजें 
मिलाकर वेचा करते हैं। अतएव ऐसे दूध-घी को न खिलाना ही अच्छा हे । 
शहरों में बच्चे बाजारू चीजों को खरीद कर खाने के गौकीन होते हैं जिनसे 
स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचती है। इसलिये संरक्षको को चाहिये कि वे 
अपने बच्चों को बाजार की सडी गली चीजें न खिलावे । 

इन सव के अतिरिक्त प्रत्येक माता-पिता को बच्चो को चेचक, प्लेग 
प्रश्टति घातक बीमारियों से बचाने के लिये उन्हे रीका दिला देना चाहिये और 
सन्य प्रकार की बीमारियों से वचने के लिए निपुण चिकित्सक का उपचार 
कराना घाहिये । दुर्भाग्यवश यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक 
दोष ( Phy5ic2] D€ै९८६) हो तो उसे दूर करने का प्रथास करना 
चाहिये और यदि बह दोप हूर होनेवाळा न हो तो उसे चिढ़ाकर दुःखी 
नहीं करना चाहिये | इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत छुरा असर पढता है। 
बहुत से ऐसे अनभिज्ञ माता-पिता हैं जो अपने बच्चो को ळैगडा, कनवों, सुँह- 
टेढ़वा आदि कहकर पुकारना झुरू कर देते हैं । इसका असर बच्चो के स्वास्थ्य 
पर बुरा पढ़ता है। अतएव संरक्षकों को ऐसे नाम से झुकारने से बचना 
चाहिये । माता-पिता वच्चो के सामने तरह-तरह की नशीली चीजो का सेवन 
करते हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे भी उनके सेवन करने का अभ्यासी हो जाते 
है | बच्चो को इन चीजों के प्रयोग से रोकने के लिये स्वयं संरक्षक को हो 
इनके इस्तेमाल से बचना चाहिये, क्योंकि वे उन्ही कार्यो को करते हैं जन 
कि उनके संरक्षक करते हैं । < 

संक्षेप मे, शारीरिक स्वास्थ्य कें लिये हवादार मकान, खेलने का येदान, 

बगीचा, रोग को 


स्वच्छ जळ और वस्त्र, शुष्टिकर भोजन, पत्रषुष्पों से युक्त 
रोकने और उससे बचाने के लिए दक्ष चिकित्सक आदि नितान्त आवश्यक हैं ! 


( ३३२ ) 


किन्तु, खेद का विपय है कि भारतवर्ष ऐसे देश मे माता-पिता अपने बच्चों 
को सभी प्रकार की सुविधा देने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अपनी गरीबी से इस 
तरह आक्रान्त हैं कि उन्हें अपना जीवन-यापन करना ही कठिन हो रहा है । 
अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है आर वह बच्चों के खेलने, चिकित्सा 
आदि का काफी प्रबन्ध कर रही है। फिर भी, देश का आर्थिक स्तर बिना ऊँचा 
डुए कुछ बहुत अधिक की आशा जळ्दीबाजी में नहीं की जा सकती । 


पाँच-छः वर्ष तक का समय वच्चे अपने घर पर व्यत्तीत करते हैं, किन्तु 
उसके बाद पाठशालीय जीवन का आरम्भ होता है। यों तो पाठशालाएं नगर 
ओर देहात दोनो मे हैं, लेकिन दोनो स्थानों की पाठ्शालाओं की हालत अच्छी 
नहीं है । नगर की पाठशाळाएँ देखने मे वाह्मरूप से कुछ सुन्दर भवड्य प्रतीत 
होती हैं, किन्तु उनका वातावरण कम दूषित नहीं है। इनके सकान गछी- 
कूचो में बने हुए हैं जिनके चारों ओर शहर की गन्दगी मच्छरयुक्त मोरियों 
द्वारा बहा करती है। कमरे इस प्रकार के बने रहते है जिनमे रोशनी और हवा 
का भ्रवेश होना कठिन रहता है। नगर के धूआओ से आकाश आच्छन्न रहता है। 
बच्चों के खेलने का कोई प्रबन्ध नहीं रहता । हो, शिक्षाविभाग के विधान 
(२८९ ५०६०7) को कायम रखने के लिये सप्ताह से एक या दो वार नाम 
मात्र का व्यायास विद्यार्थियों को करा दिया जाता है। शिक्षको की हालत भी 
काफी दयनीय हे। वे देश के भावी कर्णधारो के नियामक हैं, किन्तु पेट की ही 
चिन्ता में रहते हैं। उन्हें आ उर्यकताचुसार समय पर वेतन नहीं मिलता, 
इसलिये वे विद्यार्थियो पर ध्यान भी कम देते है। अधिकांश शिक्षकों को न 
शिक्षा-सिद्धान्त (Educational Principles) का ज्ञान रहता है और 
न स्वास्थ्य सिद्धान्त का ही । इसलिये चे न तो बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने मे 
समर्थ होते हैं और न बौद्धिक शिक्षा देने मे । सभी विद्यार्थियो को बिना 
उनकी योग्यता की जॉच किये इए ही पाठशाला के कार्यक्रम को करने के 
ल्यि विवश किया जाता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि यदि कोई 
विद्यार्थी उस माध्यम के कार्य को करने में असमर्थ होता है तो उसे शारीरिक 
दण्ड दिया जाता है और अन्य विद्यार्थियों के सामने उसका मजाक उड़ाकर 
उसे झजित किया जाता है। किसी तरह का शारीरिक दोष रहने पर शिक्षक 
महाशय अज्ञानवश स्वयं उसकी आस्मा को चोट पहुँचाते हैं और अन्य विद्या- 
थियो को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं । 


FR सभी पाठ्शालाओं मे तो नहों, किंतु कुछ पाठशालाओ में बच्चों की 


नसा का प्रबन्ध रहता है ओर उसके लिये बच्चों से कुछ माहवारी या 


( ३३३ ) 


सालाना शुल्क भी लिया जाता है| किंतु परिचर्या और चिकित्सा के लिये 
कोन कहे, वे चिकित्सक या दवाओ की सूरत तक नहीं देखते । 

_ जब हम ग्रामीण पाठ्यालाओं की अवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते 
हैं कि यद्यपि अधिकांश शिक्षण-संस्थाएँ गाँव से वाहर रहने के कारण खुली 
हवा में अवय है, किंतु खिड़कियों का उनसे भी अभाव है। मैदान रहते हुए 
भी खेलने-कूदने का कोई प्रवन्ध नही है। बच्चे किताबी कीड़ा बनने के लिये 
विवश किये जाते है । जिस कुएँ का पानी पीने के काम आता है 'उसमें पेडों 
की पत्तियों गिरकर सढ़ा करती है । स्कूल के चारो ओर गड्ढे गन्दे पानी और 
कूड़े-करकट से भरे रहते है । वच्चो के कपडे इतने गन्दे रहते हैं कि उनसे 
दुर्गन्ध निकला करती है। शिक्षकों को न उनके स्वास्थ्य का ध्यान रहता 
आर न उनके विकास का, अपितु छोटे-छोटे अपराधों के लिये दण्ड देने पर 
विशेष चोकसी रहती है। मिडल और हाई स्कूलो की अवस्था भी इसीसे 
मिलती जुळती है। तब भला वच्चो का स्वास्थ्य क्योकर सुधर सकता है ? 


ये सव कुव्यवस्थाएँ जब तक स्कूळ से दूर नही होगी तब तक स्वस्थ 
वच्चा की आदा नही की जा सकती । इसलिये वाळहितरत महापुरुषो तथा 
अन्य पदाधिकारियों का कत्तच्य हे कि जहाँ कहीं पाठशाळा हो या बनें, ऐसा 
प्रबन्ध करें कि प्रत्येक कमरे में सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु प्रवेश कर 
सर्के। स्कल की सीमा कूड़े कर्कटो से न भरी रहे, वटि चारों ओर तरह-तरह 
के फूर-पोधे लगे जिनकी रक्षा का भार निश्चित रूप से बच्चो पर रहे। उनके 
खेलने के लिए काफी सुविधा दी जाय जिसके लिए एक ऐसे शिक्षक की 
नियुक्ति हो जो समयानुसार उन्हे खेल-कूद के बहाने व्यायाम करा सके । 
पीने के पानी को स्वच्छ रखने के लिए कुएँ को खूब ऊँचा बनाया जाय और 
चह ऐसे स्थान पर हो जहाँ पेढ़ों की पत्तियों को उसमे गिरने की शुञ्ाइश 
न हो। बच्चों को नाइता फे लिए.. चना और कच्चे फलो का प्रबन्ध होना 
नितान्त आवश्यक है। इसके लिए पाठशाला के अधीन कुछ ऐसी जमीन 
होनी चाहिये जिसमे विद्यार्थियो की सहायता से फल, साग, भाजी आदि 
उत्पन्न किये जा सर्के। एक ऐसे चिकित्सक की नियुक्ति अपेक्षित है जो बच्चो 
की शारीरिक परीक्षा करता रहे और दाद, खुजली आदि रोगो से उन्हें निसुँक्त 
करता रहे । 
अध्यापको के चुनाव के समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत है । 
ऐसे ही अध्यापको को रखना चाहिये जो बच्चो को सफाई के महत्त्व को 
अपने आदर्श से व्यक्त कर सकें। जो शिक्षक बच्चों को किताबी कीड़ा च बना 


स 


= 


Se 
~न 


( २२४ ) 


कर उन्ह सुन्दर नागरिक बना सकता है वही वस्तुतः शिक्षक के काम के 
योग्य हे । हॉ, सभी बच्चों को उनकी योग्यतानुकूल शिक्षा देनी चाहिए ताकि 
वे स्कूर के काम को होवा न समन्ञें। इन्ही सब उपायों से इम बच्चों को 
स्वस्थ रख सकते हैं, किन्तु खेद का विषय हैं कि स्वतन्त्र भारत में भी अभी 
तक पाउझाळाओं की अवस्था पूर्णरूपेण सन्तोपजनक नही है। तथापि, ऐसी 
आया की जा सकती हे कि हमारी सरकार के उद्योग से पाठशालाओं की 
अवस्था में शीघ्र सुधार होगा और हमारे सभी बच्चे स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करते हुए दीर्घायु हो सकेंगे । 


२, मानसिक स्वास्थ्य ( Mental Health ) 


बच्चो के सामान्य विकास फे लिए शरीर और मन दोनो का स्वस्थ 
होता आवश्यक हे। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य सिद्धान्त का एकमात्र 
ध्येय शरीर को स्वस्थ बनाना हे उसी प्रकार इसका भी ध्येय एकमात्र सन 
को स्वस्थ रखना है । किन्तु, सन उसी समय स्वस्थ रह सकता है जब कि 
बच्चो' में किसी प्रकार का असंतुलन ( | 2]24]u5€n£ ) न पाया जाय 
वेर न उनमें घातक वीसारिंयो का राज्य हो। अतएव, सन की स्वस्थता 
के लिये सानसिक स्वास्थ्प-विज्ञान (\€n4] H५ए९7९) के नियमो को 
अमळ में राना निहायत जरूरी है । 
चर तथा पाठशाळीय वातावरण को ऐसा रखना चाहिये कि बच्चों में 
चिन्ता, भय, हीन-भाव आदि अंकुरित न हो । माता-पिता तथा शिक्षको को 
वातावरण इस प्रकार रखना चाहिये कि बच्चो को अपनी जीवन-ससस्या 
{Problem 0f Ife) सुलझाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 
उनकी योग्यता (099) के अनुसार उनकी विभिन्न उत्सुकताओं ((पा- 
057£4€8) को शान्त करना चाहिये, दमन के द्वारा चही, बल्कि समाधान के 
दारा । इस सम्बन्ध में कई स्थरो पर प्रकाश डारा जा चुका है, इसलिये 
पाठक इसकी विशेष जानकारी के लिये पिछले अध्यायो को देखें। 
बच्चो में खेलने और मनोरंजन (२९८७८४६४०॥) की पचन्ति अत्यधिक 
होती है और खेल के जरिये वे अपने आपको अभियोजित करने में सफल 
होते हे । इसलिये हम लोगो को चाहिये कि उन्हें खेलने और अन्य प्रकार के 
सासाजिक असियोजन (७ हिल अर हक Rare 
०९।2] 2१]॥5m९7६ ) से असफल रहते हें । 


( ३३५ ) 


बच्चा खेलने से अपनी अभिरुचि (7९7९5!) न रखे तो यह समझना 
चाहिये कि उसमे दिवास्वप्न (Day Drean0n९), हीन-भाव आदि के 
अंकुर माजूद हें। सेळनेवाळे बच्चो से इस प्रकार के दोप नहीं पाये जाते, 
इसलिये उनका सन स्वस्थ रहता है । 

वच्चो को किसी कार्य से नियुक्त करते समग्र यह ध्यान में रखना आव- 
चयक हैं कि चह कास उनकी योग्यता के अनुकूल हे था नहीं । किसी काम या 
विपय को खेळ के माध्यम से करवाना या सिखळाना विशेष हितकर है। 
इसीलिये जो शिक्षक विद्याया को खेल के द्वारा पढ़ाने मे निषुण होते हैं 
उनको वच्चे बहुत चाहते हैं, किन्तु जो ऐसा नही करते उनके क्लास से जाने 
से भी चे हिचकते हैं । 

बर, स्कूल, समाज आदि स अभियोजित करने के लिये यह आवश्यक है 
कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में अभियोजन करना सीखे। यह सीखना तभी 
दो सकता है जब उनमे तरह-तरह की समाजोपयोंगी आदतों ( [2D!t ) 
को डाला जाय और तरह-तरह के कोशल की शिक्षा दी जाय। इसलिये मान- 
सिक स्वास्थ्य के लिये उनमें तरह-तरह के कौशलो ओर आदतों को सोखने 
के लिये उत्साह भरना चाहिये ताकि वे उन्हें अपना सकें और वे अपने को 
विभिन्न परिस्थितियों में अभियोजित करने मे समर्थ हो । 

जिन बच्चो से आत्म-नियन्त्रण (Self-Control) ओर आत्म विश्वास 
(Self-Confidence) का अभाव रहता है वे जीवन मे कभी सफल मनो- 
रथ नहीं होते । इन्ही के अभाव मे वच्चे हीन-साव, अरक्षित-भाव ( #९श78 
Of 775९८प्राव7ए) तथा अन्य घातक मानसिक दोपो से पीड़ित रहते हे । 
इसलिये प्रत्येक संरक्षक को वर्चो मे आत्म-नियन्त्रण और आत्म-विश्वास 
(Self-C0n९॥८९) के शुगो को अंकुरित करना चाहिये । 


कितने माता-पिता तथा सरक्षक ऐसे होते है जो बच्चों के अत्येक काम 


में दखळ दिया करते हैं, इसलिये थे उन्हें कोई भी काम स्वतन्त्र रूप से नहीं 
सिद्धान्त के प्रतिकूल है। 


करने देते । उनका ऐसा करना मानसिक स्वास्थ्य- 
बच्चे स्वभावतः स्वतन्त्रता-प्रेमी होते हैं। किन्छु, स्वतन्त्रता का मतलब वह नही 
कि वे जिस दिशा में बहे उन्हें बहने दिया जाय । इससे यही मतलब लगाना 
विशेष उचित है कि अनावश्यक उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध ( Restri 
८०7) लगाना या उनकी स्वाभाविक क्रियाओं मे अडचन डालना सञ्जुचित 
नहीं । ऐसा करने से उनके मानस-जीवन ( Mental [76 ) पर बहुत 
जुरा असर पड़ता हे ओर फलस्वरूप उनमें कई मानसिक दोपो का आविर्भाव 


( ३३६ ) 


हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अज्ञानवश माता-पिता बहुत से वच्चा को कभी 
भी किसी तरह का उत्तरदायित्व (२९507 5:0:]!9) नहीं देते जिसका 
परिणाम यह होता है कि वे जीवन भर बच्चे ही बने रह जाते हैं । उन्हे 
इसका समुचित ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्या करना घाहिये ओर क्या नहीं 
करना चाहिये । इसलिये उनमें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड 
जाती है और आत्म-विश्वास की कमी रह जाती है । यह मानसिक 
स्वास्थ्य-सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अनुचित हे । इसलिये प्रत्येक माता-पिता 
और शिक्षक को चाहिये कि वे बच्चो को अपना काम स्वयं करने देँ ओर 
आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करें। उत्तरदायित्व रहने पर ही वच्चे. 
कुछ कर और सीख सकते हैं । 
मानसिक स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि वच्चो के प्रत्येक व्यवहार 
पर ध्यान रक्खा जाय और जब कभी उसमें किसी प्रकार की उलझन दीख: 
पड़े तो उसके कारण को जानकर शाघ्र ही उसे दूर कर दिया जाय । घर और 
पाठशाळा का वातावरण पूर्णतः बच्चों के अचुकूल होना चाहिये । इसके 
अळावे, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों ओर मानसिक व्याधि विशेषज्ञों से वच्चा 
के व्यवहारो की जाँच-पड़ताल करानी चाहिये ओर समय-समय पर उनकी. 
राय ठेते रहनी चाहिये। अभी भारतवर्ष मे तो कम, लेकिन अन्य पाश्चात्य 
देशो में ऐसी अनेकों बालहित संस्थाएं हैं जिनका एकमात्र कार्यं वाळब्यव- 
हार की उलझतनो का अध्ययन करके उन्हें दूर करना हे। आशा हे निकट 
भविष्य में भारत सरकार के प्रयास से ऐसी संस्थाओं का यहाँ भी बाहुट्य 
होया जो बच्चो की व्यवहार सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर सकेगी और 
बच्चे पूर्ण स्वस्थ बन सकेंगे । 
बालको के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुन्दर बनाने के लिये 
उपयुक्त सुझाव जाम हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त भी माता-पिता तथा 
Rr अपने अनुभवो के आधार पर नये नये सुझावों का प्रयोग कर सकते 
है ओर अपने बच्चो के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास मे सहा- 
यक होकर उन्हें ससुचित रूपेण विकसित होने में सहयोग प्रदान कर सकते 


se __ ~ 
हँ । बच्चो के सामान्य विकास के लिए शारीरिक और मानसिक दोनो ही 
स्वास्थ्य आपेक्षित हैं । 


